


भारत की एकता का निर्माण 


( २७ भाषण ) 


सरदार वल्लभभाई पंटेल 


पब्लिकेशन्स डिवीजुन 
ओल्ड सेक्रेटरियट 
दिल्ली 








लीडर प्रेस, इलाहाबाद में मुद्रित 








"वक्तव्य 

१५ अगस्त १९४७ को जब भारत स्वाघीन हुआ, तब भारत में ९ प्रान्तों 
के अतिरिक्त ५८४ रियासतें थीं । इन ५८४ रियासतों में केवल हैदराबाद, 
काइमीरं और मैसूर यही ३ रियासतें ऐसी थी, जो आकार और आावादी के 
लिहाज से पृथक्‌ राज्यो का रूप धारण कर सकती थीं। अधिकांश रियासत 
बहुत छोटी थी और २०२ रियासतें तो ऐसी थी, जिनका क्षेत्रफल १० 
वर्शभील से अधिक नही था। उस पर भी ये सब की सव रियासतें शासव की 
यपूथक्‌ इकाइयाँ बनी हुईं थी । ' 

रियासतो का' यह महकमा भारत के प्रथम उपप्रधान भनन्‍त्री श्री सरदार 
वल्लभभाई पटेल को सौंपा गया और दो वर्षों के भीतर ही उन्होने सम्पूर्ण 
भारत को एक बना दिया | उक्त ५८४ रियासतो का ५,८८,००० वर्ग मीरू 
क्षेत्रफल और १० करोड़ के छूगभग आबादी इस अल्पकाल ही में भारत के 
मान्तरिक भाग बन गए । उसी तरह, जिस तरह भारत के अन्य राज्य हैं ( 
हैदरावाद,/ मैसूर और काइमीर को पृथक पुथक्‌ और अन्य कितनी ही रियासतों 
के संघ बताकर उन्हे वी श्रेणी के राज्य वना दिया गया। सैकडो छोठी- 
छोटी रियासते मासपास के बड़े राज्यों में मिझछा दो गई । परिणाम यह हुआ 
कि भारत भर में पूर्ण प्रजातन्त्र स्थापित हो गया और सन्‌ ११५२ का निर्वा- 
चन समूचे देश में वालिग मताधिकार के आधार पर समान रूप में हुआ। 
.. इस नवीन भारत की एकता के निर्माण में सरदार पठेल के इन २७ 
भाषणों का अत्यत्त महत्वपूर्ण स्थान है। स्वाघीनता के पहले २४ वर्षों को 
भारतीय समस्याओं पर इन भाषणों में जो प्रकाश डाला गया है, उसका 
महत्व - ऐतिहासिक है। ये भाषण देश के लिये चिरकारू तक प्रकाश- 
स्तम्म का काम देते रहेगे। इसी दृष्टिकोण से इन्हें भारतीय जनता की भेंट 
किया जा रहा है । 

२ मक्‍तूवर १९५४ 


4 


२. 


डरे 


है 
५ 


६ 


७. 


८ 


+ 


६०. 


११. 


श्र 


श्३े 
श्४ 


१५ 


१६. 


चित्र-सूची 
नवीन भारत के लौह-पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ४४० . “है 
सरदार पटेल अपनी पुत्री कुमारी मणिबेन पटेल के साथ. «.« १६ 
भारतीय सविधान सभा मे ( बाये से दायें ) प० जवाहरलाल नेहरू, 
प॒० गोविन्द वल्‍्लभ पन्‍्त, सरदार पटेल और डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद ४८ 
सरदार पटेल जनता के नमस्कार का उत्तर देते हुए *०० एड 
सरदार पटेल २२ जनवरी १९४८ को अहमदाबाद की एक विराट 
सभा में भाषण देते हुए "०५. ८० 
भारतीय काग्रेस कमेटी के अधिवेशन में सरदार पटेल राष्ट्रपिता 


महात्मा गाघी के साथ विचार-विमर्श करते हुए ००० १०४ 
पेप्सू के उद्घाटन समारोह में सरदार पटेल महाराजा पटियाला से 
राज-प्रमुख के पद की शपथ ग्रहण करवाते हुए «०० १०८ 


सरदार पटेल श्री गैडग्रिल के निवास-स्थान पर गुजरात और महा 
राष्ट्र समाज के अभिनन्दन का उत्तर देते हुए २०० १४० 
१५ फरवरी १९४८ को सरदार पटेल सौराष्ट्र के उद्घाटन-समारोह 
में जाम साहब नवानगर से राजप्रमुख के पद की शपथ लेते हुए. १७६ 
सरदार पटेल बम्बई में दक्‍कन की रियासतों के महाराजाओं से 
बातचीत करते हुए »« १९२ 
सरदार पदेल हैदराबाद के राजप्रमुख निजाम साहिब के साथ ... २१६ 
२९ माचं १९४९ को सरदार पटेल राजस्थान का उद्घाटन करते 
हुए । सरदार पटेल के साथ राजप्रमुख महाराजा जयपुर हे और सब से 
दाहिनी ओर उपराज-प्रमुख महाराजा कोटा »»« २५६ 
सरदार पटेल अपने दिल्ली के निवास-स्थान के उद्यान में »«»« २७२ 
सरदार पटेल एक प्रेस-कान्फ्रेंस मे »«« २८८ 
२६ जनवरी १९५० के ऐतिहासिक दिन राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद 
सरदार पटेल से भारत के गृह-मत्री पद की शपथ ग्रहण करवाते हुए ३०४ 
सरदार पटेल कुछ विदेशी पत्रकारों के साथ । साथ में डाक्टर राजेन्द्र 
प्रसाद, मौलाना आजाद, पडित पन्त और आचार्य कृपलानी भी हे. ३३६ 


नर ७ 5७ न 5 
व एू8४ दु0 ७ 9 


7 ७ #& दी दी #& का दो 47 


भाषणों की सूची 
स्थान 
कलकत्ता 
लखनऊ 
बम्बई, चौपाटी 
शिवाजी पाक, वम्बई 
गान्धीजी की हत्या के एकदम वाद 
गान्धीजी की शोक-समभा में 
अपहता नारियो के लिए अपीरू 
पप्पू का उदघाटन, पटियाला 
इम्पीरियल होटल, नई दिल्ली 
गजरात और महाराष्ट्र समाज के अभिनन्दनोत्सव में 
चौपाटी, वम्बई 
नागपुर विद्यापीठ में भाषण 
स्टेद्स एडवाइज़्री कॉंसिल का उद्घाटन, नागपुर 
भारत में वने दूसरे जहाज का जछ-प्रवेश 


१०४ 
१०८ 
श्र 
१४० 
१५५ 
१७५ 
१८५ 
१९४ 


स्थान पृष्ठ 
इलाहाबाद युनिवर्सिटी का कन्वोकेशन भाषण ««* ९६९: 
कामग्रेस विषय-समिति, जयपुर ल्‍ - २१३ 
फतह मैदान, हैदराबाद के ». २१६ 
उस्मानिया यनिवसिटी में ४०४ -.. २३१ 
मंसूर| म्युनिसिपैलिटी के अभिनन्‍्दनोत्सव में .... २३५ 
पजाब युनिवर्सिटी की ओर से डाक्टरेट मिलने पर ». २४६ 
सयुक्त राजस्थान का उद्घाटव करते हुए *%. रेप 
राष्ट्रीय मजदूर-सघ का दूसरा अधिवेशन .. २६६ 
अभिनन्दन समारोह में ४५४ / -. २७९ 
चौपाटी, वम्बई + * २८९ 
मुझे बयाल का दर्द है न रे०ए 


दिल्ली प्रदर्शनी का उद्घाटन -. ३२५ 
हैदराबाद का स्वागत समारोह है ..»> वेश 





( १ ) 
कलकत्ता 


३ जनवरी १९४८ 
बहनो और भाइयो, 

बहुत दिनो से आप लोगों से मिलने की ख्वाहिश थी। आपका प्रेम 
और मुहब्बत देख मेरा दिल भर आया है। चन्द दिन हुए, हमारे नेता हमारे 
प्राइम मिनिस्टर साहब भी इधर जाए थे । उस दिन भी बहुत लोग जमा 
हो गए भौर वह अपने दिल की जो बातें आपको सुनाना चाहते थे, उस का 
मौका रह गया। आप लोग कलकत्ता में सव चीजें बहुत बडे पैमाने पर करना 
चाहते है । आज भी आप लोग इतनी बडी तादाद में यहाँ आए है। इतनी 
चडी भीड को सुनाना भी मुश्किल हो जाता है । यदि पास और दूर के सब 
लोग शान्त हो जाएँ, तो चन्द बातें में आपकी सुनांना चाहता हूँ । क्योकि 
अब हमें ऐसा मौका वहुत कम मिलता हैं कि हम लोग आपके पास आकर 

आपको अपने दिल की बात कह सके । 
कहने की वातें तो बहुत है, क्योकि बगाल के ऊपर, हिन्दुस्तान के ऊपर 
बहुत सी मुसीवतें गुजरी हैं । एक वात हम और आप सव॒ चाहते थे कि 
हिन्दुस्तान आजाद हो जाए। तो हमारा देश तो आजाद हो गया । यहाँ जो पर- 
देसी हुकूमत थी, वह इधर से हट गई। वह तो बहुत अच्छा हुआ। हमारा 


(० भारत की एकता का निर्माण 


और आपका जिन्दगी भर का यह काम था कि हमारा मुल्क आजाद हो । 
हिन्दुस्तान आज आजाद हो गया । एशिया भी अब आजाद होने बाला है । 
चन्द दिनो में, बल्कि कल ही बर्मा भी आजाद हो जाएगा। लेकिन परदेसियो के 
हट जाने से जो आजादी हमें मिली है, क्या सचमुच वह वही आजादी है, जो 
आजादी हम चाहते थे, उसका हिसाब हमें छगाना चाहिए । क्योकि खाली 
परदेसियों को हटा कर उनकी जगह पर हम लोग बैठ जाएँ, तो उससे हमारा 
काम नही चलेगा। तो अब हमें क्या करना चाहिए ? अपनी स्वाधीनता को 
पूर्ण और अपने मन के मुताबिक बनाने के लिए हमें तैयारी करनी चाहिए । 
वह तैयारी क्‍या हो, यही में आपके सामने रखना चाहता हूँ । 

सब से पहले में आपसे यह कहता चाहता हूँ कि हमने हिन्दोस्तान को 
परदेसी हुकूमत से तो आजाद कर लिया, लेकिन उसके बाद हिन्दुस्तान में जो 
हालत हुई, उससे हम लोगो को काफी दर्द हुआ । हिन्दुस्तान के दो हिस्से 
किए गए । दो हिस्से करने के जो कारण थे, उनके बारे में में कुछ भी 
कहना नहीं चाहता । बगाल के भी हमे दो टुकड़े करने पडे । दो टुकडे क्‍यों 
हुए, उस चीज़ में जाने से आज कोई फायदा नहीं । लेकिन उससे हमको 
काफी नुकसान हुआ । इतना नुकसान होते हुए भी, यदि हम उस नुकसान में 
से, उस खराबी में से कुछ पाठ सीख ले, तो हमारा वह नुकसान कम हो 
जाएगा आखिर वगाल के दो टुकडे करने से ही तो कोई ऐसा बिगाड़ भही 
हो सकता हैँ कि हम एक दूसरे से इस तरह से अलग हो जाएँ, जैसे दो दुश्मन 
दो । क्योकि आखिर वगाल की भाषा एक है, एक के दो वगाल बन जाने पर 
भी बगाल का अपना एक कल्चर है, एक साहित्य है, एक रग-ढग हैं। आज तक 
आप साथ-साथ रहे, भव आप आपस में क्‍यों लडें ? 

लेकिन दूसरी ओर यह भी मे आपसे नही छिपाना चाहता हूँ कि मेरे दिल 
में काफी अन्देशा है कि अब क्‍या होगा ? हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच 
में आज जो हालत है, अगर वही हाऊत चलती रही, तो दोनो की बडी मुसीबत 
होगी । उस मुसोवत्त को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए १ हम 
कोई ऐसी चीज न करें, जिससे हमारे ऊपर कोई दोब आए। आप यह भी जानते 
हैँ कि पाकिस्तान को छोड कर भी हमारा जो मुल्क बाकी बच रहा है, बह 
बहुत चडा मुल्क हैं। वत्तीस करोड की आज भी हमारी आवादी हैं। अब इस 
वत्तीस फरोड की जावादी वाले इतने बे मुल्क को उठाने के लिए अगर 


कलकत्ता " ?र 


हम फाम करें, तो वह बहुत वडा काम होगा । इस चीज में हम अपनी 
सारी शक्ति लगाएँ, उसके लिए हमें मौका मिलना चाहिए । 

पन्द्रह अगस्त के बाद दोनो देशो मे जो काम हुआ है, वह इस प्रकार का काम 
हुआ हूँ कि उससे दुनिया के सामने हमें सिर भुकाना पडा, हमको शमिन्दा होना 
पडा । लेकिन उसके बावजूद भी पिछले पाँच-छः महीनो में हमने काफी काम 
किया हूँ । चन्द महीनो में सारे मुल्क के दो हिस्से करना, दो बडे-बडे प्रान्तो के 
दो हिस्से करना और इस प्रक्रिया में सारी हुकूमत के और सारी सामग्री 
के दो टूकडे करना, देश के सम्पूर्ण के, लेन-देन और जायदाद के दो हिस्से 
करना, यह कोई आसान काम नही था। हमने थोडे दिनो मे यह काम प्रा किया 
और इसके लिए हम किसी अदालत में नहीं गए । हमने आपस में बैठ कर 
ते कर लिया। इतनी लडाई होते हुए भी हमने यह काम किया । साथ ही 
साथ कोई सा5-सत्तर छाख आदमी इस तरफ से उस तरफ को चले गए, और 
लगभग उतने ही आदमी उस तरफ से इस तरफ को चले आए। तो यह बहुत 
बड़ा काम था | दुनिया में कोई भी हुकूमत अगर उस काम के बोझ से 
दब जाती, ती उसमें कोई ताज्जुब की वात नही थी । 

यह काम तो हमने किया, मगर अभी जो बहुत जरूरी काम करना 
वाकी हैं, वह है हिन्दुस्तान की हवा साफ करना। क्योकि अब आजाद हो जाने 
के वाद भी हम अगर इसी काम में फेंसे रहे, इसी तरह आपस में भगडा करते रहे, 
तो कोई काम नही होगा । आप यह जानते हूँ कि हिन्दुस्तान में - आज क्‍या 
हालत है। देश को अगर आप देख ले, तब आपको मालूम पडेगा कि हमे जो 
काम करना चाहिये, वह हम नही करते और उससे हमे नुकसान होता है। उस 
नुकसान को हमें रोकना है । 

तो वह क्या काम हैं ? आप जानते हे कि हसमारें मुल्क में खुराक की कमी 
हैं और खुराक परदेस से छानी पडती है। और इसमें हमें बहुत पैसा खर्च करना 
पडता है। वाहर से आनेवाली खुराक के लिए हमें बहुत दाम देना पडता है 
और उस खुराक को अपने मुल्क तक लाने के लिए भी हमें वहुत ज्यादा दाम 
देने पडते है । हमारे मुल्क में खुराक की जो कीमत है, उससे बहुत ज्यादा 
दाम हमें देना पडता है । यह काम हमारे लिए खतरनाक हैँ । 

टूसरा काम यह हूँ कि यदि हमें अपनी आजादी हज्म करनी हो, वो बडे 
पैमाने पर हमारे पास अच्छा फौजी सामान होना चाहिए। आर्मी (फौज), 


श्र भारत की एकता का निर्माण 


नेवी (जल सेना) और हवाई शक्ति ( एअर फोर्स ) इन तींनो का काफी 
मजबूत इन्तजाम हमारे पास होना चाहिए । यह न हो, तों माजाद हिन्दुस्तान 
आज की हालत में खडा नहीं रहसकता। इसलिए हमारे पास इन तीनो चीजो 
का पूरा सामान होना चाहिए। 
तीसरा काम यह है कि आज के युग में यदि हमें अनुकूल फोज रखनी हो, 
तो उसके लिए देश में काफी इण्डस्ट्री ( उद्योग ) होनी चाहिए। उसके लिए 
जितनी इण्डस्ट्री चाहिए, वह इण्डस्ट्री यदि हमारे पास न हो, तो हम न तो 
कोई फोज रख सकते हैं और अगर हम फौज रख भी छें, तो वह कोई काम न दे 
सकेगी । तो हमें अपने मुल्क में बडे-बडे कारखाने बनाने होगे। उसके लिए 
आज क्या हमारे पास कोई सामान है ? ने हो, तो हमें सोच लेना पडेगा कि 
हमें क्या करना हैं ? हमें यह कबृछ करना पडेगा कि हम छोग बहुत पीछे है । 
हमारा मुल्क आज इण्डस्ट्री में बहुत पीछे हे । पिछले प/च-छ साल जो 
विश्व-युद्ध चला था, उससे हमारी आर्थिक स्थिति में काफी अन्तर आ गया। 
हमारा मुल्क एक प्रकार से देनदार मुल्क था, हेकिन अब वह लेनदार मुल्क 
बन गया हूँ । इग्लेड के पास से हमारा काफी लेना निकलता हैँ। हमारा फ्रेंडिट 
( साख ) तो आज बहुत है, लेकिन उससे कोई काम की चीज हमारे पास नही 
जाती हैँ । लेनदार की हालत होते हुए भी हम देनदार से बुरी हालत में पडे 
हैं । आज कोई चीज हमारे पास नहीं है । तो हमें अपनी इण्डस्ट्री बनानी है, 
उद्योग ( व्यवसाय ) बनाना है। देश का उद्योग बनाने में हमें आपका साथ 
चाहिए । एक तो लेबर ( श्रम ) का साथ चाहिए। आज हमारी छेवर की 
हालत बहुत बरी है । मजदूर लोग आज एक ही बात समभमते हे और वह यह 
कि किसी न किसी तरह से उन्हे हडताल करनी है। उन्हे बहकाने वाले लोग 
सममते हू कि इससे उनकी छोडरशिप बनी रहती है । 
यह बहुत बुरी वात है । हमारे लिए यह सोचने की बात है कि यदि इस 
तरह से हम काम करते रहेंगे, तो हमारी इण्डस्ट्री तो बढेगी नही) तब हमारी 
लेवर क्‍या करेगी ? उसको क्या मिलेगा ? तो वह चीज हमें पहले सोच 
लेनी चाहिए । इसका मतलूव यह नही है कि मजदूरों को जो तनख्वाह 
मिलनी चाहिए, जो मजदूरी मिलनी चाहिए, वह उन्हे नही मिले | ऐसा 
नहीं। लेकिन उसको क्या मिलना चाहिए, उसके लिए हमें कगडा नहीं करना 
चाहिए, उसके लिए हमें काम नहीं रोकना चाहिए । उसके लिए हमें फराख- 


कलकत्ता रैरे 


दिली से काम लेना चाहिए । उसके लिए मजदूर वर्ग, मिल-मालिक और 
गवनंमेंठ तीनों को मिल्ल कर यह फैसला करना चाहिए कि भाई, पंच के पास 
से इन्साफ कराओ और इन्साफ से काम छो। लेकिन इस झगड़े से मुल्क का 
काम मत विगाडो । आज तो हमारे मुल्क का काम विगड़ रहा है । 

तो आज लेबर को यह चीज समभानी है कि तुम्हे जितना मिलना चाहिए, 
वह आपको विना स्ट्राइक (हड़ताल) किए मिल जाता चाहिए । उसका इन्तजाम 
गवर्न॑मेंट कर सकती हूँ । यदि यह चीज हो जाए, तमी देश का भला हैं । 
भगर ऐसा न हुआ, तो लेवर में जितने काम करनेवाले लोग हे, इनसे में 
बडी अदकब से प्रार्थना करता हैं कि उस सूरत में हिन्दुस्तान तो पीछे रह जाएगा, 
वह आगे नही बढ़ सकेगा। दुनिया के उन्नत मुल्को में जिस तरह छेवर का 
काम चलता है, उस तरह का हमारा सयठन नही हैं, उस तरह की हमारी 
लेवर भी नहीं है और न उस तरह की हमारी तालीम ही है । हमारी गवनंमेंट 
भी उस तरह की नही है। 

आप जानते है कि हमारी वगाल सरकार ने एक पब्लिक सेपटी बिल 
बनाया है। आज वगाल में जो प्रधान मण्डल है, वह हमारा भपना है। हमें उससे 
काम लेना है । अब बंगाल के भ्रधात मण्डल ने इस विचार से कानून बनाया 
कि पश्चिम वगारू का भला हो और यहाँ कोई भंगड़ा-फिसाद न हो, कोई 
तूफान न उठ खड़ा हो। जब यह बिल असेम्बली में पेश हुआ तो कुछ छोगो ने 
मेम्ब॒रो को अस्ेम्बली में जाने से रोकना शुरू किया। इस से हमारा काम नही 
चल सकता। भाज यदि हमारा प्रधान मण्डल अच्छा काम न करे, तो हम उसको 
हटा सकते है । तो जिन लोगो ने यह बिल पेश किया था, उनको अगर आप हटाना 
चाहे तो उनके ऊपर जो देख-भाल करनेवाले लोग है, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी 
है, मध्यस्थ सरकार हैं, उनके पास जाना चाहिए था । या आखिर में सच्चा 
रास्ता यह है कि आप उन छोगो के पास जाते, जो उनको वोट देनेवाले है । 
वह बंगारू को, कलकत्ता की प्रजा है, और उनके पास आपको जाना 
चाहिए था। लेकिन भेम्बरों को असेम्बली मे जाने से रोकना तो किसी भी 
तरह ठीक तही । इस तरह करने से तो हमारा कोई काम नहीं चलछेगा। इस 
तरह कोई लोक-घासन नही रह सकेगा, कोई डेमोक्रेसी प्रजातन्‍्त्र, नही रहेगी । 
इस तरह तो गुंडो का राज्य हो जाएगा । 

आज में जब एक बजे इघर आया, तो मेने अखबार में इधर कौ एक 


रिश भारत की एकता का निर्माण 


खबर देखी, जिस से मुझे बडा दर्द हुआ ! मेने अखबार में देखा कि इधर एक 
छोटी-सी रियासत बिहार और उडीसा में पडी हैँ, उस रियासत, में गोली 
चली और उसमें बत्तीस या तेंतीस आदमी मर गए, कुछ घायल भी हुए। यह 
बहुत बुरा हुआ । यह सब किस लिए हुआ ? यह छोटी-सी रियासत विहार में 
हो या उडीसा में, यह उसके लिए कगडा था । जब वे हमारे पास आए थे तो हमने 
कहा था कि भई, उसका फैसला हम एक कमीशन बैठा कर करेंगे। जो कमीशन 
कहेगा, उसकी जाँच कर फैसला करेंगे । आज जो कुछ फैसला हमने किया हैं, 
वह तो आरजी फैसला है।इस आरजी फैसले के लिए किसी को भंगडा 
नही करना चाहिए था। मगर झगड़ा हुआ और गोली चली । अब हमको 
स्वराज्य तो मिला । लेकिन दोवो प्रान्तो में, जहा हमारी हुकूमत हैं, 
प्रजा अपना काम इस तरह करे और अमलछदार वर्ग को गोली चलानी पडें, 
तो यह बहुत बुरी बात है । अब इधर कलकत्ते में असेम्बली के दरवाजे पर गोली 
चलानी पडे, तो फिर इस तरह राज करने से क्‍या फायदा ? प्तब तो राज 
करने के लिए ओर लोगो को तैयार होना चाहिए । जिसको राज चाहिए, उसे 
अगर हमारी जनता राज दे दे, तो उसको इन्तजार करने की कोई जरूरत नहीं । 

लेकिन एक बात आप समझे । में इस बात का आपको विश्वास दिलानां 
चाहता हूं कि हम लोगो ने कभी हुकूमत नहीं की है और कलकत्ता में भी जो 
हमारा प्रधान मण्डल बैठा है, उन लोगो ने भी कभी कोई हुकूमत नहीं 'चलाई। 
उनके पास सरकार चलाने का अनुभव तो नही है। छेकिन एक बात उनके 
पास हूँ और वह यह कि वे जनता के प्रतिनिधि है । बहुत दिनो के बाद 
जनता के प्रतिनिधियों का प्रधान मण्डल बना है । उनके खिलाफ कोई श्षिका- 
यत नहीं कर सकता कि वे छोग कोई रिएवत लेकर काम करेंगे, या किसी 
काम में खामस्वाह बिग्राड करेंगे। तो जिसका जितना दिमाग चलेगा, उतना 
ही काम वह करेगा । लेकिन हमारा प्रधान मण्डल किसी बुरी नीयत से कोई 
काम नही करेग्रा । उसमें मेला काम करनेवाछा कोई नही है । तो अनुभव 
ही काम सिखाएगा। यदि आपके पास ज्यादा अनुभव हैँ मौर आप ज्यादा 
काबिछ है, तो आप काम उठा लीजिए । आप जनता की राय से उनको हटा 
सकते है । लेकिन इस प्रकार रुकावट डाल कर आप ऐसा काम करें कि गोली 
घढाने फी जरूरत पडे, तो यह बहुत बुरा होगा । इस तरह तो न हमारी हुकू- 
मत चलेगी और न आपकी चलेगी। हम लोगों ने ६० साल तक कोशिश करके 


कलकत्ता हे 4५ 


जो कछ प्राप्त किया है, इस तरह वह सब गिर जाएगा। उससे किसी को 
कोई फायदा नहीं होगा । ५ 

तो म॑ आपसे यह कहना चाहत्ता हैँ कि हमारे 'पास तो करने को चहुत 
काम पड। है । अभी हमारा और पाकिस्तान का रिइ्ता कसा हैं, वह भी आप 
जानते है। काइमीर में आज हमारी कसी हालत है, वह भी आप जानते हैं। 
ओर जगह के हारुत भी आप जानते हैं। यह तो ईश्वर की मेहरवानी है. कि 
आप लोगो ने कुछ सभाल लिया। नहीं तो यदि पर्वी और पश्चिमी बंगाल में 
शक साथ झगड़ा हुआ होता, तो यह फिर से छाखो आदमियो का मामला हो 
जाता | तो आपको समझना चाहिए कि हम बहुत नाजुक समय में से गुजर रहे 
हैं। हिन्दुस्तान की हालत अभी बहुत नाजुक है। उस समग्र पर आपको कोई 
गड़वड नही करनी चाहिए। हा, आपको-अगर कोई शिकायत है, तो उसके लिए 
घीरज से काम लछीज़िए। जल्दवाजी में वना-वताया काम न विगाड दीजिए। 
देश का ध्यान रख कर आप वरदाइत से काम लीजिए। दी सौ साल तक 
परदेशियो की गुलामी की। अब अपने लोग आए, तो दो-चार महीनों 
में इन लोगो ने इतना क्या विगराड़ दिया ?. इस तरह से क्यो काम करते हो ? 
इस तरह तो हमारा काम नही चलेगा । 

मेंने आपसे जो कुछ कहा, उसके बारे में म॑ आपको मिसाल देना 
चाहता हूँ | चन्द रोज हुए, मध्यस्थ सरकार के हमारे इण्डस्ट्री ( उद्योग ) के 
मिनिस्टर ने एक कान्फरेंस बुलाई थी। उसमें देश भर से लेबर (श्रम ) के 
मिनिस्टरो और प्रतिनिधियों को बुलाया था, साथ ही उद्योगपतियो को भी बुलाया 
था। इस कान्फरेंस मे इस बात पर विचार किया गया कि उद्योगपतियों को 
क्या करना चाहिए तथा लेबर को क्या करना चाहिए । बहुत सोच-विचार के 
वाद सव ने मिलकर फँसला किया कि हमें तीन सार तक के लिए एक ट्रस 
( सन्धि ) करना चाहिए । दोनो ने कदृल किया कि तीन साल तक हम हडताल नही 
करेंगे। अब यह फैसला करने के बाद सब लोग घर चले गए। दो दिन के बाद 
लेवर के प्रतिनिधि वम्बई में पहुँचे बौर वहाँ उन्होने रेज़ोल्यूशन ( प्रस्ताव ) 
पास किया कि वम्बई में एक रोज की हड़ताल की जाए। इस तरह दूसरे 
ही दिन उन्होंने अपना वायदा त्तोड दिया। अब इससे क्‍या फायदा हुआ ? थे 
शायद समझते हूँ कि ऐसा करने से वे सिद्ध कर देंगे कि वही मजदूरो के प्रति- 
निधि है । मगर ऐसा करने से यह सिद्ध कहाँ होता है ? एक रोज छट्टी मिले 


रु भारत की एकता का निर्माण 


और लेवर से कहा जाए कि आपको तनख्वाह भी मिलेगी तो कौन काम करना 
चाहेगा ? उससे क्या फायदा हुआ ? लेकिन मुल्क को इससे कितना नुकसान 
हुआ ? अब आप देखिए कि मजदूरों को कैसी गलत तालीम दी जाती है। 

अब इधर कहा जाता है, पाच तारीख को इधर भी हडताल करो। लेकिन 
कलकत्ता को इन हडतालो का बहुत ब्रा अनुभव हुआ है । आपको नहीं 
माल्‍छूम है एक दिन की छुट्टी मनाने में कितना नुकसान होता है और पुलिस 
पर कितना बोर पडता है | उसमें कही कोई फिसाद न हो, यह पोलीस को 
देखना होता है । यह आपको समझना चाहिए कि उससे मजदूरों को कोई 
फायदा नही होता । फिर भी भोले-भाले लोग उसी रास्ते पर चल पढ़ते हे। 
वह समभते है कि हमारा हित इसी में है, इसलिए वे वहक जाते है। लेकिन 
उससे सब का बहुत नुकसान होता हैँ । तो में आप लोगो से बडी अदब से 
प्रार्थना करना चाहता हूँ कि दो-चार साल काम करने दीजिए । हिन्दुस्तान आज 
जिस हालत में है, उस हालत में से वह निकल जाए, तो उसके बाद जितना 
जो कुछ आपको करना हो, कीजिए । लेकिन देश को कुछ ताकतवर बन जाने 
दीजिए। आजाद हिन्दुस्तान का तो अभी जन्म ही हुआ है। जब वह शक्तिशाली 
वन जाएगा, तो आपको जो कुछ करना हो कीजिएगा । लेकिन अभी वैसी 
बात कुछ न कीजिए । इसका मतलब यह नहीं है. कि मजदूरों के साथ अन्याय 
किया जाए । 

कुछ लोग कमी-कभी मुझ पर इल्जाम भी लगाते हें कि वह तो राजाओं 
का पिट॒ढू है । कुछ छोग मुर्के धनिको और जमीदारो का भी पिट्ठू कहते है। 
मगर मे असल में सबका पिटठ हें, में मजदूरों का भी हूँ क्योकि मे मजदूरों का 
काम भी करता हूँ। लेकिन में आपसे यह कहना चाहता हूँ कि आपकें से 
बहुत कम लोग जानते होंगे कि जब से मेने गान्धी जी का साथ दिया, तब से 
भेरे पास कोई दमडी भी अपनी नहीं है। तब से एक घेला भी मैने अपना बना 
कर नही रक्‍्खा। क्ष्योकि यह उनके सिद्धान्त के खिलाफ है। तो मुझे मिलू- 
कीयत की कोई जरूरत नही है। हाँ, जैसे गान्धी जी भी घनिकों को समभाने 
की कोशिश करते हें, वैसा ही मे भी करता हूँ | घनिको के पास से घन 
लेकर में उसे अच्छे काम में लगा सकता हूँ। वही में करता हूँ। लेकिन आजकल 
जो एक रवेया चल रहा है कि छीडर वनना हो तो पब्लिक मीटिंग में जाकर 
कैपिटलिस्ट को दो-चार गाली दे दो, नहीं तो लीडर नहीं बन सकते । वह 


कलकत्ता ?७ 


मुझे पसन्द नहीं। दूसरा एक रवैया यह चल रहा है कि दो-चार गाली राजाओो 
को भी दे दो3 इस प्रकार का लीडर में नहीं हूँ । इस प्रकार की लीडरी मे 
नही आती हू । में यह सब पसन्द नहीं करता क्योंकि इस तरह की वातो से 
हम जनता को अच्छी तालीम नही देते हे । 

मेने जब राजाओं का काम किया था, तो रियासतो में कई छोग कहते 
थे कि भई, यह राजाओ को हिन्दुस्तान में ले तो जाया, लेकिन तव से रिया- 
सतो के लोगो को दुख है । हिन्दोस्तान के जाजाद होने पर कुछ राजा तो यह 
समझे थे कि अब वे जो चाहे सो कर सकते हं। मेदे चालीस रियासतो को तो 
विल्कूछ एक दो रोज़ में साफ कर दिया। तब सब छोग समझ गए कि कोई 
नई बात हुई है। मेने राजाओं को भी समझाया और रियासतों के छोगो को भी 
समझाया । दोनो को एक दूसरे का साथ देने को कहा। में राजाओं से कहता 
हूँ कि जो रैयत की नही मानेगा, उस राजा को अगर म॑ रखना चए्ढूँ, तो 
भी वह नहीं रहू सकता। वह जरूर चला जाएगा। वह रह ही नहीं सकता | 
इसी प्रकार जो धनिक लोग हे, उनको भी में समझा देना चाहता हूँ कि धन 
तो आपके पास तभी रह सकता है जब कि आप उन लोगो को भी खुश खखे, 
जिन लोगो के पास से आप घन पैदा करते है । लेकिन हम अगर लेवर को कोई 
तालीम न दें, तो हमारी आधुनिक लेवर वहक जाएगी । 

छोग कहते हे कि हमें मजदूरों का राज चाहिए । ठीक है | में भी उसे 
पसन्द करता हूँ । इग्लेड में वहाँ की फौज को अपने लोगो पर गोली चलानी 
नही पड॒ती । वहाँ तो अपने सिपाहियो को भी नहीं चलानी पडती | इधर हर 
रोज गोली चलानी पड़े, जब कि पुलिस हमारी, प्रधान मण्डल हमारा और फौज 
हमारी । फिर भी हमे अपने भाइयो पर गोली चलानी पडे, इस प्रकार का राज 
लेने से क्या फायदा हुआ ? यह तो बहुत बुरी जौर नुकसान देनेवाली वात है। 
इसलिए यह चीज हमें छोड देनी चाहिए । इसके लिए हमें छोगो को मच्छी तालीम 
देनी चाहिए । एक रोज हड़ताल कराने से कोई लीडरदशिप कायम नही 
होती है । छोइरशिप आप भले ही ले लीजिए, लेकिन मुल्क का फायदा किस 
तरह से होगा, वह तो देखिए । आज हमारे पास न तो पूरा अनाज पैदा होता 
हैँ, न हमारे पास पूरा कपद है । जिन्दगी की जरूरियात की जितनी चीजें है, 
ये सब हमारे पास पूरी नही है। मकान बनाना हो तो उसके लिए लोहा चाहिए, 


चह नहीं मिलता, सीमेंट चाहिए तो वह भी नहीं मिछत्ता। हमारी रेलवे की 
भा० २ 


श्ट भारत की एकता का निर्माण 


गाड़ियाँ टूट-फूट गई है । हर जगह पर देखो तो हमारा सारा साजो-सामान दूट- 
फूट गया है । हमने स्व॒राज्य तो पाया, लेकिन हमारे देश की अवस्था अभी 
बहुत कमजोर है, उसको हमें मजबत बनाना है । वह बनाना हो, तो उसमे आप 
लोगो को हमारा साथ देना पडेगा । यदि आप कहे कि नही भई, तुम अच्छा 
राज नही करते हो । आप तो वैसा ही राज चलाते हो, जैसा परदेसी चलाते 
थे | तो हम आज ही छोड दे । तब आप यह वोक उठादए । लेकिव जैसा आप 
करते हैँ, ऐसा हम हठ भी नही करेगे । हम किसी भी सृरत में देश का विगाड 
नही करेगे । यदि आप बोझ न उठा सकें, तो हम यह बोक उठाएँगे, लेकिन 
उसमें आप हमारा साथ दीजिए । 

आज प्रफूल्ल बावू की कलकत्ता में हुकूमत है, तो इसके लिए आपको 
मगरूर होना चाहिए । आपको समझना चाहिए कि यह हमारा आदमी है, 
हम उनके पास आ-जा सकते हे। पहले गवर्नमेंट हाउस में आप नही जा 
सकते थे । पहले जो हुकूमत करनेवाले थे, उसके पास तो आप जा ही नही 
सकते थे । आपको पुलिस के साथ अपना वरताव वदलूना चाहिए । पिछली 
सरकार फोज से जो काम लेती थी, उस प्रकार का काम हमें नही लेना चाहिए। 
जाज फौज हमारी है और उसको देख कर हमें मगरूर होना चाहिए । देश 
के सिपाही हमारे हे, पुलिस हमारी है, उनपर हमें मगरूर होना चाहिए। उनको 
सिखाना चाहिए कि किस तरह से पुलिस का काम करना होता हैं । यह 
सब चीज, सारा पुराना ढंग, हमें बदलना पडेगा । पिछली गवर्नमेंट के साथ 
हमारी जो लडाई चलती थी, उसी चाल से अब हमें नही चलना हैं। नही तो 
हमारा सारा ढाँचा टूट जाएगा, और उससे किसी को कोई फायदा नही होगा । 

हमें हिन्दुस्तान का राज वराबर ठीक तरह से चलाना हो, तो वह दो 
तरह से चल सकता है । एक तो जिस तरह गान्धी जी कहते हे, इस तरह का 
राज, भर्थात रामराज्य । तो रामराज्य में तो खुला दरवाजा रख के भी सो 
जाओ, तो कोई हज नही । तब पुलिस की कोई जरूरत नही होगी । कोई दूसरो 
की चीज को लेने की इच्छा ही न करे, कोई किसी से मार-पीट न करे और 
सव एक दूसरे को भाई समभकर एक कृूटुम्ब की मुआफिक रह सकें, तब राम- 
राज्य होगा । उसके आने में तो अभी बहुत देर है । अभी तो उसमें एक भी बात 
नही है । तो गान्धी जी के रास्ते पर हम चलने की पूरी कोशिश करें, वह 
तो ठीक है। लेकिन आज यह हालत नही है। आपने इघर कलकत्ता में डाइरेक्ट 


कलकत्ता /६ 


एक्शन डे भी तो एक रोज देखा था । वह आपको याद होगा। १६ अगस्त 
१९४६ को आप भूल तो नही गए होगे। में नहीं समझता कि कलकत्ता में कभी 
उसे कोई भूल सकेगा । तो भाज भी हमारी हालत ऐसी नहीं है कि हम 
कलकत्ता की उस चीज को भूल जाएँ । उस दिन कलकत्ता से आग की जो चिन- 
गारी उडी, उसने सारे हिन्दुस्तान को जला दिया और वह अभी तक जझ्ान्त 
नहीं हुई । लोग कहते हे कि यह पाकिस्तान क्यों बना ? उसके वाद ये 
सव भागडे-फसाद क्‍यों हुए ? ये सव चीजें अगर हम खोल कर कहने के लिए 
बैठ जाएँ, तो उसमें से फिर और बुराइयाँ पैदा होगी । इसलिए वह सब चीज 
हम अपने दिल में रखते हे । हम वोलते तो नही छेकिन पूरी तरह समभते है 
कि यह किसकी जिम्मेवारी है । किसने कैसा और क्यो किया ? ठीक है। जो 
कुछ हुआ, सो हमारी किस्मत से हुआ। लेकिन वह सव फिर न हो, उसके 
लिए हमें क्या करना है ? उसके लिए मेदे कहा कि या तो आप गान्धीजी के 
रास्ते पर चछो और या फिर हमारी फौज मजबूत चाहिए, हमारी पुलिस मज- 
बृत चाहिए और हमारे देश मे एका होना चाहिए। अगर हम आपस में लड़ते 
रहेगे तो फिर और भी ज्यादा खराबी होगी । 

तो में आपसे यह कहना चाहता हैं कि पाँच चार साल तक के लिए 
आपस में लीडरशिप का यह झगड़ा छोड दो। और तब तक आपस में मिल- 
जुहू कर काम करो । यह पसन्द न हो तो बलग रहो, छेकित जो काम 
कर रहे है, उन्हे काम करने दो। अभी कुछ लोग कहते है कि सरकार ने जो 
यह विल पेश किया, उससे हमारी सिविल लिवरटी ( तागरिक स्वाथीनता) 
चली गईं। मुर्के समभ में नहीं आया कि हम ने कितने आदमियों को पकड़ 
के बेठ लिया हैँ, जो कहते है कि हमारी सिविरू लिवरटी चली गई। सिविल 
लिवरटी कलकत्ता से चली गई, या किसी और सूबे से चछी गई ? और प्रान्तों 
में भी तो ऐसे ही विछ॒पेश किए गए ६। किसी ने कोई ऐसी शिकायत नहीं की। 
क्योकि यह विल इस तरह से वनाया गया हैं कि उसका उलटा उपयोग नहीं हो 
सकता । अगर हमारे छोग इस बिल का ऐसा उपयोग करे कि अपने पोलि- 
टिकल अपोनेन्ट ( राजनीतिक विरोधियों ) को तय करे, तब तो मिनिस्टर 
लोगो को भी जेलखाने में जाना पड़ेगा । उससे हमें डर क्यो होना चाहिए ? 
लेकिन यहाँ तो उसको हथियार बना कर प्रवान मण्डल के ऊपर हल्ला करना 
उद्देश्य वन जाता हैं । लेकिन आज उनका टर्ने ( वारी ) आया हैं, तो 


२० भारत की एकता का निर्माण! 


कल आपका टर्ने भी आएगा। दुश यही है कि इस तरह देश का काम 
नही चलेगा । 
जब आप जैसे कुछ लोग कहते हे कि भाई, यह तो वही करते है, जो 
पुरानी ग्रवर्नमेंट करती थी, तो यह सच्ची बात नहीं है । क्योकि हम 
भापके प्रतिनिधि हैं और जिस चीज का उपयोग हमारे लोग हमें जहाँ तक 
करने दें, वही तक हम उसका उपयोग कर सकते हे । लेकिन पुरानी गवनेमेंट 
तो लोगो को जानती ही नही थी। छोग तो उनके पास जा भी नही सकते थे। 
इधर आज की सरकार में हमारे देश के लोगो को जितनी सत्ता चाहिए, उतनी 
देने में हमें कोई भिकक नही है । 
हम डेमोक्रेटिक रूल ( प्रजातन्‍्त्र शासन ) को पसन्द करते हैं और डेमो- 
ऋरसी का काम ही हमने लिया है। लेकिन हिन्दुस्तान में डेमोकेसी का असली 
जन्म तो अभी अभी हुआ है । अभी तक पुराना सिलसिला चलता आया हे । 
पिछले दो सौ साल तो आटोक्रेसी ( निरकुश राज्य ) चलती थी, उसके वाद 
पोलिटिशियन्स ( राजनीतिज्ञों ) के कारण जो फिसाद हुए, उस डीज 
में से हम मृश्किल से निकले। तव आपको यह समभना चाहिए कि जहाँ हम 
लोगो के हाथ में सत्ता है, वहाँ अगर उसका दुरुपयोग न हो, तो आपको जरा 
खामोश रहना चाहिए । 
दूसरी वात में यह्‌ कहना चाहता हूँ कि कलकत्ता हिन्दुस्तान का 
सवसे बडा शहर है । कलकत्ता हमारे नये इतिहास में एक वटा पार्ट (हिस्सा) 
अदा करता रहा है । हिन्दोस्तान की लीडरशिप भी बहुत दिनो तक इघर ही 
थी। मे चाहता हें कि आज भी वसा ही हो । लेकिन आज कलकत्ता गरुतः 
रास्ते पर चलता जाता है। कलकत्ता में जिस प्रकार की डिसिप्लिन (नियन्त्रण), 
जिस प्रकार को तालीम होनी चाहिए, वह नहीं है । हमको हमेशा डर रहता 
हँ कि कलकत्ते में कोई फिसाद तो नही हो गया । 
एक चीज देख कर हम को खुशी भी हुई। वह यह कि जव पजाब में इतना: 
वडा तूफान उठ खडा हुआ था, तव भी कलकत्ता शान्त हो गया और खामोशी 
पकड कर बैठ गया। यदि यह विगडता तो वहुत विगड जाता । लेकिन उस 
समय गान्धी जी यहाँ ही थे और यह ईइवर की कृपा यी कि हम विगाड से 
बच गए । नही तो हमारे पास कोई सामान नही था। अगर कलूकत्ता विगडा 
होता, तो सारा हिन्दुस्तान विगड जाता। 


कलकत्ता २ 


सवाल यह है कि अब हमें क्या करना चाहिए । अभी तक हमारे सामने 
कितनी ही मुसीबत्तें हे। अभी तक हमारे सामने ऐसी हालत हैं कि सिन्ध में 
१० लाख आदमी हिन्दू और सिक्‍्ख पडे है, जिनको हमे वहाँ से निकालना 
है । क्योंकि वहाँ से जो चिट्टिया आती हे, उन्तमें सब लोग कहते हे कि भई, 
हम वहाँ नही रह सकते । कितना भी हमको विश्वास दिलाया जाए, कितनी 
भी बातें कही जाएँ कि हम मैवोरिटी ( अल्पमत) को ठीक प्रोटेक्शन (संरक्षण) 
देनेवाले हैं, ठीक हक देनेवाले हे, पर किसी बात पर विश्वास नहीं किया 
जा सकता । 

इधर, हमारे यहाँ तो तीन-चार करोड मुसलमान पडे है, उधर कोई हिन्दू 
या सिक्‍ख रहनेवाले न हो, तो किस तरह काम चल सकता है ? कुछ लोग कहते 
है कि जो छोग चले आए है, वे पीछे लौट जाएँ, तो अच्छा है । कौन कहता है 
पीछे जाने के लिए ? कौन उन्हे विश्वास दिला सकता हैँ पीछे जाने से उनका 
जान-माल सुरक्षित रहेगा ? बैसा करना हो तो सारा सामान बदलना पडेंगा 
और उसके लिए सब से पहले दिरू साफ करना पडेगा । क्योकि वहाँ एक 
गवर्नर से लेकर चपरासी तक, जितने भी सरकारी नोकर है, उनमे एक भी' 
हिन्दू या सिख नही रहा है। इन हालतो में हिन्दू और सिख वहाँ किस तरह 
से रहेगे ? वे न वहाँ फौज में है और न पुलिस में ही। वहाँ के हाई कोर्ट 
में भी वे नही है । ऐसी जगह पर अगर आप कहो कि हिन्दू और सिख वापस 
चले जाएं तो कौन वहाँ जाएगा ? ऐसी जगह पर कोई हिन्दू या सिक्ख कंसे 
रह सकेगा ? उधर जो ऐसी बातें कहते हे कि, वहाँ पीछे लौ2 आए तो ठीक है, वह 
साली बाते ही बाते हे। वह भी सिर्फ दुनिया को बताने की बात है । यदि 
सफाई से बात करनी हो तो हमारे साथ बैठ कर फँंसलछा करना चाहिए । हम तो 
जाज यह बात करने के लिए तैयार हैं कि भगड़ा करने की क्या जरूरत है ? 
हिन्द और सिक्ख वहाँ नही रहना चाहते, उनको जबरदस्ती रखने की कोशिश 
न करो। ये इधर आता चाहते हूँ तो उन्हें आने दो । हम को उन्हे इधर 
ले आने दो। क्यो नही ले जाने देते ? जबरदस्ती करके उन्हे वहाँ रखने से फायदा 
क्या है? और इस तरह वे रह भी कंसे सकते हे ? 

तो अभी तक हर एक चीज में कगड़े का वीज वाकी है। काइमीर में जो 
कूछ चल रहा है, उसे तो आप जानते ही हे। कल में इधर आया, और भाज अखबार 
में मेने जफहलल्‍ला साहव का एक हरुम्वा-चौड़ा बयान देखा, जिसमें उन्होने 


२२ भारत की एकता का निर्माण 


जूतागढ को भी डाल दिया है । जुतागढ को जफहल्‍ला साहव ने सलाह दी 
थी कि तुम पाकिस्तान में शरीक हो जाओ । अगर वह ठीक था, तो उसका 
नतीजा जूनागढ के नवाब साहब को भोगना ही था । वह कोई जफरुत्ला 
साहब को वो भोगना नहीं था, उन्हे तो खाली बाते ही करनी थी । जूनागढ 
का फैसला तो अब हो गया। उसमें अब कोई और चीज वननेवाली नहीं 
है । यू० एन० ओ० में जाओ, चाहे जहाँ जाओ, उससे कोई नई चीज नही 
बन सकती । वहाँ तो जो कछ होना था, वह हो गया । अब जो जफरुल्ला 
साहब कहते हे कि जूनागढ तो यू० एन० जो० में जाएगा । आज काब्मीर 
का मामला हमारी तरफ से यू० एन० ओो० में गया | हमने तो यह इसलिए 
किया कि भई, इस से तो पाकिस्तान खुली लडाई करे तो अच्छा है। लेकिन 
वे खुली लडाई नही करते हे, दुसरो की मार्फत अपने आदमियो को लडाई में 
भेजते है। अपने वहां से लडाई का सारा सामान और सब हथियार उन्हे देते 
है । इसके साथ ही अपने यह से रास्ता भी उन्हे देते हे! इससे तो खुल्लमखुल्ला 
लडाई करें, तो अच्छा हैं। इसलिए हमने सोचा कि यू० एन० ओ० के पास 
जाओ । जाके वहाँ से कुछ हो न हो तो और बात है । लेकिन अगर यू० 
एन० ओए० ने भी कुछ नही किया, तो इस तरह हम बैठे नही रह सकते। 

इस तरह काइमीर का मामला अलग हैँ जौर जूनागढ़ का मामला 
अल्‍रूग । जूनागढ यू० एन० ओ० के पास नहीं जा सकता । जफढलल्‍्ला साहब 
कहते हे कि आपने भी तो रास्ता दिया था | मगर मे पूछता हूँ कि हमने 
किस को रास्ता दिया था ? हमने किसी को रास्ता नहीं दिया । जुनागढ के 
लोग अपने रास्ते से गए, जिधर वे जाना चाहते थे। हमने किसी को कोई 
रास्ता नहीं दिया । हमने किसी को कोई चीज नही दी । जूनागढ में किसी 
को एक मक्‍्खी भी नहीं मारनी पडी । किसी के ऊपर कोई हथियार नही 
चरूना पट | फिर रह क्‍या गया ? यहाँ तो खुद दीवान ने आकर कहा 
कि मेहरवानी करके हमारी हुकूमत ले लो, हम उसे नही चला सकते। जूनागढ 
का नवाब तो भाग कर कराची जा बैठा | तब फिर जूनागढ़ की वात ही 
क्या रह गई ” सो यह चीज तो हो ही गई। 

उसके वाद हमने एक फंसला किया कि भई ! श्यासतो में हमें एक 
काम करना चाहिए । हमने यह कवछ किया कि रियासत के लोग जैसा चाहे, 
वैसा करे । रियासतों में जो छोकमत हो, इसी प्रकार हमें करना चाहिए । 


कलंकता २ 


न 


हैदराबाद मे, काश्मीर में, सब जगह जो लोकमत हो, उसी प्रकार का फैसला 
करने में हमे कोई एतराज नहीं हैं । छेकिन यदि काय्मीर में आज जिस 
तरह से चल रहा है, उसी तरह चलता रहा, तो छोकमत करने की क्‍या 
जम्रत है ? हम लडाई करके काइ्मीर को ले छे, तो फिर लोकमत की जगह 
कहाँ रही ? तो हम कहते है आप भी प्लेविसिट ( लोकसत गणना ) करो, ज्हा 
लोकमत ले लो । लेकिन आखिर कव तक हमारे सिपाही वहाँ मरते रहे, 
हम पर उनका खर्च पडता रहे और हमारे गाँव-के-गाव जलाए जाएँ, 
वहाँ हिन्दू और सिक्‍सखो को तबाह किया जाए ? यह सब जारी रहा, तो आखिर 
लोकमत कहाँ रहा ” फिर तो हम भी बच्दूक से ले सकते हैे। तब तो दूसरी 
तरह से कुछ हो ही नहीं सकंगा । हमने यह वात भी साफ कर दी कि हम 
काश्मीर की एक इच जमीन भी छोडनेवाले नहीं है । वह हम कभी नहीं 
छोडेंगे । 

आपको यह भी समभना हूँ कि जब हम ऐसी नाज॒क हालत मे पड़े हूँ, 
तव हमें आप छोटी-छोटी बातो पर तग न करें । आज जब हिन्दुस्तान की यह 
हालत है, दुनिया की यह नाजुक हालत है, तव हमे वया करना चाहिए ? इस 
नाजुक हालत में अगर हम अपनी हुकूमत को ठीक नही चला पाएँगे, अगर उसे 
चलाने में आप साथ नही देंगे, तो हमारे देश को नुकसान होगा । इसलिए आज 
आप को केन्द्रीय सरकार का और प्रास्तो में जो हमारी हुकूमते हे, उनका साथ 
देना चाहिए | तो आज आप जो लाखो आदमी यहः जमा हुए हे, आप जो 
कलकत्ता के निवासी हूँ, में आप छोगो से वडी अदव से कहना चाहता हूँ कि 
हिन्दुस्तान की ऐसी हालत मे आण्को हमारा एक मेसेज ( सन्देश ) देशभर 
में फैला देना चाहिए। वह सन्देश यह हैं कि आज देश की हालत बहुत 
नाजुक है, और उसमे हमें कोई हडताल नहीं करनी चाहिए, न कोई 
दूसरा तूफान खडा करना चाहिए। आज तो हम सब को मिल कर काम 
करना चाहिए । 

इधर कुछ छोग कहते हे कि भई, हमारे यहाँ सेवयलर स्टेट ( धर्म-निर- 
पेक्ष सरकार ) चाहिए । यहाँ हिन्दुओं का साम्प्रदायिक राज नहीं होना 
चाहिए । कौन कहता है कि यहाँ साम्प्रदायिक राज बनाओ ? हिन्दुस्तान में 
तो आज भी तीन-चार करोड मुसलमान पडे है। यहाँ साम्प्रदायिक राज कैसे 
हो सकता है ? लेकिन एक वात यह है कि हिन्दुस्तान मे जो मुसलमान पड़े 


२४ भारत की एकता का निर्माण 


है, उनमें से काफी लोगो ने, शायद ज्यादातर छोगो ने, पाकिस्तान बनाने । 
में साथ दिया था। ठीक हैं। अब एक रोज में, एक रात में उनका दिल बदल 
गया, वह मेरी समझ में नही आता । अब वे सब कहते है कि हम वफादार 
है, और हमारी वफादारी में शका क्यो करते हो? अपने दिल से पूछो ! 
यह वात आप हम से क्‍यों पुछते है ? यह हमसे पूछने की बात नही है । 

लेकिन अब में एक बात कहता हूँ कि आपने पाकिस्तान बनाया, आपको 
मुवारक । उसमें हम कोई दखल देता नहीं चाहते । जो कुछ हो गया, सो 
हो गया। अब जैसे हम बैठे है, ठीक बैठे हैं। कोई-कोई कहते है कि हिन्दोस्तान 
और पाकिस्तान फिर एक हो जाएँ। में कहता हें कि अब वह सब कुछ नहीं 
हो सकता । उन्हें वही बैठा रहने दो । जो भाई पाकिस्तान में चले गए हें, 
उनको पाकिस्तान को अच्छा बनाने दो । पाकिस्तान जब स्वर्ग बन जाएगा, 
तब हम को भी उसकी ठडी हवा लगेगी । यही ठीक है। आप लोग जब ऐसी 
बात कहते है, तो उनको शका पैदा होती है । ऐसी बात हम क्यो करें ? अपने 
को मजबत वताओ, तगड़ा बनाओ । 

पाकिस्तान हमारा पडोसी हैँ । अगर वह मजबृत होता है, तो बहुत 
अच्छी वात है । उससे हमको कोई नुकसान नही है। वह ठीक हैं । लेकिन बहुत 
दफा ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तान मिठाने के लिए, उसको वरबाद करने 
के लिए उन के दुश्मन लोगों ने कौन्स्पिरेसी ( षडयन्त्र ) की हैँ। में पाकि- 
स्तान के छीडरो से बार-वार कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का कोई भी 
दुश्मत क्यो ने हो, मगर अगर कोई कौन्‍न्स्पिरेसी हैँ, तो वह पाकिस्तान में 
ही पडी हैँ। वाहर कही कोई कौन्स्पिरेसी नहीं हेँ। वह तो वहाँ भीतर ही पड़ी 
है । जितने दुश्मन हे, सव वहा ही हे, इधर कोई नहीं है। हम तो उनका कोई 
बुरा नही चाहते है । हम क्यो उनका बुरा चाहें ? हमने तो राजी-खुशी से 
तुम्हारा हिस्सा तुमको दे दिया कि जाओ पाकिस्तान बनाओ । कछेकिन अगर 
कोई हमारी आँख में घूल फेंकने के लिए आएं, तो हम कहेगे कि हम इस 
तरह से नही करने देंगे। अब इस तरह काम नही चलेगा। अब हमारा जो हिन्दु- 
स्तान वाकी वच रहा है, उसको छोड दो । हिन्दुस्तान में हिल्दोस्तानियों को 
काम करने दो । उसमें आप कोई दखल मत दो । हम आपके काम में कोई 
दखल नही देंगे । 

आप देख लीजिए कि हम ने किस तरह बेंटवारा किया। तो जितनी चीज 


फलकता र्५्‌ 


थी, उस सब चीज में बहुत उदारता से हमने उनको उनके हिस्से से भी ज्यादा 
देने की कोशिश की। जब हमने उनको रुपया देने का किया, उस समय 
हमने कह दिया था कि आपको यदि पाँच सौ करोड रुपया चाहिए और इतना 
हिस्सा लेने का आपका हक न हो, तो हम ज्यादा देने के लिए भी तयार हे। 
लेकिन मेने लिखकर दे दिया था कि अगर इन रुपयो से आपको काच्मीर में 
गोली चलानी हो, तो हम इस तरह से रुपया नही देगें । हाँ, तुम में ताकत 
हो तो छे जाओ । ठीक है| हम खुशी से रुपया तो तब देगे, जब यह सव फैसला 
हो जाए | जो आपका रुपया है, उसमें हम कोई दखल नही देगे । हमने आपके 
साथ मिल कर जो फैसला किया, वह तो एक कन्सेण्ट (रजामन्दी का देना-पावना ) 
डिक्री है । लेकिन रजामन्दी से जो फैसला होगा, वही तो छागू होगा । तो 
जिस रोज काइमीर का फैसला हो जाए, उस रोज पैसा ले जाओ | इसी तरह 
कुछ लोग कहते है कि हमारा पैसा नही देते और जो कुछ आपने फँसला किया, 
उसमे से पलट जाना चाहते हैं। हमारी पलटने की नीयत नही है। अगर हमारी 
यह नीयत होती, तो हम फंसला करते ही क्यो । तव हम कहते कि जामो कोर्ट 
में । हमने इस तरह से काम नही किया। तो में बार-बार उन्हे सुनाना चाहता 
हूँ कि तुम्हारे साथ हमारी कोई अदावत नही है, और न हम कोई बुराई करना 
चाहते है । तुम्हारे साथ हमे कोई भगड़ा भी नहीं करना। लेकिन हम यही 
कहते हू कि आप मेहरवानी करके हमें इधर पडे रहने दीजिए, हमें यहा अपना 
काम करने दीजिए 

इधर में आप लोगो से भी कहना चाहता हूँ कि मेहरवानी करके आप 
आपस में भगड़ा छोड दीजिए थोड़े दिन हमें छगकर काम करने दीजिए । यदि 
परदेशियो ने यहाँ दो सौ साल विगाड किया, और देश की हुकूमत बुरी तरह 
से चलाई, तो एक दो साल हमको भी थोडा विगाड़ कर लेने दीजिए । देखिए 
तो सही, यहाँ क्या चीज होती हैं। क्योकि हम यदि विगाड करेंगे, तो उस 
विगाड से भी कुछ अच्छा ही होगा, बुरा नही होगा। यह भाप समझ लोजिए 
आज हमारा प्रथम काम यह है कि हमारे मुल्क में ज्यादा माल पैदा हो, इस 
घरती में से ज्यादा अनाज पैदा हो, हमारे मुल्क में बहुत से कारखाने बने और 
कारखानो में वहुत माल पैदा हो। तमी हमारे मजदूर भी तगड़े हो सकेंगे । 
अमेरिका को देखिए, वह दुनिया का सब से अधिक घनिक मुल्क है। वहाँ 
भजदूर मी तगड़े है, मालिक भी तगडे हे, और सब लोग भी वहाँ तगड़े हे। 


२३ भारत की एकता का निर्माण 


बहा किसी प्रकार का कोई सकट नही है । इग्लेण्ड में आज मजदूरों का राज्य 
हैं। वहाँ भी बार-बार इस प्रकार की स्ट्राइक ( हडताल ) नहीं चलती । 
वे भी इसी फिक्र में हैं कि उत्ते कारखाने किस तरह से ज्यादा चलें और 
ज्यादा-से-ज्यादा माल किस तरह से पैदा करें । 

हिन्दुस्तान की किस्मत में एशिया की लीडरशिप के लिए लियाकत 
चाहिए । आज हमें कितनी ही प्रकार की चीजो के लिए वाहर जाना पडता है । 
बाहर से भी जरूरत की चीजें मिल नहीं रही हँँ। सब जगह से हम तंग 
हो रहे है । इस हालत में हमें अपने ही मुल्क में ज्यादा से ज्यादा माल पैदा 
करना है! मगर वे कहते हैँ कि “गो स्लो” ! (घीरे चलो) । जरा घीमे 
पैदा करो। यानी हडताल करो। इस प्रकार का काम करने से तो न 
मजदूरों का भल्त होगा और न देश का भला होगा । दतिया कहेगी कि एक 
बन्दर के पास एक हीरा हाथ में आया, तो बन्दरने समभा कि कोई फल 
है। हीरा हाथ में पकड वह उसे खाने लगा। मगर वह हीरा था, जब वह 
बन्दर के दांतो से न टूटा, तो उसने यह समझ कर उसे फेंक दिया कि बह 
तो पत्थर है । हीरे का दाम तो जौहरी ही समझ सकता हैं। इसी प्रकार अब 
देखना यह है कि हमारे हाथ में आज जो स्वराज्य आया है, उसका व्यवहार 
हम बन्दर की तरह करेंगे या जौहरी की तरह । 

जहाँ तक हमारा सम्बन्ध है, हमने तो परदेशियो की हुकूमत को हटाने 
का ठेका लिया था | वह हमने पूरा किया और आज हमारी जिन्दगी प्री 
होने का भी समय आ गया है। अगला बोक तो अब इन नौजवानों पर पहने 
चाला है, जो कहते हे कि हमारी छीटरक्षिप पुरानी हो गईं | में नौजवानों 
से कहता हें कि अगर तुम ठीक तरह से यह बोभ नहीं उठाओगे, तो आप भी मर 
जाओगे और मजदूर भी मर जाएँगे। आप को इस प्रकार काम नही करना 
चाहिए, जिस से हिन्दोस्तान का नुकसान हो। आज जरूरत इस बात की हैँ कि 
हम ज्यादे-से-ज्यादा और अच्छी-से-अच्छी आर्मी ( सेना ) रखे । ताकि 
दुनिया के किसी मुल्क से हमें भय न रहे। यह काम सारा देश मिल कर ही 
कर सकेगा । 

अब आप लोगो ने जिस प्रेम से मेरा स्वागत किया है, जिस मुहब्बत से 
मेरी वात सुनी है, उसके लिए में आपको मुवारकबाद देना चाहता हूँ । आप 
छोग इतने प्रेम से और इतनी बडी सख्या में यहाँ जमा होते हैं। उसका मतलब 


कलकत्ता २७ 


में यह भी समभता हूँ कि आप छोगो में काग्रेस के प्रति पूरी वफादारी और 
भक्ति हे । आप के प्रान्त का जो टुकड़ा हुआ है, उस की चोट लगते हुए भी 
आपको हम पर इतना विश्वास है कि ये छोग जो काम करते है, समभ-वऊ 
कर आप की भलाई के लिए ही करते हैं। काग्रेस आपके हित के लिए ही काम 
करती हूँ । सो म॑ आप को भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि बगालू का 
टुकडा हो जाने से जितनी चोट आप को छगी है, इससे ज्यादा नहीं तो, इतनी 
ही चोट हम को भी लगी हैं। आप ऐसा कमी न समझे कि हमें चोट नहीं छगी। 
लेकिन जब तक फल पका न हो, तब तक उसे खाने में मजा नहीं। जब 
फल पकता हैँ, तभी उसमें मिठास आती है । 

मेने जेसा कहा, जब तक पाकिस्तान को यह समझ न आ जाए कि यह 
काम बुरा हैँ, तव तक हमें उसको बुलाना नही है । तो धीरज रखो । धीरज 
रख कर अपना काम ठीक करो | दूसरे के सामने न भूको और जो चीज हो 
गई है, उसको याद मत करो। आगे का रास्ता सोचो । आगे की मजिल काटने 
के उपाय सोचो । यह करोगे तो पीछे वाला अपने आप ठीक हो जाएगा । 
फिर उसमें कुछ भी करने की कोई जरूरत आपको नही रहेगी । हमने आगे की 
भी सोची है, पीछे की भी सोची है। और सोच-विचार कर हमने जो निष्कर्ष 
निकाला है, वह में आपको कहना चाहता हूँ | हमने आज देण का दो टुकडा 
न किया होता, तो हिन्दुस्तान का टुकडा-टुकडा हो जाने वाला थ।। पाकिस्तान 
तो हुआ, उससे भी बुरा राजस्थान हो जाने वाला था। रियासतो का भी टुकडा 
करने का था कि अरूग-अरूग एक राजस्थान बनाओ, या छोटे-छोटे राजाओं 
को मिला कर अनेक राजस्थान बनाओ । तब ऐंसी वहुत सी बाते चछती थी। 
लेकिन अब हम उन सब चीजो में से निकल आए है। आज जो हिन्दुस्तान बाकी 
वच रहा हैं, वह भी बहुत बड़ा मुल्क हैँ । इतने बडे मुल्क को हम ताकतवान 
बनाएँ, त्तो जितने टुकड़े हमारे आसपास पड़े है, वे सव हमारी छाया में चले 
आएँगे। आप को कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस चीज में 
लाप को हमारा साथ देना पडेगा। 

सारा देश अगर आज मिल कर काम न करेगा, देश की जनता अगर 
हमारा साथ न देगी, तो हमारी नौका तूफान में पड जाएगी । तो वाल के 
नौजवानों और कार्यकर्ताओं से मेरी अदव से प्रार्थना है कि जरा हम पर भरोसा 
रखो, जरा घीरज से और डिसिप्लिन (नियन्त्रण) से काम छो। दुनिया देख 


स्द भारत की एकता का निर्माण 


रही है कि हिन्दुस्ताव को जो आजादी मिली है, उस में वह किस तरह से 
चलाता है । दुनिया के पास हमें अपना तमाशा नहीं वनाना है । आज सारी 
दुनिया के बडे-बडे लोग एम्बेसेडर ( राजदूत ) वन कर इघर आकर बैठे हे । 
वे सब देखते है कि हम क्या कर रहे है । 

आज तो दुनिया बहुत छोटी बन गईं हैं। आज सारी दुनिया हमारी तरफ 
देख रही हैं। हमें इस तरह से काम करना चाहिए कि दुनिया में हमारी इज्ज्ञत 
बढे और दुनिया के लोग यह समझें कि हम छोग समझदार हे । वे ऐसा समझें 
कि उन की मुहब्बत की हमें ज़रूरत है । 

में फिर एक दफा आपका शुक्रिया करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मैने 
जो चन्द बातें आपसे कही हे, उनको ठीक तरह समझ कर आप उन पर अमल 
करेंगे । ईश्वर आपका भला करे। 


( २: ) 
लखनऊ 


१८ जनवरी, १९४८ 
बहनो और भाइयो ! 
भेहरवानी करके अब कोई आवाज न करें, सव भाई-वहन जान्त हो जाएँ। 
बहुत दिनो के बाद आप लोगो से मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, इससे 
मुझे बहुत खुशी हुई है । आप लोगो से मिलते की स्वाहिश तो बहुत दिनो से 
थी, लेकिन हम लोग ऐसी मुसीवतों में फसे रहे कि किसी जगह पर आ-जा नहीं 
सकते थे। लेकिन इस बार चन्द दिनो के लिए मुझे आसाम और कलकत्ता जाना 
था, हमारे प्रधान भनच्त्री पन्‍्त जी का एक सन्देश मेरे पास आया कि कम- 
से-कम एक रोज के लिए सव से मिलने के लिए मे लखनऊ रुक्‌ । मेने कबूल कर 
लिया कि एक रोज के लिए आऊंँगा । लेकिन मेरा जी आज भी दिल्ली में 
पडा है, क्योकि आजकल वह। इतना काम रहता हैं कि हम वहा से हट नही 
सकते । तो भी में आया हूँ और जाप लोग मेरी कुछ वात भी सुनना चाहते है, तो 
ठीक हूँ कि में कुछ बाते आप से कहें । 
जाप का यह लखनऊ झहर हमारे मुल्क का एक वहुत पुराना शहर हैं, 
और यह हिन्दू और मुसलमान दोनो की मिश्रित कल्चर ( संस्कृति ) का एक 
केन्द्र स्थान हु । इस शहर की पुरानी वाते हम सदा सुनते रहते हे। लखनऊ 
फी पुरानी निश्ञानियों को देख कर हम मगरूर भी होते हँ। पिछली आजादी 


र्‌० 


की लडाई में इस शहर का जो हिस्सा हैं, जो इतिहास है, वह देख कर भी 
हम मगरूर होते है। साथ ही आज तक हम इस वात को याद करते है कि इसी 
शहर में से यह बात निकली थी कि हम हिन्दू और मुसलमान एक कौम नहीं 
है, एक नेशन (राष्ट्र) नही हे, एक प्रजा नही हँ,--हमें अलग-अलग हिस्सा करना 
चाहिए। यही कहा गया था कि हमारी जवान अलग है, हमारी सस्कृति अछग हैं, 
हमारा सब प्रकार का काम अलग-अलग हैं, इसलिए हमें अलग होना चाहिए । 
हिन्दोस्तान के सारे मुसलमानों के ऊपर ज्यादातरलऊखनऊ के मुसलमानों का ही 
असर पडा और पडता रहा । दूसरी ओर हमारे जो नेशनलिस्ट ( राष्ट्रीय ) 
मुसलमान थे, वे भी इसी प्रान्त के थे । उन लोगो से काफी विरोध किया और 
काफी मुसीवर्ते उठाई । हिन्दुओं और नेशनलिस्ट मुसलमानों में वहुत मुहब्बत 
थी और आज भी है । वे चन्द लोग है और परेशान हे। उनकी तकलीफ और 
उनकी परेशानी हम उनके चेहरो पर देखते हे और तब हमको दर्द होता है । 

लेकित हमारे जो भाई मुस्लिम लीग के लीडर थे, उन लोगो ने यह बात 
सोची कि हमें तो अलग ही होना है और इसी में मुसलमानों का कल्याण है, 
मुसलमानों की रक्षा हैं । और वे कहते रहे कि हमें सेपरेट इलेक्शन! ( पृथक 
निर्वाचन ) से कोई फायदा नही, उससे हमारी कोई रक्षा नही होती । यदि 
हमको कोई बेटेज ( अधिक सीटें ) दिया, तो उससे भी हमारा कोई काम नहीं 
होता । इसी तरह से, हमको और छोटी-मोटी चीज़े दी जाएँ, तो उनसे भी 
हमें कोई फायदा नही होता । हमको तो हमारा अलग हिस्सा चाहिए । हिन्दु- 
स्तान के छीगी मुसलमान यही बात कह कर घूमने छगे और उनका काफी प्रचार 
हुआ । जो नौजवान मुसहूमान कालेजों में पढते थे, उन पर भी इन बातो का 
प्रभाव हुआ और उन लोगो ने मान लिया कि यही बात सही है। हमें कबूल 
करना चाहिए कि बहुत से मुसलूमानो के दिल में यह ख्वाहिश पैदा हुई कि अगर 
हमारा राज्य अलग हो जाएगा, तो हम स्वर्ग में चले जायेंगे ।हम उनकी ख्वाहिश 
को रोक नहीं सके, दवा नही सके और हमारे बीच एक बहुत बडी दीवार 
उठ खडी हुई । 

काग्रेस का यह सिद्धान्त था कि हम इतनी सदियो से एक साथ रहे, चाहे 
किसी तरह भी रहे । आखिर बहुत से मुसलमान, अस्सी फी सदी बल्कि नवब्बे 
फीसदी मुसलमान, असल में तो हमारे में से ही गए थे और उन्होने घर्मान्तर 
कर लिया था। धर्मान्तर करने से कल्चर कैसे बदल गई ? दो नेशन्स कैसे बन 


लखनऊ ३९ 


गई ) यदि गान्वी जी का लडका मुसहूमान हो गया तो वह दूसरी नेशन का 
फंसे हो गया ? और चन्द दिनो के वाद वह फिर हिन्दू बन गया, तो क्या उसने 
नेशन वदल ली ? नेशन वार-बार थोडे ही बदली जाती हैँ ? इस तरह से 
क्या जाति ही वदल जाती है ? तो हमने सममकाने की बहुत कोशिश की । मगर 
किसी ने नही सुना और जब हम समझे कि मुल्क वरवाद हो रहा है । उसके वाद 
वे १६ अगस्त, १९४६ को कलकत्ता में एक डायरेक्ट ऐक्शन डे रखा गया और 
कहा गया कि हम तो सीधी चोट लगाएँगे और कोई काम नही करेंगे, जब तक 
हिन्दुस्तान के टुकडे न हो जाएँ। उस दिन कलकत्ता में बहुत सी खून-खराबी 
हुई, वरवादी हुई । तव हमने सोचा कि इस तरह से सारे मुल्क का हाल हो 
जाए, उससे तो अच्छा हें कि अछग कर दो। चह्‌ अपना घर सम्भाले और हम 
अपना सभाल ले । हमने सोच लिया कि अगर यही हाल रहा तो जो परदेसी- 
हुकूमत हमारे बीच में पडी है, वह हटनेवाली नहीं है | हमारा जिन्दगी का काम 
ही यही था कि जिस किसी तरह से परदेसियो की हुकूमत को इधर से हटा दे, 
पीछे देखेंगे कि क्या होता है। तो हमसे कबूल कर लिया कि ठीक है भाई, आप 
अलग अपना हिस्सा ले लो । 

उसका यह मतलूव नही कि हम दिल से राजी थे । लेकिन हम समझ गए 
कि हिस्सा-वाँट चाहे कितनी भी बुरी हो, लेकिन जब उनको समभाना मुश्किल 
है, तो उनको लेने दो | सो हमने दे दिया। जब दे दिया, तो हम यह समझे थे 
कि अब मुल्क मे पूरी शान्ति होगी और हम अपना काम करेगें । हमारे दिल में 
भी यही स्वाहिश थी, ओर आज भी है कि वह जो अपना घर अलरूग बनाकर 
चैंठे हे, वे तगडे हो जाएँ, अच्छे हो जाएँ और अपना कार्य करें। वे अपने 
मुल्क को उठाएँ और जैसी उनके दिल में ख्वाहिश थी, वैसा ही स्वर्ग वे अपने 
पाकिस्तान को बना दें । इसी से हमको खुशी होगी । क्योकि आखिर तो 
वह हमारा भाई हैं । गलत समझ से उसने जो काम किया है, उससे भी वह 
तगडा हो जाए, सूखी हो जाए, तो आखिर वह हमारा पढोसी है, हमारा भाई 
हैं। वह सुखी होगा, तो अच्छा है। लेकिन हमने यह कभी नहीं सोचा था और 
हमें कभी ऐसी उम्मीद भी नहीं थी कि अलग होने के बाद भी वह हमे चेस से 
नहीं बैठते देंगे । अब वे वार-वार कहते है कि आप लोग हमको चैन से बैठने नहीं 
देते है, और पाकिस्तान को तवाह करने के छिए, उसको वरवाद करने के लिए, 
हिन्दुस्तान मे शरकत ( कौन्स्पिरेसी ) हो रही है । तो मे उन लोगो को वार- 


श्र भारत की एकता का निर्माण 


वार कहता हूँ कि पाकिस्तान का अगर कोई दुश्मन है, तो वह पाकिस्तान के 
भीतर है, बाहर कोई नहीं। आप अपने को समाल लो, हमारे यहाँ पाकिस्तान 
का कोई ब्रा नही चाहता । हम तो आप का भला ही चाहे हे। 

कभी-कभी कोई कहता है कि पाकिस्तान और हिन्दुस्तान आखिर एक हो 
जाएँगे । में यह नही कहता हूँ । में कहता हूँ कि अव अलग ही रहो । आपको बहुत 
नमस्कार है । आप वहीं बैठे रहो | हमें आना नहीं है| क्योंकि हमने बहुत 
अनुभव कर लिया हैं। आप अपनी जगह बैठ कर देख लीजिए। आप अच्छे हो 
जाएँगे, तो हम खुश रहेंगे। लेकित मेहरबाती करके हमको अपना कास करने 
दीजिए । वह तो नहीं होता है, और पाकिस्तान कभी सिक्खो पर कसूर 
का वोक डालता है, कभी हमारे पर कसूर का बोक डालता है, और कभी 
गवर्नमेंट पर। लेकिन अपनी गलती अभी महसूस नहीं करता है । जो आदमी 
अपनी गलती महसस नही करता, उसका भला कभी नही हो सकता। पाकिस्तान 
गिरेगा, तो वह अपने पाप से ही गिरनेवाला है, हमारे गिराने से कोई 
नही गिरेगा । 

तो अब आप देखें कि जब हमन फैसला किया कि अलंग-अलछूग दो हिस्से 
कर दिए जाएँ, तो उसके वाद क्या हुआ ? उसके बाद जो कारंवाई हुई, उसमें 
हमारा दोष नही हैँ, ऐसा में नही कहता । हमारा भी पूरा दोष है। लेकिन 
जो दोष उनका है, वैसा हमारा दोष नहीं है। और आज भी हमारी ख्वाहिश 
हैँ कि दगा-फसाद न हो। क्योकि हमारे यहाँ चार साढे-चार करोड मुसलमान 
पड़े हैँ और उनके लिए हिन्दुस्तान के सिवा कोई दूसरी जगह नही है। उनमें से 
बहुत-से मुसलमानों के साथ हमारी जिन्दगी भर की मोहब्बत हैं । उनके साथ 
हम दगावाजी नहीं करना चाहतें | क्योकि जो कोई छोटी-मोटी चीज के लिए 
अपने मित्रों के साथ दगावाजी करता हैं, वह कभी कोई बडा काम नहीं कर 
सकता । उधर पाकिस्तान के मुसलमानों के अखबार आप देखे । 'डॉन” रोज 
रोज जो पढते हैँ वे जरा देखें, वहाँ के ओर अखबार देखें । अब वे कहते है 
कि मुसलूमानों का सब से बडा दुश्मन मे ही हूँ । मेरा ही नाम वे लेते हे। 

एक समय ऐसा भी था जब कि ये सव कहते थे, खुद कायदे-आजम भी 
कहते थे, वाकी सव छोग भी कहते थे कि गान्धी मुसलमानों का एनिमी न० १ 

( पहले नम्वर का शत्रु ) है। वह अब मुसलमानों का सब से बडा दोस्त हो 

गया है| मुसलमानों का अगर कोई परम मित्र और रक्षक है तो गान्धी जी 


लखनऊ रे 


है । अव मेरा नम्बर वहाँ रख दिया। क्यों रकखा क्योकि में साफ बात कहता 
हैँ । में छिपाता नही हैं। उधर अगर कोई बुरी चीज करेगा तो उसका बुरा असर 
इधर भी पडेगा। मे कहता हूँ कि भाई यदि आप छोग हमको चैन से काम 
करने देंगे, तो इंधर मुसलमानों को तकलीफ नहीं होगी । यो भी इघर पूरी 
शान्ति रखने की कोशिश हम करेंगे, क्योकि कोशिश करना हमारा पर्ज है, धर्म 
है। अगर हम अपने फर्ज को पूरा न करें तो हम ईश्वर के गुनहगार बनते है । 
सो कोशिश तो हम करेंगे। लेकिन अपनी कोशिश में हम पूरे कामयाव 
नहीं होगे, जब तक आपका कर्म ठीक नही होगा। तो आपको अब किस 
ढंग से चलना चाहिए ? क्योकि आप तो कहते थे कि अगर आप को 
पाकिस्तान मिल जाए, तो आप को पूरा प्रोटेक्शन ( सुरक्षा ) मिल जाएगा । 
अब जिन छीग वाले मुसलमानों ने इधर से यह काम शुरू किया था, यही लख- 
नऊ सारे हिन्दुस्तान के मुसलमानों के कल्चर का केन्द्र था, उन्ही छीडरो से 
में पूछता हूँ कि अब क्या प्रोटेक्‍्शन देते हे ” इधर हिन्दुस्तान में जो मुसलमान 
है, उनकी हालत देखें, आप उनका दिल देखे, उनका चेहरा देखे । हमको तो 
दर्द होता है । आपको नही होता है, उससे मुझे ताज्जुब होता है कि आपको 
क्या हुआ है । भाप तो वहू। जाकर बैठ गए। छकेकिन इन लोगों का कुछ सोचा 
कि उनकी क्‍या हालत है ? उन्हें आपने हम पर छोड दिया । ठीक है, छोड़ 
दिया। हम तो कोशिश करेगे । लेकिन वह वेठ कर भी आप हम को कूछ चैव 
लेने देंगे, कि वहाँ से भी तकलीफ करते ही रहेंगे ? 
यह तो ठीक है कि खूब मार-पीट हुई। परन्तु चाहिए तो यह कि जो कुछ 
हो गया हैँ, उसे हम भूल जाएँ। उन्होने भी बहुत वुरी तरह काम किया और 
हमने भी बहुत बुरा काम किया। दुनिया में हमारी वदनामी हुई, जगत के 
सामने हमें सिर भूकाना पडा । जब हिन्दुस्तान आजाद हुआ था, तब दुनिया 
में हमारी इज्जत वहुत वढ गई थी | लेकिन आज हम बहुत गिर गए है। तो 
यह जो नुकसान हुआ, उसे तो हमे पी जाना चाहिए । ठीक है, जो कुछ हुआ, 
सो हुआ । लेकिन तुमको यह क्या जरूरत थी कि वाकी हिन्दुस्तान में घुसने 
की कोशिश करो । आप क्यो जूनागढ के दरवाजे पर आ बैठे ? क्या जरूरत 
थी आपको ? वहाँ तक कहाँ से आया पाकिस्तान ? जाप के कहने से ही 
तो हिन्दोस्तान के इस तरह दो टुकड़े बनाए गएं। उसके वाद और भी टुकड़े 


करने हो, तो मैदान में खुली वातें करो | इस तरह से क्यों करते हो ? 
मात 3 


२४ मारत की एकता का निर्माण 


जूवागढ के वारे में नवाब साहब को सलाह दी गई कि आप पाकिस्तान 
मे शरीक हो जाओ, तो आपको स्वर्ग मिल जाएगा। वह वहाँ मिल गया। अब 
बेचारा कराची जाकर कंदी बना बैठ। है । अब उसके दिल की हालत पूछो । 
खुदा को याद करता होगा । उस से पूछो कि जुनागढ मे, हिन्दुस्तान में, जेल 
में रहना अच्छा है, या पाकिस्तान के स्वर्ग में ? हमने बहुत कहा कि यह पाकि- 
स्तान का काम अच्छा नही है । हम को चैन से बैठने दो । आप अब अपना 
काम करो । आपके पाकिस्तान के एरिया (क्षेत्र ) में जितनी रियासतें हे, 
वहावलपुर है, कछात है, और है, उनमें चाहे जो कुछ करो । हम उसमें नहीं 
पडेगे । पर उस समय हमारा कहना नहीं माना । अच्छी वात है । हम समझे 
कि जूनागढ में गडबड कर वे समझ जाएँगे । लेकिन फिर उन्होने काञ्मीर पर 
अड्डा लगाया | तब फिर हमने पूछा कि भाई आप काश्मीर में क्‍यों जा रहे 
है ? तो कहने छगे कि हम तो वहा कुछ करते नहीं। काइमीर में तो एक आजाद 
गवर्नेमेंट वती है, जिसे काश्मीर के मुसलमान चला रहे हैं लेकिन वह बात 
ज्यादा दिन नहीं चली । असली सब बात खुलने छगी। वहाँ फ़टियर ( सर- 
हद) के मुसलमान गए और उन्हे पाकिस्तान की तरफ से हथियार, कपडा, खाना- 
पीना और सब सामान दिया गया। उन को मोटर लारी और लडाई की सब चीजें 
भी दी गई । उनको लडाई की तालीम देने के लिए पाकिस्तान के अफसर भी भेजे 
गए। तब हमने पूछा कि यह क्‍या कर रहे हो ? खुली लडाई क्यो नहीं 
करते ? तो कहने छंगे, हम कुछ नही करते हे । 

इतना होते हुए भी हमने कोई कगडा नही किया। हमारी तरफसे, हिन्दुस्तान 
की सरकार की तरफ से, सारी दुनिया की बडी-बडी सल्तनतों की जमा- 
यत को, जिसे यूनाइटेड नेशन्स कहते हे, लिखा गया कि भाई, पाकिस्तान और 
हिन्दुस्तान दोनो देशों की सरकारें आपके यहाँ शरीक है, आप की सस्थाओ पर. 
हूँ, आप के सगठन में शामिल हे, इस से आपके कानून से हम सीधी लडाई नही 
कर सकते । तो आप उसका फैसछा कीजिए कि इस लडाई में पाकिस्तान का 
कितना हिस्सा है । जब हमने यूनाइटेड नेशन्स को इस तरह से लिखा, तव 
उनकी तरफ से जफरुला साहब कहते है कि वह क्यों गए? बाहर जाने की क्या 
जहूरत हूँ ? अपना मैल और मैला कपडा बाहर धोने की क्या जरूरत है? वह 
घोना हो तो अपने घर में घोओ । अमी चार महीनों तक हम पजाव में अपना 
मैला कपदय घोते रहे तो पूरा नहीं हुआ, अभी कहते हे कि घर में अच्छी घोओ। 


लखनऊ डेप 


अच्छी चात है । अब अपनी गवर्नमेंट को मे सलाह दू कि अजी जफरुलला साहब 
कहते हैँ कि आप वहा क्यो गए ? हिन्दुस्तान की सरकार को वहा जाने की क्‍या 
जरूरत थी ? वहां नही जाना चाहिए था । जाप को अपनी अरजी वापस ले लेनी 
चाहिए | फिर आपस में लड लेना इस से अच्छा है । ठीक है । यदि वह चाहते हूँ 
तो हम अपनी अरजी वापस ले छेगे। मगर हमें वत्ताइए कि दूसरा क्या रास्ता 
“होगा ? फिर तो हमें स्थालकोट और छाहोर होकर जाना पडेगा। यदि वह 
पसन्द हो, तो फैसला करना अच्छा है। लेकिन इस तरह से कहना और वबार- 
यार सरासर भूठ बोलना मेरी समझ में नहीं जाता। यह किस तरह का 
पाकिस्तान चलेगा ? तोमे कहता हूँ कि पाकिस्तान गिरेगा तो, इसी त्तरह 
से गिरेगा। 

आपको गिराने की हमारी रुवाहिश नहीं है | लेकित वार-वार आपकी 
तरफ से जो बातें कही जाती है, वे मेरी समझ में नहीं आती । जब हम आपस 
में बैठ कर वात करते है, तो कहते हूँ कि हाँ भाई, रेडर्स ( आक्रमणकारी ) 
लोग काइमीर में गए है , वे फ्टियर से गए हे। उनको हम समभाने की कोशिश 
करते है, लेकिन वे मानते नहीं है । आज तो हम कितना भी उन्हे कहे, लेकिन 
थे लोग नही मानेंगे । उधर बाहर दुनिया से कहते हैँ कि हम कुछ भी नहीं 
जानते । हमारा इसमें कुछ भी हिस्सा नहीं है । हमने कहा कि तुम्हारे घर 
में से होकर वे उधर चले जाते हँ। तुमने वहां से उन्हे रास्ता करके क्यो दिया? 
-आप सब सामान उन्हे क्यों देते हो ” यह क्‍या बात हैं ? तो वह कहते हैं कि 
तुम हमको कुछ दो, तो हम उनको समझा दें। अब इस तरह से जो हाऊूत बन 
गई है, उसके लिए म॑ हिन्दुस्तान के मुसलमानों से एक सवाल पूछना चाहता 
हैं । आप लखनऊ में जमा हुए । आपने बहुत बड़ा जरूसा किया। ५६ हजार 
मुसलमान यहा जमा हुए । आप सब लोगो की अगर यह राय है कि पाकिस्तान 
काश्मीर में जो कूछ कर रहा है, वह गलत है, तो क्यों आपकी जवान खुलती 
नही हैँ ? आप क्यो बोलते नही हो कि यह गलत रास्ता है ? जब तक मुसलमान 
हिन्दुस्तान में इस तरह से नहीं बोलेगे, तव तक हमारा काम बिलकूल मुश्किल 
हो जाता रहेगा । जितने वहा बुरे काम होते है, उनके बारे में यदि हिन्दुस्तान के 
“मुसलमान नही बोलेगे, खुले दिल से उसे वुरा नही कहेंगे, तो फिर उन्हे यह 
शिकायत नहीं करनी चाहिए कि उनकी वफादारी की तरफ किसी को अन्देशा 
है । तव हम से पूछने की कोई जरूरत नही है । 


३ भारत की एकता का निर्मार 


तो में आपसे बडी अदब से कहना चाहता हूँ कि में मुसलमानों का दोस्त 
हैं और दोस्त का काम है कि सच्ची बात कह दे और धोखावाजी न करें। 
तो में कभी मुसलमानों के साथ गलत वात नही करूँगा । में साफ-साफ कहना 
चाहता हूँ कि अब हिन्दुस्तान के मुसलमानों की वफादारी का वरुत आया है 
उनमें से प्रत्येक के दिल में हिन्दोस्तान के लिए प्रीयूरी मुहब्बत हो और बह. 
समझे उसे हिन्दुस्तान में ही रहना हूँ । उन्हे समझ लेता चाहिए कि पाकि- 
स्तान से उनका कल्याण नहीं होनेवाला हैं । पाकिस्तान उनकी रक्षा नहीं कर 
सकता । तब उनका कर्तव्य हो जाता हुँ कि जिस नाव में वे बैठे हे, उसी ना 
का हित सोचें, क्योकि उन्हें भी उसी नाव से चलना पडेगा। नाव चलाने में 
उन्हे साथ भी देना पडेगा । तो जिस तरह से पाकिस्तान के लोग कर रहें 
है, उसमें उन्हे ठीक-ठीक, सीधी वात कहनी पडेगी कि यह रास्ता गलत है । उस 
रास्ते से जाने में कोई फायदा नहीं हैं। अब यह कहा जाता हैँ कि पाकिस्तान 
और हिन्दुस्तान में यदि लडाई होगी, तव उसमें भी साथ देंगे । अरे भाई ! 
घहाँ तक तो न जाओ, तो खुली बात तो करो । पीछे हम देखेंगे कि क्या वात 
होती है । लडाई होगी, तब देखा जाएगा कि कौन किसका भरोसा करता है । 

सच्ची वात तो यह है कि दो घोडो पर सवारी नहीं हो सकती, एक थोड़े 
पर ही सवारी होगी। अपना घोडा पसन्द कर छो। ऊखनऊ ही के कई लोगो ने 
अपना घोडा पसन्द कर लिया और समझ लिया, दो घोडों की सवारी नही चलेगी | 
कास्टीच्यूऐएंट असेम्बली में जब हमारा कास्टीव्यूशन बन रहा था, तब वहाँ 
लखनऊ मुसलिम छीग के एक लीडर थे, उससे मेने साफ-साफ कह था 
कि आप इघर सेपरेट इलेक्ट्रेट ( पृथक्‌ निर्वाचन ) और रिजर्वेशन ( सुरक्षित 
स्थानों ) की बाते करते हैं। यही बातें करके आपने हिन्दुस्तान के टुकडे कराए। 
भव जो वाकी हिन्दुस्तान वचा है, उसका भी आपको टुकड़ा कराना है क्या ? 
यही इरादा हो, तो अब मेहरवानी करके आप पाकिस्तान मे चले जाइए । आप 
के इधर रहने से; कोई फायदा नही हूँ । तव वह पाकिस्तान चले गए। यह ठीक 
हुंआ। अच्छी वात हैं। अब कौन कहता है कि तुम पीछे लौट आमो। भाई, 
हम भी यह नही चाहते हे, कि पाकिस्तान और हिन्दोस्तान अभी जल्दी-जल्दी 
मिल जाएँ। यह तो तव कह सकते हे, जव कि पाकिस्तान का स्वाद खाते-खाते 
दांत खट्टा होकर गिर जाएँ, तव आगे की वातें करेंगे । अभी तो आप वहाँ 
ही बेंठो । छेकिन_ हमको हमारा काम करने दो | 


जखनऊ रेछ 


अगर हम इस तरह से गाफिल रहेगे, तो हम भी मार खाएँगे । हम 
कहते हे कि हमारे यहा जो चार करोड़ मुसलमान पडे हे, उसके हम ट्रस्टी हें । 
तो मे हिन्दू भाइ्यो से, जो हमारे आर० एस० एस० वाले नौजवान भाई हैं, 
उनसे भी कहता चाहता हूँ कि आप छोग कुछ दिमाग से काम लीजिए, अक्लछ 
से काम लीजिए और समझ से काम लीजिए, जिससे हमारा भी काम हो जाए 
और दुनिया मे हमारी वदनामी भी न हो, इस तरह से हमें काम करना 
चाहिए। यदि आपको लडाई की ख्वाहिश हो, और आपको लडना ही हो तो 
उसके लिए छडाई का मंदाव पसन्द करना चाहिए, छडाई का मौका पसन्द करना 
चाहिए और लडाई का सामान पूरा करना चाहिए। वेमौके से जो काम 
करता है, जो वेवकूफी से काम करता है, वह अपना सारा काम गेँवा देता 
हैं । तो मे यह कहना चाहता हूँ कि जो चार करोड मुसलमान इधर पड़े हैं, 
उनके साथ छेड़खानी कभी न करो । जितनी छेडखानी आप करेंगे, उतना ही 
हमारे ऊपर बोक पडता जाएगा, क्योकि एक तो उसके लिए हमें ज्यादा पुलीस 
रखनी पडती है। हमारे सेभालने की चीज़ तो वहाँ पडी है, इधर क्यो सेंभालते 
हो ? इनको इधर आराम से रहने दो | जिनके दिल में पूरी वफादारी नही 
होगी, ये आप ही चले जाएँगे, वे इधर रह ही नही सकते । इधर इतनी गरमी 
होगी कि वह हट जाएगा, इधर रहेगा ही नहीं। लेकिन अगर आप 
उनको इस तरह से वार-वार और बुरी तरह से परेशान करते रहोगे, तो 
जो हमारे साथ है, वे भी चले जाएँगे । वह हमारे लिए कभी भच्छा 


नही होगा । * 
यदि एक भी ऐसे मुसछमान को, जो हिन्दोस्तान के प्रति वफादार हू और 


जिसने हमारी आजादी की छूडाई मे हमारा साथ दिया और हमारे साथ मुहब्बत 
से रहा हैँ, यहाँ से जाना पडेगा, तो उससे वडी शर्म की और वात कोई नही 
होगी । यह वहुत ही बुरी वात हैँ। यह चीज़ हमे समभनी चाहिए । लेकिन 
जितने मुसलमान इधर दो घोडो पर सवारी करनेवाले है, उनमे से एक-एक 
को यहा से जाना पड़ेगा, उनमे से कोई इधर रह नही सकेगा। तो हमें इस 
तरह से काम करना हूँ कि हिन्दोस्तान में रहनेवाले मुसलमानों से साफ-साफ 
कह देना है कि आप कहते है कि हम वफादार है, तो जवान से कहने भर से 
काम नहीं चलेगा। लीगवाले वार-वार कहते हे, पाक्स्तिन गवर्नमेट बार- 
चार कहती है कि इचर जो माइनोरिटी ( अल्पमत ) है, हम उसकी रक्षा करने 


र्ज 


जेट भारत की एकता का निर्माण 


के लिए पूरा इन्तजाम करेगे । लेकिन जो लोग वहा रहते हे, उनसे माप पूछिए 
कि वे कैसा इन्तजाम करते हे । 

आज सिन्ध से रहनेवाले, हिन्दू हमारे पास चिट्ठी लिखते है कि वे 
बहुत दुखी है । दो महीना हो गया, मैने वम्बई से कुछ जहाज भेजने का वन्दो- 
वस्त भी किया था और कहा था कि इधर चले आओ । उस समय पर उन 
लोगो में आपस में कुछ फूट हुई, कुछ हमारे अपने लोग भी कहने लगे कि 
नही, सिन्ध में कोई दिवकत नहीं है, वहाँ ही रहो । सिन्‍धी मुसलमान भी 
यही चाहते हे । ठीक वात है। लेकिन सिन्धी मुसलमान की खुद वहाँ चलती 
ही कहाँ है । वहाँ तो छखनऊ के मुसलमान को या तो पजाव के मुसलमान की 
चलेगी, वहाँ सिन्धी मुसलमान की क्या वात चलेगी ? तो पाकिस्तान तो इस 
प्रकार बना हैं कि उसमे कानन से काम नहीं चलेगा, जिसमें किसी एक सत्ता 
से काम नही चलेगा, वहाँ तो हर आदमी नवाव हो जाएगा और अपनी-अपनी 
मर्जी से, जैसा दिल मे आएगा, वैसा काम चलाएगा। कोई उसे कब्जे में नहीं 
रख सकता है । आज ऐसी हालत वहा शुरू हो गई हैं। तो वहा से अब हिन्दू 
लोग लिखते हूँ कि उनके लिए वहा रहना एक मुसीवत हो गई है। वे वहाँ 
से निकलना चाहते हैँ, बढ़ा रह नही सकते । तो आठ-दस छाख हिन्दुओं को हमें 
वहाँ से निकालना है। इधर कई लोग कहते हे कि इतने ही मुसलमान इघर से 
निकालो | यह ठीक वात नही है। इस रास्ते से हमारा काम नही होगा। यदि 
हमे पाकिस्तान के साथ हिसाव करना है, तो वह इघर के मुसलमानों के 
साथ नहीं किया जा सकता । यदि हमारे आदमी वहाँ न रह सके और वहाँ 
उन्होंने एक कम्युनल ( साम्प्रदायिक ) राज वना दिया है, तो उन्हे बनाने | 
दो । हम वैसा क्यो करे ”? उनको रूडने की ख्वाहिश हो, तो हम तीस करोड़ 
पड़े हैं । हमारा मुल्क वहुत बडा हैँ । हमारी घरती मे इतना धन पडा है, 
हमारे पास इतने साधन हैं । लेकिन अगर हम पागल हो जाएँ तो कोई काम 
की वात नही कर सकेंगे । छेकिन अगर हम ठीक रास्ते पर चछे और अपने 
दिमाग पर काबू रक्‍्खे तो हमारे पास इतना सामान हैं कि पाकिस्तान की 
लड़ने की रवाहिश भी हो तो भी वह हमारा कुछ न विगाड सकेगा। वह तो 
अभी वच्चा हूँ । कल ही तो उसका जन्म हुआ है । वह क्‍या करेगा ? 

में देखता हैं कि कई नौजवानो में लश्करी ( छडाई ) की ताडीम लेने की 
रवाहिश हूँ | यह वहुत अच्छी वात हैं। लब्करी तालीम लेन, वह्‌ आज की हालूत 


लखनऊ रे६ 


में, मे जरूरत की चीज़ भी समझता हूँ। यदि हिन्दुस्तान गान्धी जी के रास्ते 
पर चला होता, ( जैसा कि हमे उम्मीद थी और हमारी ख्वाहिश भी थो कि 
हम उस रास्ते पर चलें ) तो दूसरी ,वात थी । लेकिन हम उस रास्ते पर 
चल नही सके । अव अगर उनके रास्ते पर भी न चले' और दुनिया के रास्ते 
पर भी न चलें, तो हम खड्ड मे गिर जाएँगे। इसलिए हमें एक रास्ता पकड 
लेना है । तो आज हिन्दुस्तान की और दुनिया की हालत ऐसी है कि हमे पुलीस 
भीर मिलिटरी के ऊपर भरोसा करना पडता हैं । इस हालत में हमारी 
पुलीस और हमारी मिलिटरी पक्की होनी चाहिए और हमारे नौजवानो को 
उसकी तालीम मिलती चाहिए । उसके लिए हम सोच रहे हैँ कि हमें क्या करना 
है। उसमें आपको भी पूरा मौका मिलेगा। लेकिन यह चाकू या छाठी की लडाई 
छोड दो और किसी की पीठ में खजर मारना भी छोड दो। उससे कोई फायदा 
नही है । उससे न हमारा चारित््य बढता है, और न हमारी इज्जत बढती 
हैं । वल्कि उस से हम गिर जाते हैँ । लेकिन अगर हमे छडना ही पडे, तो 
उसके लिए हमे लूडाई का मौका देखना होगा और लडाई का तरीका ठीक तरह 
से पसन्द करके लडाई की सामग्री वनानी होगी । 

आज के हालात में मेत्रे यह सोचा कि जब पाकिस्तान का ढंग इस प्रकार 
का चल रहा है, तो हमें क्या करना है। में अपने नौजवानों को बडे अदव से 
कहना चाहता हैं कि अव जितना हिन्दुस्तान हमारे पास है, उसे सौ फी सदी 
एक बनाओ | पहले भी हमले परदेसियो के पास हिन्दुस्तान को क्यो गुमाया था? 
हमारे मुल्क पर और लोगो का राज्य क्यो हुआ था? हमारी बेवक्फी से 
हुआ था। एसी वेचकूफी अब फिर न हो, वह हमें देखना है । तो हमारे नौजवान 
आज जो काम कर रहे है, उसमें मे कई वेवकूफियाँ देखता हूँ । जो हिन्दुस्तान 
बाकी बच रहा हैं, इसको हमे अगर एक गठरी मे बाँघना हो, पूरी तरह सगठित 
करना हो, तो हमे उसमे अूग-अलूग गिरह-गाँढें नही बनानी चाहिए । हमे 
सबको एक करना हैं। भव यहाँ अलग-अलग सम्प्रदाय का काम नहीं है। देन 
में जितनी रियासते हे, उनको भी हमे एक कर देना चाहिए। तो मेरी कोमिय 
तो सदा यही रही। पाकिस्तान वननेवाला था, सो वन गया; उसे अगर हमने 
नही बनाया तो कम-से-कम बनने तो दिया। तो उसमें हमें भंगड़ा नही करना 
चाहिए। जो हिन्दोस्ताव अब है, वह हमे ठीक करना चाहिए । 

पाकिस्तान के जअछावा एक अन्य टुकड़ा भी होनेवाला था, जो उस से 


ड० भारत की एकता का निर्माण 


भी बुरा था, और वह था राजस्थान। तो राजस्थान में बहुत लोग गडबंड 
चला रहे थे, उनकी चलती तो देश्ष में वहुत-से दुकडे पड जानेवाले थे। लेकिन 
भुभे आप लोगो के सामने यह कहने मे वहुत खुशी होती है कि हमारे देश 
में जो राजा थे, उन लोगो में बहुत-से समझदार लोग थे। उनमें से बहुतों में 
अपने देश के लिए बडा प्रेम हे । आप यह न समझें कि राजा लोग बडे 
स्वार्थी और घमडी लोग हैं। आप यह भी न समझें कि उनके पास धन का और 
सत्ता का मद है और कोई स्वदेशग्रेम नही हैं। मेने बहुत से राजाओं के साथ 
बातें की और हमारे और उनके वीच में जो पर्दा था, वह टूट गया। 

आपने देखा कि एक हफ्ता पहले में उडीसा में गया था। वहाँ मध्य 
प्रानतत की ४० रियासतें थी । उत सब रियासतों के ४० राजाओं ने दस्तखत 
दे दिया हैं कि आप हमारा राज ले लीजिए गौर आप ही सारा प्रवन्ध कीजिए । 
पहले किसी को रुयाल भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है । छेकिन हो गया। 
अव कई राजा परेशानी में पडे हे कि क्‍या हमारा भी यही हाल होगा। में 
विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी नीयत ऐसी नही है कि हम किसी को खत्म कर 
दें। लेकिन जहाँ राजा और प्रजा एक विचार के हो गए औौर मान गए कि 
हमारे बीच में यह्‌ अच्छी चीज है, हम सब की सलामती इसी में है, तो हमे 
मानना पडता हैं। तो ४० रियासतो ने मेरी वात समान ली। राजा और रैयत 
दोनो ने मिलकर यह सब कुछ किया । जिन राजाओं के दिल में शक्त है, 
में विश्वास दिलाता हूँ कि आपको हमारे ऊपर अन्देशा करने की जरूरत नहीं 
है । यदि जब भी इसमें से कोई राजा हटना चाहता है, तो में उसे छोडने के 
लिए तैयार हूँ । लेकिन तव उनपर जो खतरा आ सकता है, उसकी जिम्मे- 
दारी उनको खुद लेनी होगी । उनको समझना चाहिए कि आज तो उन्हें अपनी 
र॑यत को अपने साथ रखना होगा। जो राजा रैयत के साथ नही रहेगा, उसकी 
हस्ती जोखिम में रहेगी। रेयत को अपने साथ रखने की कोशिश करनी चाहिए। 
राजा लोग इसे समभते हैं । किसी के दिल में अगर कोई शका है, तो उसे 
लिकारेू देना चाहिए । 

तो अब हमारा जो इतना वडा सगठन वना है, उसका हमें क्या करना 
चाहिए ? हमने १५ अगस्त को सत्ता अपने हाथ में ली। अभी ज्यादा दिन 
नही हुए है, सिर्फ ४ महीने हुए हे । ४ महीने में हमने क्या किया ? जो कुछ 
हमने किया, उसकी फंहरिस्त बताऊँ, तो आप ताज्जुव में पड जाएंगे, कि 


लखनऊ ४7 


इस टूटी हुई सरकार ने क्‍या कूछ किया। बहुत-से लोग इसे नहीं समभते है और 
कहते हें कि अभी तक सभी कुछ पुराने ढग से चलता हैं। अभी तक वही पुराना 
राज है, कोई फर्क नही पडा। लेकिन वे देखते नहीं हे कि आजादी के साथ 
मुल्क का दो दुकटा हुआ। यह छोटी बात नहीं हूँ, वहुत बडो बात हैं। दो 
बडे प्रान्त थे वगाल और पजाव, उनका भी टुकडा किया गया। यह भी बडी 
वात है । फिर सरहद को ठीक करना भी खतरे की वात थी। भछी-व॒री वह 
भी हमने कर ली । 

हमारी हुकूमत चलाने के लिए लोहे का एक चौखटा था, जिसको स्टील- 
फ्रेम कहते हे। उसमें १२०० से लेकर १३५० तक आदमी थे । वे ही सदियों 
से हमारे हिन्दुस्तान का तन्त्र चलाते थे। उनमे अधिक परदेसी लोग थे। 
उसका भी हिस्सा किया । लेकिन यह हिस्सा दो तरह से हुआ। उसमे जितने 
अग्रेज थे, वे चले गए | ५० फो सदी के करीब उनमे अग्रेज थे, उनमें चन्द 
ही रह गए, वाकी सब चले गए। वाकी जो रहे, उनमे से ५० फी सदी पाकि- 
स्तान में चले गए। वाकी में से भी कई लोग हमारे धनिकों, इन्डस्ट्रियलिस्टो 
(व्यवसायपतियो ) ; के पास चले गए । नतीजा यह हुआ कि हमारे पास चौथाई 
हिस्से की सचिस बच रही । उसी से हम काम चलाते है । बहुत से लोग समभते 
थे, खास तौर से अग्रेज आफिसर सोचते थे कि इनका काम नहीं चलेगा। 
जो सविस चलती थी, वह टूट गई, तो इनका काम कँसे चलेगा ? लेकिन हमारा 
काम चलता हैं । 

उसके वाद हमारी जो मिल्कियत थी, उसका भी हिस्सा किया। एक 
कुटुम्प की भमिल्कियत का हिस्सा करने में कितना समय छूग जाता हैँ ? यह 
काम चन्द रोज में नहीं होता । लेकिन हमने सारे मुल्क के हिन्दुस्तान गौर 
पाकिस्तान के रूप मे, दो हिस्से किए | उसके लिए हम किसी अदालत में नहीं 
ग<ड। भापस मे वेंठकर यह सब कर लिया। पाकिस्तान चाहे कुछ भी कहे, लेकिन 
में कहता हूँ कि अगर हमे पाकिस्तान को खत्म करना होता, तो हम यह सब 
कभी न करते । हमने इस सब में उदारता दिखाई। हमने इस सब में दैसा 
ही वरताव किया, जैसा छोटे भाई के साथ करना चाहिए । कोई भी स्वततन्र 
आदमी हमारे पक्ष मे फैसला देगा । इस तरह से हमने सारी मिल्कियत का 


फंसला कर लिया। जो कर्ज देना था और जो रुपया दसरे मल्कों से लेना था 
उस सब का सी फंसला किया । 


9२ भारत की एकता का निर्माण 


इस सब के साथ-ही-साथ ४० लाख लोगो को इंघर से वहाँ भेज दिया, 
और ५० लाख लोगो को उधर से इस तरफ ले आए। ये सव किस तरह से 
आए और गए ? पैदछ चलनेवालों की ६०-६० मील लम्बी कतारें थी, 
दस-दस ऊाख आदमी एक काफिले में थे । दोनो तरफ से कतारें चलती थी 
और वे दो तीन महीनो तक चलती रही ! ऊपर से पावी पडता था और तीचे 
भी पानी ही पानी था। रोग फैल गया, कॉलरा फैल गया, खाने-पीने की बडी 
मुसीबत थी । इस तरह से इन मुसीवतो में छोगों का अदका-वदला हुआ। 
राह में अमुतसर जैसा सिक्खो का वडा शहर पडता था। सिकक्‍्खों ने हठ पर्कड 
ली कि हम इधर से मुसलमानों को नही जाने देंगें। तव मेंने अमृतसर जाकर, 
उन्हें समझाया कि ऐसी बेवकुफी न करो। उसमें राष्ट्रीय स्वय-सेवक-सघवाले 
भी थे, तो मेने उससे भी कहां कि तुम यह क्यो नहीं देखते हो कि हमारे 
दस लाख आदमी भी उधर पडे हे । लूडना है, तो लडने का ढग भी सीखेता 
चाहिए । तब उन छोगो ने मेरी वात मान छी और सव को अमृतसर के 
वीच में से जाने दिया । हमारे लोग भी इघर चले आए । 

इस सब हेरा-फेरी में हमने कान्स्टीट्यूएँट असेम्वडी का जरूसा भी किया । 
अपना कान्स्टीट्यूजन ( सविधान ) बनाने की कोशिश न सिर्फ हमने जारी 
रखी, वल्कि करीब-करीव उसे पूरा कर लिया । इतने लोग मारे गए, 
लाखो की मिल्कियत नही रही, लाखो के पास खाना-पीता नहीं रहा, हजारो 
रोते कलपते आदमी हमारे पास फरियाद करने आए । उनको भी हमने, जहू। 
तक बन पडा, आश्वासन दिया और साथ ही इतना काम भी किया । इसके 
साथ देशी रियासतो का भी काम कर लिया। तो चार महीने में हमते इतनी 
कार्रवाई की । इतना काम कोई भी सरकार करती, इतना बोक किसी भी 
सरकार पर आता, तो चाहे वह कितनी भी मजबूत सरकार क्यो ने होती, 
उसके दूठ जाने को सभावना भी | केकिन ईववर की कृपा से हमारी गवर्ममेट 
जहाँ तक वन पडा, अपना काम निवाहती रही । और इस सवमें हमारी 
इज्जत काफी बढी है। हमने जृनागढ में जो कुछ किया, काइमीर में जो कुछ 
किया, उससे लोगो को कुछ विश्वास आया कि यह लोग भी कुछ ताकतवर 
हे। 

तो इस हालत में हमें अब भागे क्‍या करता है? चार महीना तो हमने 
डय्कर काम किया, अब हमें क्या करना है ? अब में आपसे कहना चाहता 


लखनऊ श्रे 


हैँ कि हमें हिन्दुस्तान को उठाना है। हिन्दुस्तान दो सौ साल से गिरा पड़ा रहा! 
उसके पहले भी वह गिरा था। अपने इस हिन्दुस्तान को हमें उठाना है। तो 
इस काम में हमें समझ से काम लेना पडेगा | हमें सोचना चाहिए कि हमे 
वया चीज़ें चाहिएँ। एक तो हमारे पास मजबृत फौज चाहिए, हमे कमजोर 
थार्मी नही चाहिए । दूसरः हमें अपनी सेस्ट्रल गवर्नेमेट ( केन्द्रीय सरकार) को 
मजदूत बनाना चाहिए । आर्मी की तीन शाखाएँ है, हवाई फौज, समुद्र की 
फौज, और जमीन की फौज | वह सव मजबूत होनी चाहिए। क्योंकि यदि 
हमारा और पाकिस्तान का जिस तरह से काम चलता है, इसी तरह से चलता 
रहा, तो कभी-न-कभी खत्तरा है । यह वात छिपाना बेवकूफो का काम ह। 
कम-से-कम में नही छिपाता । हम चाहते तो है मुहब्बत । छेकिन हम अपनी 
आँख में किसी को घूल फेकने नही देगे । तो हमारे आर० एस० एस० वाले जो 
नोजवान भाई है, जो गाँवो में घूमते रहते है जौर वहुत्त-सी वाते करते है, वे 
लोग अगर गलत रास्ते पर चलते हो, तो उनको ठीक रास्ते पर लाना हमारा काम 
है । हमें उनको समभाना चाहिए कि उनका तरीका गरूत हैं । यह काम 
आ्डिनेन्स से नहीं हो सकता, उससे तो वे उल्टे तरीके पर चजेगे इसलिए 
मे उसके साथ कुछ-न-कुछ खामोशी से काम छेता हूँ। हाँ, अगर वे अपनी मर्यादा 
छोड देंगे तो फिर हमें लाचारी से सख्ती करनी पडेगी । लेकिन हमारे 
जिन नौजवातो पर हिन्दुस्तान का वोक पडना है, उन्हे क्या यह शोभा देगा 
कि बे हमें इतना मजबूर वना दें ? तो उन लोगो से मे अदब से कहना चाहता हूं 
कि वे इस तरह से काम न करें। 

भाप अब देख लीजिए कि हमने सेन्द्र गवर्नमेट वनाई, तो वह भी ऐसी 
गवर्नेमेट नहीं बनाई, जो सिर्फ काग्रेस की गवर्नमेट हो । ठीक है, काग्रेस 
के पास सत्ता तो है, लेकिन हम सत्ता का उपयोग इस त्तरह से नहीं करते 
कि सिर्फ अपनी ही चलाएँ | हमारी गरवनंमेंट में आप देखिए कि जो हमारा 
फाइनान्स मिनिस्टर ( अर्थ-सचिव ) है, वह एक कैपिटलिस्ट है। वह कभी 
काग्रेस में नही था, कभी-कभी वह काग्रेस के खिलाफ भी पडा । इसी तरह, 
देखिए डाक्टर श्यामा प्रसाद भुकर्जी हे, वह हिन्दू महासभा के प्रतिनिधि 
हूँ । हम उनको काफी छूट देते हे। वह कुछ भी वोले, उन्हे बोलने देते है । हमारे 
कई लोग कहते है कि ढा० श्यामाप्रसाद मुकर्जी काग्रेस गवर्नमेंट में बैठकर 
ऐसी बातें क्यो करते है, तो हम कहते है कि उन्हे बोलने दो | उससे क्या होता 


99 भारत की एकता का निर्माण 


है ? खाली बोलने से कोई बात थोडे हो होती है ” यदि हमारा काम ठीक 
झौर साफ होगा तो लोग हमारे पीछे चक्के आनेवाले है। में तो हिन्दू महा« 
सभावालो से भी कहता हूँ कि बाहर रहकर क्या करोगे ? आओ, काग्रेस 
में चले आओ । जो कुछ करना हो, हमारे साथ बेठकर वात करो । यह 
क्यों मानते हो कि अलग रहने से ठीक काम होगा ? तो हिन्दू महासमा को 
भे बार-वार सलाह देता हूँ कि अलग रहने से जाप तो अस्पृष्य हो गए, हरि- 
जन जैसे आप हो गए ! एक अछूग टुकड़ा बनाकर आपको अलग नही बैठना 
चाहिए, वल्कि भीतर भा जाना चाहिए। अलग बैठने से आपकी ताकत नहीं 
वढेगी । आप ऐसा क्‍यों गुमान रखते है कि आप ही करोडो हिल्दुओ को 
ठोक रखेंगे । इस तरह से तो हिन्दू-धर्म छोटा हो जाएगा, बहुत्त सकुचित हों 
जाएगा। हिन्दू घ॒र्म में तो काफी उदारता पडी है, काफी टॉलरेन्स (सहिष्णुता) 
पडी हैं । तो आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए। तो देखो, काग्रेस ने 
उनको भी सरकार में रखा। हमारे डा० जान मथाई क़िद्चियन हे । वह टाटा 
के यहाँ थे । लेकिन उनमें ताकत थी, वह काबिल थे, तो हमने उनको भी ले 
लिया । एक पारतसी गृहस्म हे, वह भी कभी काग्रेस में नही थे, चह भी आए।॥ 
सरदार वलदेव सिंह है, वह सिक्‍खो के प्रतिनिधि है, वह अकाली दल के थे, 
और इन्डस्ट्रियलिस्ट भी हैँ। तो इतने लोगो को तो हमने अपनी कैविनेट के भीतर 
लिया । वो हम इस तरहसे काम नहीं करते (--आप लोग ऐसा न समझे कि 
काँग्रेस कोई एक जमात बनाकर यथा कोई अपना वाडा बनाकर काम करना 
चाहती हैं। काग्रेस का इस तरह का कोई मकसद नहीं है । लेकिन कांग्रेस 
का धर्म यह हो जाता है कि हिन्दुस्तानभर में जितने लोग रहते हैं, वे सव यह 
महसूस करें कि वे अपने राज में पडे हैं, अपनी हुकूमत में पडे है। उन सब 
को पूरी सिक्‍योरिटी देनी चाहिए ।-उनकी सलामती, उनके रक्षण की जिम्मे- 
दारी अगर काग्रेस न के सके तो वह राज नहीं चला सकेगी । तो, जितने 
नौजवान भाई इस रास्ते पर चलते हैँ, उनसे मेरी वडी अदव के साथ अपील 
हैं कि आप हम पर भरोसा करें। हम जिस रास्ते पर आपको हे जाना चाहते 
है, उस रास्ते पर आप चले तो राज आपके अपने हाथो में आनेवाला है। 
हमको राज से क्या करना है ? इस हुकूमत को हम क्या करेंगे ? आपको यह 
भार उठाना है, तो आप इसके लिए तैयार हो जाइए । आपके और कामग्रेस के 
बीच रूगठा क्यों है ? आप काग्रेस में चले जाइए 4 


लखनऊ धर 


दूसरा एक काम हमें यह करना है कि काग्रेस में काम करनेवाले जो 
लोग है, उनमें से कुछ हुकूमत में आ गए है, सत्ता में आ गए है, और उनके 
दिल में यह ख्याल आ गया है कि अब हम तो हुकूमत और सत्ता से ही सव काम 
कर सकते हैँ, वह नहीं हो सकता । यदि काग्रेस में काम करनेवाले लोग 
ठीक तरह से काम करे, तो आर० एस० एस० वाले आज-कलर जिस तरह काम 
कर रहे है, उस तरह से नही करेंगे। काग्रेसवालो का काम है कि उनके साथ 
मिल्ले, उन्हे मुहब्बत से समभाएँ मौर उन्हे गलत रास्ते से ठीक रास्ते पर लाएं । 
डडे से यह काम नही होगा, क्योकि जब हम हुकूमत से काम करना शुरू करें, तो 
उस से और खराबियाँ पैदा होती हे । डडा तो चोर डाकू के लिए है, जो 
फिसाद करनेवाले, गुनाह करनेवाले है, उनके लिए हैं। अगर आप कहे कि 
आर० एस० एस० वाले भी गुनाह करते है, तो मे कवूछ करूँगा कि वे गुनाह 
फरते है । लेकिन इस गुनाह के पीछे उनका स्वार्थ नही हैं। तो उनके दिल में 
जो भाव है, वह ठीक भाव है । अगर हम उसको ठीक रास्ते पर ले जा सकते हूं, 
तो क्यो ने ले जाएँ ? तो वह काम हमें करता है । 

दूसरी वात यह है कि यदि हमे आर्मी ठीक रखनी हो, फीज को अच्छा 
भऔर मजबूत बनाना हो, तो आज के जमाने में उसके लिए जो सामान हमें 
चाहिए, वह हमे रखना होगा । आज हमें वड़ी फौज रखती हो, तो उसके 
लिए बड़ी-बड़ी इन्डस्ट्री चाहिए और ऐसा काम करना चाहिए कि हिन्दुस्तान में 
उद्योग दुवारा बन चले । इन्डस्ट्री के विवा फौज नहीं चलेगी। तो इस इन्डस्ट्री 
के लिए हमें क्या काम करना चाहिए ? इन्डस्ट्री में भी हमारी दिवकतें है और 
हम फेंसे है । चन्द लोग, जो मज़दूरो में काम करते है, यह समभते हैं कि अगर 
उनकी लीडरक्षिप रखनी हो तो उन्हे मजदूरों से वार-वार हतालू करानी 
है और ज्यादा-से-ज्यादा डिमाड ( मांग ) करानी है। माँग पूरी न हो तो 
हडताल कराओ, किसी-न-किसी वहाने से हडताल कराओ | हमारी इन्डस्ट्री 
को यह एक रोग छूगा हैं। यदि आपको मज़दूरों की सच्ची लीडरशिप चाहिए, 
तो जो चीज़ मजदूरों को नापसन्द हो, वह चीज़ उनसे कराने की त्ताकत अपने 
में छाओ, तब तो आप लीडर हुए। खाली फोकट लीडरश्िप में कोई दम नही 
है। मजदूरों के इन्टे रेस्ट में सच्ची वात क्या हैं ? इसके हित में सच्ची चीज़ 
क्या है ? सब से पहले यही उन्हे सिखाना चाहिए । 

लेकिन में तो उस वहस में भी नही पड़ता हूँ। में तो इतना ही कहता हूँ 


५ भारत की एकता का निर्माण 


आज हमारी हालत ऐसी है कि हमें हिन्दुस्तान की रक्षा करनी है, हिन्दुस्तान 
को उठाना है, उसे मजबूत बनाना है, और इसके लिए आप हमें एक मौका 
दीजिए। एक द्ू स कर लो कि अभी चार प/च साल तक हमें काम करने दोगे। 
नही, तो दूसरा काम करो । यदि आपको यही छूगता है कि आप यह काम 
नही कर सकते है, वो मेहरवानी करके आप वोक उठा लीजिए | चार-पाँच 
साल हम आपके पीछे नहीं लगेंगे, हम आपका साथ देंगे, मदद करेंगे। 
लेकिन आप यह क्‍या कर रहे हो ” जब परदेसी हुकूमत थी, तव तो हम समझ 
सकते थे। लेकिन अब यह हमारी खुद की हुकूमत हैं, आपकी अपनी 
सरकार है । यदि कुछ सममाना हो, तो हमको समभाओ, लेकिन वार-वार 
इस तरह भंगडा करने से क्या फायदा ? आज यह ट्रेड यूनियन काग्रेस, 
मजदूरो की सस्था, कम्यूनिस्टो के हाथ में पडी है। हमने देखा कि जब तक 
यह ससस्‍्था इन लोगो के हाथ में है, तब तक कोई काम नही होगा । क्योकि 
यह तो बार-बार स्ट्राइक ( हडताल ) के सिवाय दूसरी बात ही नही करते 
है | और हडताल भी कैसे ? उसमें वाइल्स (हिसा ) करते है। मैनेजरो को 
मारता, आफीसरो को पीटना और छोगो को मारना। अगर मजदूर हडताल 
में दरीक न हो तो उसको भी मारना । उनका एक ही पेशा है कि किसी-न- 
किसी तरह अनरेस्ट ( अशान्ति ) पैदा करना। तब हमने सोचा कि हमें लेबर 
का अलग सगठन बनाना चाहिए। तो हमने अरूग सगठन बनाने की कोशिश 
की । ठीक हैं। अलग सगठन बनाया, तो हमारा आपस में कगडा हुआ कि 
नही भाई, मजदूरो का हडताल करने का जो हक है, वह क्यो छीने छेते हो? 
तो हमने कहा कि भाई, हम कोई हक छीन नही लेते है । उनका यह हक 
कायम रहा । लेकिन मजदूरो और मालिको के बीच फरगडा हो, तो उसका फैसला 
पच से कराओ। चार-पाँच साल तक यह करो, पीछे उनका यह हक कायम 
रहेगा, हम उसे नही ले लेंगे। छेकिन चार-पाँच साल शान्ति से हमें काम करने दो । 
अगर हमें मजबूत फौज वनानी हो, तो उसके साथ हमें फौज का जितना 
सामान चाहिए, दारूद-गोला, मोटर-ट्रक, लोहा,पेट्रोल, कपडा, चीनी और 
खाना, वह सब हमें चाहिए। जितना सामान चाहिए, वह खूब अच्छा चाहिए। 
अच्छी रेलवे चाहिए, अच्छा तार चाहिए, अच्छा टेलीफोन चाहिए । अच्छी 
फौज रखनी हो, तो कौन-सी अच्छी चीज़ नही चाहिए ? सबसे पहले पूरी फौज 
चाहिए। फिर उस फौज की हिफाजत करनी चाहिए , उसे सव चीज़ें देनी चाहिए 


लखचऊ ९७ 


ओऔर इस सव के लिए घन चाहिए। अगर यही कहते रहोगे कि कोई पैदा ही 
न करो, झगडा ही करो, तो कौन फौज रक्‍्खी जा सकेगी और किस तरह से 
हमारा काम चलेगा ? 

आजादी के पहले चार महीनो में ही हमने इतना काम किया है । अब 
हम मुल्क को ठीक कर, साफ कर, आगे बढ़ना चाहते हैं । इस काम के लिए 
दो चीज़ करो । एक ठो यह कि जितसे मुसलमान इधर पडे हे, उनको चेन से 
रहने दो, उनसे ऋगडा न करो । क्योकि फिर हमारा चित्त उसमें जाता है। 
हमारा अटेन्दात ( ध्यान ) उसमें डाइवर्ट होता (बँट जाता ) हूँ। तो उनको 
चैन से रहने दो । अगर उनमें से किसी की नीयत अच्छी न होगी, तो वह 
पुकडा जाएगा। उसमें आपको डर नहीं रखना चाहिए । हम जाग्रत है । हम 
पागल लोग नही हैं। हम समभते है कि कह! चूहा पडा है, और कहा चोर पडा 
है। वह सब हम देखते हे। तो आपको इस तरह से हमको तग नही करना चाहिए, 
हमें मजबूर नही करना चाहिए । दिल्ली हमारी राजधानी है, उसमे हम राज 
करते हे, तो जो चन्द मुसलमान पडे हे, जो छोग उन्हे तग करते है, वे हमारी 
इज्जत पर हाथ डालते हे। उसका मतलूव यह होता है कि हम राज करने के 
लायक नही है । राजधानी में जो छोग वाहर से आए हैँ, एम्वेसेडर ( राजदूत ) 
आदि परदेसी लोग आए है, वे सव देखते हे कि यह राज कैसे चलेगा ? तो 
इस तरह से हमें नही करना चाहिए। में आप से कहना चाहता हूँ कि हमारी 
प्रेस्टिज ( रोव ) हमारी इज्जत कुछ बढने लगी है, उसमें किसी को ठोकर 
सही ऊगानी चाहिए। उससे आपको नुकसान ही होगा, कोई फायदा नही होगा ॥ 
तो हिन्दुस्तान मे जो मुसलमान पडें हे, उनको रहने दो और जो मजदूर लोग 
है, उन्हे काम करने दो । हां, आप कहते हैं कि मजदूरों को पैसा मिले, उनकी 
जितनी जरूरतें है, वे पूरी पड़नी चाहिए, तो इस काम में मेरा आपको पूरा साथ 
मिलेगा । 

मजदूरों को जो इन्साफ से मिलना चाहिए, वह उन्हें जरूर, मिलता 
चाहिए । एक हफता पहले हमारे वह, सेन्ट्रल गवर्नमेंट ( केन्द्रीय सरकार ) ने 
दिल्‍ली में एक कास्फ्रेन्स बुलाई थी। हमारे इन्डस्ट्री के मिनिस्टर डा० श्यामा- 
प्रसाद मुकरजी ने इस कान्फ नस में हिन्दुस्तान के सव उद्योगपतियों को बुलाया 
था भौर लेवर में काम करनेवाले सब लोगो को भी बुलाया था। सव ने मिलकर 
गवर्नेमेंट के साथ एक फैसला किया कि ठीन साल का एक ट्रूस ( सन्धि ) 


पद भारत की एकता का निर्माण 


करो कि तीन साल तक किसी को स्ट्राइक ( हडताल ) नही करनी है। इन तीन 
सालो में मजदूरों को किस तरह से देना होगा, उसका फैसला करने का एक 
मशीनरी वनाई गई । उसे सव कैपिटलिस्टो ने मान लिया और लेवर के जितने 
प्रतिनिधि थे, उन्होने भी कबूल कर लिया। लेकिन जब इधर से वे बम्बई 
चले गए, तो वहा जाकर एक रेजोल्‌हान [ प्रस्ताव ) पास किया कि यह जो 
बम्बई में गवर्नमेंट की तरफ से लेबर का काम चलता है, वह अच्छा नही चलता, 
इसलिए एक रोज की हडताल करो। उन्होने कहा कि सारे बम्बई 
शहर में एक रोज की हडताल करो गौर उसमें सव गवर्नेमेंट सर्वेण्ट्ूस (सर- 
कारी नोकर ) भी शरीक हो जाओ । इस तरह से दूसरे ही दिन उन्होने 
यह काम किया। में कल कलकत्ता में था। तो वहाँ भी करू उन्होने स्ट्राइक 
कराने की काफी कोशिश की । वह से मुझको बुलाया गया कि वहां इस तरह 
स्ट्राइक होनेवाली है। त्तो में दो दिन पहले वहा चला गया और तीन तारीख 
को मेने कलकत्ता में एक मीटिंग की, जो वहुत बडे पैसाने पर हुई। कोई बारह 
लाख आदमी वहा जमा हो गए। तो मेंने इन लोगो को समफराया कि यदि हम 
इसी रास्ते पर चलेंगे, तो हमारा हिन्दुस्ताव तबाह हो जाएगा। इसमें न मुसल- 
सान वर्चेंगें, न लेवर बचेगी, न कंपीटलछ बचेगी, च कोई गौर चचेगा । यह 
हडताल करने की जरूरत क्या हैँ? मुझे बताओ तो ? जब यह पूछा, तो उसमें 
कोई वात नही निकली । 
आज हिन्दोस्तान में जो अशान्ति है, उसे दृष्टि में रखकर हमारी गवर्ने- 
मेंट एक कानून बनाना चाहती थी, जिस से गुनाह करनेवाले लोगो को ठीक 
रास्ते पर ले आया जाए, उनके ऊपर कूछ काबू पाया जाए। मुझे ताज्जुब होता 
है कि हमारे अपने छोण स्ट्राइक करवा रहे है। तो में आप लोगो से, जितने 
लेबर में काम करनेवाले हूँ, उन सव से मे अदव से कहता हूँ कि हिन्दुस्तान 
को तो अमी आजादी मिली है। हम दो-चार साल हिन्दुस्तान में कछ इ्न्ड्स्ट्री 
बना हें, कुछ उद्योग पेंदा करें, तभी तो मजदूरों के लिए कुछ घन पैदा हो 
सकेगा और उन्हे हिस्सा मिल सकेगा। जहाँ होगा, वहाँ ही से तो कछ लिया 
जा सकेगा । लेकिन जो शून्य है, उसका क्या हिस्सा होगा ? कोई चीज होगी द्दी 
नहीं, तो क्या वटेंगे ” तो कुछ पैदा तो करो ! 
हिन्दुस्तान में जाज कोई भी चीज़ नहीं वत्तती । न अनाज परा मिलता 
है, व कपडा पूरा मिलता हैं, और न जिन्दगी की जरूरियात की और चीजें 


ते 


के 





















न 
मम >> कक $$5955₹५4३९+७ 
जन कक. #+> के हम] | 
श ८५८ ४०९१४१** ९१०९ १7९ 
कुल्का ह 8 क++पा+नुरका+क जको 433७:++-कनस्रपनक.. अत फिलकनइकनाक ४. 
5 5 ऊँ ६ 
४ आर्य के न के ू जाट ५ २०४०७०७.»+०५ +- 
ह ४+००७०३५७००६ ७ > ९७ # व ४ 
सच 2५ ७७७७००५४७४७कआशषेछ #+ 0 | ७ फऊ कर्क श्क्ष 
हा 8 7+००४%७$३-४+७+ ४ ७३ कक 
थ ञ +१००३१+१%४०+३१ ३७४ ढक ३७० 
हि ञ है ६९ $+ 0४ # है हक + 
| ३ 3 +407%»+9#%+ न 
$ २ ॥ है ३६३७ 
कि ्ि ६ /य्र 3३4७१९७ 
दे आह 
५ आगरा बल से 
३4१ह१ का] 
2 हि न्३क हट 
; ५ म्ढ प 
डर हु ३9 
ऊज ख् + बी ५ 
| 
ढ़ 
है 













७» # ४8. 
>#8 ७३७७७ 
2७३१० 
री] >्ब की 
हक कल 4 
३३४/+४४ लकुन् 
को ;:;४; | 
४४6 4०६ हज 
$#१७९+७९/ कक 
जज फ्ं 
जीओ भू + 


#केज ब # ४ # «>+ हम 
छ के ८0 ४ +#++ 4 4 ८ 0# 
#+३+%*+++८+४+७ 
8७५०+५१ # + 
45828: -:८८०८:० ० ०८०४८ 
कफ कक + ३2 फोकस 9989 ०4/०4०७७+$ ७) 
फनी 42234 44% केकीकं५ 
फकझ कक ३ क के 0००७७ ०+ ७६ ० १/७रू कर # 4 
#2०७ ४५७ + २४७५७ » 2७ 














न्‍ 
>> 
३ 


३0 0 
डुद::2::77::2::4: 77९2: 


फू ७ &#5%+ ०७४७ ७-७ ५ ५ 0 कह 

६+७०७#> ४ कर ७ केक करा ओ कक और, 

छू # कक # रस कक # के के के क के # है क #न्क के 3. # १ * 

७ कक $ छत 56८९० 2००७४१४८०७ / 
४१६७००००+४००७४७४७४७७+*५०+५४०७ “/-+ / 
"०००४७०+%७ ७७००७ :+ 












लखनऊ ६ 


मिलती है । वाहर से लानें की कोशिश करते हे, तो उसमें जौर मुसीचत आती 
है। तो आप लोगो को यह समझता चाहिए कि थह रास्ता गलत है। इस रास्ते 
पर जाने से फायदा नही है । हमारा यूनाइटेड प्रोविन्स ( उत्तर प्रदेश ) सव से 
बड्ञ प्रान्त है। उसमें पन्‍त जी हमारे प्रधान मन्‍्त्री हे जौर सरोजनी देवी गवर्नर 
हूँ । अब देशभर में जितने प्रधाव है, सब हमारे अपने है। अब मेंग्रेज की शक्ल 
भी दिखाई नहीं देती । कोई परदेसी मव नही है। पुलिस हमारी है, मिलिटरी 
हमारी है, फौज हमारी हैँ। अव हमारे रास्ते में क्या रुकावट हैं, जो बीच 
में जाती है ? हिन्दुस्तान के उठाते में मसल में मव॒ कोई रुकावट है, तो खाली 
वह हमारी अपनी वेवक्‌फी है । 

बहुत सालो के वाद हमारी गुलामी गई है, जौर अब मौका आाया हैं कि 
हम उसका उपयोग करें । यदि हम उसका सच्चा उपयोग करेंगे, तो दुनिया 
में हमारी इज्जत बढेगी । तभी दुनिया में हम और मुल्को के साथ आगे की 
जगह ले सकते हे । कल वर्मा स्वतन्त्र हो गया, परसो दूसरा होगा। सारा एशिया 
खण्ड स्वतन्त्र होगा। लेकिन इस सव का आधार हिन्दुस्तान के ऊपर है। यदि 
एशिया की नेतागीरी ( लीडरशिप ) किसी के पास चाहिए तो वह हिन्दुस्तान 
को लेनी चाहिए । वह लेनी हो, तो हमें उसके लिए ठीक ढग से काम करना 
होगा। भज तक तो हम एक ही रास्ते पर गए कि हाँ कानून तोडो, जेल में जाओ | 
उसी रास्ते पर हमने काम किया । पर आज भी उसी रास्ते पर चले जाओ, 
तो थह तो खुदकशी होगी । क्योकि वह सव तो परदेसियों के साथ लड़ने 
के लिए था, उनको यहाँ से हटाने के लिए था। तव वह रास्ता ठीक था। लेकिन 
आज वह रास्ता काम का नही है। तो अपनी सरकार के सामने भी वही रास्ता, 
वही हथियार लिया जाए, यह मूर्ख लोगो का काम है। उसमें कोई फायदा नही 
है। तो मेने आपको समझाने की जो कोशिश की, वह यही है कि अब ऐसा 
मौका फिर नहीं आएगा । अगर हम इसे गंवा देंगे, तो बेवकूफ बनेंगे । 

मेंते आपका कुछ समय तो लिया, लेकिन मेरे दिल में जो वात थी, वह 
मेने आपके सामने रख दी है। में कोई चीज छिपाना नहीं जानता हूँ और साफ 
साफ वात कहता हूँ । चाहे हिन्दू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिक्‍्ख हो, सब के 
सामने में साफ वात कहने बाला आदमी हूँ। नौजवानों को चुरा ऊगे, आर० 
एस० एस० वालो को बुरा लगे, लेकिन मेरे दिल में सबके लिए मुहब्बस 
हैं । में सबको यह समझाने की कोशिश करता हूँ कि ऐसा सौका फिर नही 

भा० ४ 


पूछ भारत की एकता का निर्माण 


जाएगा । अगर इस वर्त हम साथ मिलकर कुछ काम कर सकेंगे तो उस से 

हिन्दुस्तान का भला होगा, हमारा भला होगा। में उम्मीद करता हूँ कि यह 

सब जिस भाव से मेंने कहा है, उसी भाव से आप उसे स्वीकार करेंगे । 

जिस प्रेम से आप लोगो ने मेरा स्वागत किया है और जिस ज्ान्ति से मेरी बात 
* सुनी है, उसके लिए में आपको धन्यवाद देता हूँ । जय हिन्द ! 


( ३ ) 
बम्बईे, चोपाटी 


वम्वई 
१७ जनवरी, १९४८ 

बहुत दिनो के वाद आप लोगो से मिलने का सोमाग्य प्राप्त हुआ हैँ। में 
आप लोगो को मिलने की बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था, लेकिन में 
ऐसे कामो में फंसा रहा, जिससे आप लोगो को मिलते का अवसर नहीं बन 
सका। आज मे आपके पास आया, तो भी कोई ऐसा मौका नही था कि में दिल्ली 
छोड कर आपके पास आाऊँ। लेकिन पहले से मेने एक दो ऐसे काम कबूल 
कर लिए थे, जिनको पूरा करना मुनासिव था। 

एक तो हमारे उद्योग मन्त्री डा० श्यामाप्रसाद मुकर्जी ने वम्वई में उद्योग- 
पतियो की एक कान्फ्रेन्स बुलाई हैं। जो काज्फेन्स बुलाई हैँ, उसमें तय करने 
का मामला ऐसा कठिन है कि उसमे उन्होने मेरी मदद माँग ली और में इन्कार 
नही कर सका । क्योकि वम्बई में जो उद्योगपति रहते हैं, उनके हाथ में काफी 
ताकत हैं। थे सारे हिन्दुस्तान की कपडे की माँग को पूरा कर सकते है। 
जव जैसा हमने अनाज के वारे में राशनिंग कट्रोल वगैरह का एक फैसला किया 
है, इसी प्रकार कपडे के बारे में क्या करना चाहिए, यह भी एक वडा विकट 
अश्न है। अनाज के बारे में नो हमने फैसला किया था, वह कई छोगो ने पसन्द 


प्र भारत की एकता का निर्माण 


किया, कई लोगो ने नापसन्‍द किया। और अभी तक उसी की चर्चा चल रही है 
कि हमने ठीक किया या ठीक नही किया । केकिन कपडे के बारे में कुछ हमारे 
हाथ की वात नहीं है । उसमें हमें मदद चाहिए। एक तो कपडे की मिलो 
वाले उद्योगपत्तियो की मदद चाहिए, दूसरे इन कारखानो के जो मजदूर वर्गे 
है, उनकी मदद चाहिए, तीसरे कुछ व्यापारी लोग हे, उनकी भी मदद चाहिए । 
अब आप जानते हे कि हमारे हिन्दुस्तान में आज ऐसी हालत है कि खाने के 
लिए जितना अनाज हमको चाहिए, वह हम पूरा पैदा नहीं कर सकते | पैदा 
करना चाहिए, लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है । इसलिए हमको बहुत तक- 
लीफ होती है और बाहर के मुल्को से करोडो मन अनाज लाना पडता हूँ। उसका 
दाम वहुत देना पडता है । क्योंकि वाहर के मुल्को के लोग हम से काफी दाम 
लेते हे, जो अपने वहाँ अनाज का दाम है, वह नहीं । लेकिन वाहर भेजने के 
लिए उसमें से काफी नफा ले के दाम लेते है, तो उसमें हमको बडा नुकसान 
होता है । लेकिन हम लाचार हो गए हैं। क्योकि जब तक हम उत्तना अनाज 
पदा न करें, जितना हमारे मुल्क को चाहिए, और हम वाहर से भी न लावें, 
तो जैसी बगाल में हालत हुई थी, वैसे ही लोग छहरो में मरने लगे, तो वह 
बर्दादत नही हो सकता । 

हमने हिन्दुस्तान को एक तरह से त्तो आजाद किया। जिन्दगी भर की 
हमारी कोशिश थी कि हमें परदेशी हुकूमत को यहाँ से हटाना है। हटा तो 
लिया लेकिन जब हमने इंडिया या हिन्दुस्तान को आजाद कर लिया और 
उसकी हुकूमत का हमने चार्ज लिया, तव हमारे सामने जो समस्याएँ आई , 
उन्हे हल करने के लिए काफी बोक हमारे ऊपर पडा हैं और वह हमारी कमर 
तोड रहा है। वह एक अनाज का ही सवाल नही है, कपडे का सवाल नही है। 
परदेसी लोग अनेक मुसीवततें हमारे सर डाल गए है। हमने यह तो समझा 
था कि दो सौ साल के वाद जब एक हुकूमत चली जायगी, तो उसमें से कुछ ऐसी 
चीज़ें ज़रूर रह जाएँगी, जिनको हमें ठीक करना पडेगा और इस काये में 
हमें मुसीवत भी उठानी पडेगी । लेकिन हमने यह नहीं सोचा था कि हमारे 
लोग ऐसे पागल हो जाएँगे, कि हम भी खुद कुछ ऐसी नई समस्याएँ पैदा कर 
लेगे कि उनका हल करना अत्यन्त मुदिकल हो जाएगा। तो जो कई सवाल 
हमने खुद में पैदा किए हे, उन्हें किस तरह से हल किया जाय, वह सवाल 
में आपके सामने रखना चाहता हैं । 


चम्बई, चौपाटी पूरे 


हमने हिन्दुस्तान का टुकडा किया जाना कवूल कर लिया। कई लोग कहते 
है कि हमने ऐसा क्यो किया और यह गलती थी। में अभी तक नहीं मानता 
हूँ कि हमने कोई गलती की और में यह भी मानता हूँ कि यदि हमने हिन्दु- 
स्तान का टुकडा करना मजूर नहीं किया होता, तो आज जो हालत है, उससे 
भी बहुत बुरी हालत होनेवाली थी और हिन्दुस्तान के दो टुकड़े नही, वल्कि 
अनेक टुकडे हो जानेवाले थे। इस वात की गहराई में में आपको नहीं ले 
जाना चाहता हूँ, लेकिन यह वात में अनुभव के आधार पर बत्ताना चाहता हूँ । 
भेरे सामने वह सारा चित्र हैं कि हम किस तरह एक साल गवर्नेमेंट चला पाए 
थे और यदि हमने यह चीज़ कबूल न की होती, तो वया होता । परन्तु यदि 
यह सारा बयान में भापको दू, तो बहुत समय चला जाएगा। इसलिए में नही 
दूगा। लेकिन आप इतना विश्वास रखें कि जब मेते और मेरे भाई प० नेहरू ने 
यह कबूल किया कि अच्छा ठीक है, यदि टुकडा ज़रूर करना है और इसके 
बिना मुसलमान नही मानते, तो हम इसके लिए भी तैयार है । क्योकि जब तक 
हम परदेशियो को न हटा दे, विदेशी हुकूमत न हटा दें, तव तक दिन-प्रति-दिन 
ऐसी हालत होती जाती थी कि हमें साफ तौर से दिखाई दिया कि हमारे हाथ 
से हिन्दुस्तान का भविष्य नहीं रहेगा और परिस्थिति काबू से बाहर चली 
जाएगी। इसलिए हमने सोचा कि अभी तो दो टुकडे करने से काम ठीक हो जाता 
है, तो वैसा ही कर लो | हमने मान लिया कि ठीक है, अपना अलग घर लेकर 
अगर यह अपना भाई शान्त हो जाता है और अपना घर संभाल छेता हैं, तो 
हम अपना घर संभाल लेगे । लेकिन हमने यह वात इसी उमीद से मानी थी कि 
हम शान्ति से अपना काम करेगे। उसमें हमारी गलती हुई। टुकडा करने में 
हमारी गलती हुई, यह में नहीं कहता, लेकिन गलती इसमें हुई कि न करने 
का काम टुकड़ा करने के बाद हम लोगो ने किया। हमने किया, उसका मतलरूब 
यह हूँ कि हमारे सव छोगो ने किया और ऐसी बुरी तरह से कि हम गिर गए। 
आजादी के वाद दुनिया में हमारी इज्जत वढी थी और १५ अगस्त के वाद दुनिया 
में हमारी एक जगह वन गई थी। उस से हम गिर गए और बहुत नीचे गिरे। 
ओर देशो के लोग यह शक करने लगे कि हम लोग हुकूमत करने के लायक भी 
हैँ या नही। कई लोग ऐसा खयाल भी करने छगे कि यह आजादी चलनेवाली 
चीज नही हैं। यह आजादी तो हमने ले ली, लेकिन महीना, दो महीना या 
तीन महीनों में बह सतम हो जाएगी। कई परदेशी लोग मानने रंगे कि हम 


पूछ भारत की एकता का निर्माण 


तो भाई, पहले से ही कहते थे कि क्यो इनको आजादी देते हो । आजादी 
को ये हजम नही कर सकेंगे। कई भेँगरेज लोग ऐसे भी थे, जो समझते थे 
कि जब हिन्दुस्तान का किनारा छोडकर जाएँगे, तो बम्बई की वन्दरगाह 
पर लोग आएँगे और कहेगे कि तुम इस देश से मत जाओ और इधर 
ही रहो। वो मानते थे कि हम अपना राज नही चला सकेंगे | अब वहाँ 
तक तो हम नहीं गिरे और हमने एक तरह से तो हिन्दुस्ताव को ठीक 
कर लिया। 

जब पजाब का टुकंडा हुआ और बगाल का दुकडा हुआ, तो बगाल में 
तो गान्धी जी बैठे थे, सो उन्होने वहाँ की हालत को संभाल लिया। उम्मीद 
से भी कही अधिक अच्छी तरह संभाल लिया। उससे दुनिया पर बहुत असर 
पडा । हम पर भी असर पडा । मुल्क पर भी असर पडा। लेकिन पजाब में जो 
हुआ, वह बहुत ही बुरा हुआ | पजाब और उत्तर पश्चिम के सरहदी प्रान्त 
में | इन दोनो प्रान्तो में जो ख्वारी हुईं, जो अत्याचार हुआ, वह इस प्रकार का 
हुआ कि जिसका वयान करने से हृदय फट जाता हैँ। तो यह सब जो हुआ, 
उसकी चोट हम छोगो को बहुत लगी । और एक जिन्दा आदमी के सर पर जब 
घाव पडता है या ज़रूम रूगता हैं, तब उसमें से खून निकलता है और जख्मी 
को बेहोशी आ जाती है। वह चक्कर खाकर गिर जाता है। इस तरह से हिन्दु- 
स्तान का भी हाल हो गया । पजाव तो हिन्दोस्तान का सिर ही हैं। हिन्दो- 
स्तान के सिर पर घाव पडा और उसमें से बहुत खून वहा। इस तरह खून मिक- 
लने से हमारा देश गिर पडा, तो उसको सब तरह से उठाने की हमने पूरी 
कोशिश की । इस कोशिश में हम वहुत दूर तक कामयाब भी हुए। और 
जो हिन्दुस्तान वाकी रहा है, उसको एक तरह से हमने सगठित कर लिया 
वह होश में आ गया और सावधान हो गया ।लेकिन यह सब जो हुआ है, वह 
पूरी समझ और रजामन्दी से नही हुआ हैं। वह पुलिस की बन्दूृक से, मिलि- 
टरी की वन्दूक से और फोज के डडो से हुआ है। वह दिल से नही हुआ है तो 
उसकी चोट गान्बी जी को छगी है । 

जव तक हिन्दुस्तान पूर्णतया दिल का परिवर्तन न करे और जिस तरह 
से हमें स्वतन्त्र हिन्दुस्तान में अपना काम करना चाहिए, उसी तरह जब तक 
हम न करें, तव तक हमारा काम नही हुआ मौर तब तक गान्धी जी को चैन नहीं 
है, वह वेचेन हे । अब उनको दिल्‍ली में छोडकर में इघर जाया, तो मुझको 


बम्रई, चोपाटी ०३६ 


भी बहुत दर्द हुआ । परन्तु इधर न बाता तो और भी मुसीवतत होनेवाली 
थी । इसलिए में आया तो सही, लेकिन में भी पूरी तरह अस्वस्थ हूँ । इस 
तरह से में आपके सामने बोल रहा हैँ । लेकिन जो दिल से वात निकलनी 
चाहिए, जल्दी जल्दी वह निकलती भी नही, इत्तना दर्दे उसमें भरा है । 

तो हमने हिन्दुस्तान को एक तरह से बाँध तो लिया। अब हमारी कोशिश 
है कि हिन्दुस्तान को उठाओो । इस उठाने की कोशिश में यदि हमको भाप 
लोगो का साथ मिल जाए, तो अभी भी हमारी उम्मीद है कि हमने कुछ 
ज्यादा नही गेंवाया है । क्योंकि हमारा इतना वडा मुल्क है । इस मुल्क में कई 
सदियों से हमारी हुकूमत तो थी नहीं | हम लछोग छिन्न-भिन्न थे । यहाँ 
परदेसी हुकूमत ही चलती रही । अब करीव एक हजार साल के बाद हमारे 
पास यह मौका आया हैँ कि ८० प्रतिशत हिन्दुस्तान हमने एक कर लिया है। 
उसको उठाने का हमें यह पहला मौका मिला है। यदि हम इसका सदृपयोग करें, 
तो दुनिया के और वडे-बडे मुल्को के साथ हम बैठ सकते हैं और सारे 
एशिया की नेतागिरी हम ले सकते है। साथ ही और देशो को रास्ता 
बता सकते हूँ ! यही हमारी कोशिश है, उसमें हमको आपका साथ मिलेगा, 
कि नही, यही हमारी चिन्ता है । हमे उम्सेद तो है, लेकिन कभी कभी हम 
निराश भी हो जाते हे । 

१५ अगस्त के बाद हमने काम तो किया, और एक तरह से बहुत काम 
किया । उस काम से हमारी गिरी हुई प्रतिष्ठा फिर से हमे प्राप्त होने लगी, 
क्योकि दुनिया देख रही थी कि इन लोगो पर क्या बोक पडा है। हिन्दुस्तान की 
वर्तमान सरकार की जगह पर यदि दूसरी कोई सरकार होती, तो क्या करती, 
यह भी दुनिया जानती थी। बहुत से मुल्क अब यह सोचने छगे है कि 
जैसा वे हमे समझते थे, वैसे बुरे हम छोग नहीं हे। हिन्दुस्तान की जड़े बहुत 
भजबूत होती जा रही है और उनको वे हिला नही सकेंगे। चार महीने में दो 
भान्‍्तो के टुकडे किए और कई प्रान्तो में प्लेबीसिट ( जनमत ) लिया। 
आसाम में से एक टुकडा निकाल छेने का होसला भी कर लिया गया। बगाल 
का टुकडा कर लिया और पजाव का भी टुकड़ा कर लिया और उसके 





* गांधी जी उन दिनो दिल्ली में अपने जीवन का अन्तिम उपवास कर 
रहे थे । 


पद भारत की एकता का निर्माण 


साथ साथ इन्हीं चार महीनो में पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के बीच में सारी 
पुरानी मिल्कियत का भी हमने हिस्सा-वॉट कर लिया। अव एक कुूटुम्ब में भी 
यदि मिल्कियत का हिस्सा करना हो, तो दो भाइयो के बीच भी वह काम एक 
दिन मे नही हो जाता और उसका हिसाव-किताव करना पडता है, उसकी 
जायदाद का माप निकालना पडता है। कभी पच भी करना पडता है। कभी 
रंगडा भी होता हैं। यह सव निपटाने में वर््त लगता है। तो हिन्दुस्तान की 
मिल्कियत का, जमीन जायदाद का, जितनी हमारी दौलत थी, जितना हमारा 
कर्जा था, जितनी लोगो की सेक्धूरिटीज़ थी, सब का हिसाव करना था | इन 
सब चीजो का हमने फंसला किया और आपस में बाँठ लिया। इस सब कार्य 
में हमने किसी पच को नही बुलाया । 

पिछले चार महीतो में हमने न केवल यह सव ही किया, वल्कि इसके 
साथ-साथ लाखो आदमी पजाब मे एक तरफ से दूसरी तरफ गए और 
दूसरी तरफ से इस तरफ ले आए गए । अभी तक यह काम पूरा नही हो 
पाया, लेकिन करीब-करीव पूरा कर लिया हैँ । समय आया है कि इस 
काम में कितनी-कितनी मुसीबते आईं हे, उनका बयान में आपके सामने करूं। 
अगर में सब वाते विस्तार से बताऊं तो आपकी भाँखो मे ऑसू आ जाएँगे। 
एक लम्बा-सा, साठ साठ मील का रूम्बा, पेदल चलता जलूस एक तरफ 
से दूसरी तरफ के लिए चला, तो दूसरा उस तरफ से इस तरफ के लिए । 
दस-दस लाख आदमी एक साथ, जिनमे छाखो बच्चें मौर औरते थी, एक तरफ 
से दूसरी तरफ गए या आए। जो मर गए, सो मर गए। जो जिन्दा थे, वे 
गाडी, बैल, सेस सभी कुछ लेकर चलते चलते निकले । रास्ते में किस तरफ 
से मार पडेगी, इसका कोई ख्याल नहीं था। साथ में थोडी-सी पुलिस या थोडी- 
सी फौज ही होती थी। ऊपर से मूसरूघार पानी पडता है, नीचे भी पानी- 
ही-पानी भरा हैं। वच्चो और औरतो तक के पास का कपडा नही है, खाने 
का इन्तजाम नहीं है, ऊकडी तक नही है । दो-दो महीनों तक इस तरह 
से लोग चलते ही रहे । तभी लोगो में कालरा की बीमारी हुई और 
सैकडो हजारो लोग मरने लगे । 

इसी हालत में अमृतसर शहर के बीच में से मुसलमानों का जुलूस उधर 
जाने को हुआ । अमृतसर शहर हिन्दुओ और सिक्खों से भरा हुआ था। सिक्‍्खो 
ने इन्कार किया कि इधर से यह मुसलमान छोग नहीं जा सकते । वह ६० 


चम्बई, चौपाटी पूछ 


मील का रुम्वा प्रोसेशक (जुलूस ) अब वही पडा था। उसमें १० लाख 
आदमी थे और इन छोगो ने वही रोक लिया और दूसरा कोई रास्ता जाने का 
नहीं था । इधर इन लोगो ने हठ पकडी कि नही जाने देंगे । उधघर दूसरी 
तरफ हमारे जुलसो को भी रोक लिया गया । अव उसका फैसला कौन करें ? 
छोग गुस्से मे भरे हुए थे। अपने मकान जले हे, अपने वीवी-बच्चे कत्ल हो 
गए हे, अपने पास खाने-पीने की भी कोई चीज़ नही वची है | आँखे लाल है और 
तलवार लेकर निकल आए कि नही जाने देगे । तब फौज से भी यह काम 
नही होता । फौज आखिर बन्दुक चलाकर कितने हिन्दुओं को मारे ? 
कितने सिक्‍्खो को मारे ? तोप से हम कैसे रोके और कितनों को मारे ? 
सब में अमृतसर गया । सब सिख छीडरो को मेने बुलाया और उनके 
साथ बातचीत की । मेने कहा, यह क्या कर रहे हो आप ? आप १० छाख 
मुसलमानों को इधर रोक लोगे । १० छाख हिन्दू मौर सिकख वहाँ रुके 
पडे हैं । उन अभागो पर ऊपर से पानी पडता है। नीचे भी पानी है । उनका 
सव कपडा भीगा हुआ है। नोद नही है, खाना नही है। हैजा शुरू हो गया है । 
इस तरह से प्रोसेशन रोककर आप क्या फायदा निकालोगे ? मेने अनुरोध 
किया कि मेरी बात मानो । यदि हमे लछडना ही है, तो हम कुछ सम्यता से 
जडें ताकि दुनिया के लोग भी देखे कि यह छडनेवाले बहादुर छोग है। आपकी 
तलवार यदि इस तरह कमजोरो पर चलेगी तो उससे क्या फायदा होगा ? 
तुम बहादुर कौम हो । ऐसे कामो से दुनिया में हमारी इज्जत जाती है। वहादुरु 
सिकखों को बदनाम करनेवाला यह काम कभी मत करो | पटियाला महाराज ने 
भी मेरा साथ दिया । जितने सिक्‍्ख लीडर थे, वह समझ गए और मान गये । 

तब मेले वहाँ अमृतसर में एक वहुत बड़ा जल्सा किया । दो घटे की नोटिश 
में डेड लाख भादमी जमा हो गए । सव को मैने कहा और समझाया | मैने कहा, 
आपका काम यह हैँ कि आप अपनी गवर्नमेट की मदद करें, ताकि हमें पुलिस 
का उपयोग ने करना पड़े, फौज का उपयोग न करना पड़े ॥ आप खुद 
चौकौदारी करे | आप वालूटियर वनकर मुसलमानों को इधर से निकल 
रे ये भौर उधर जो हमारे हिन्दू और सिकख भाई पडे है, उनको इधर 
छाने में मद दे । ५० लाख आदमी हमें वहाँ से इघर लाना है। ४० लाख 
आपको इधर से वहाँ भेजना है। वैसे हम मरते रहेगे, उससे तो अच्छा है कि 
“अब अपनी फोज वनाकर, मजबूत हिन्दुस्तान बनाकर, पाकिस्तान और हिन्दु- 


पट भारत की एकता का निर्माए 


सस्‍्तान को लडना हो, तो लडें । लेकिन किसी ढग से लछडें, तब तो ठीक 
बात हूँ । यह इस तरह का लडना भी क्या है ? वहा कई हमारे मार० एस० 
एस० वाले लोग थे | उतको भी मेने समझाया कि हिन्दुस्तान का बोक तो आप 
लोगो को ही उठाना है । हम लोग तो अब जरित हो गए। हमने तो आजादी 
आपके लिए पाई है | यह आप क्या कर रहे हो? सव समझ गए । सबने 
मुझसे वायदा किया । उन्होने कहा कि यह काम हम करेंगे। आप वेफिक्र 
रहें | म॑ चला आया और मुझे खुशी हुई कि उसके बाद हमारे सिक्खो और 
हिन्दू भाइयों ने वहुत अच्छे ढग से काम किया, और सव को जाने दिया। 
निकलते-निकलते एक महीना डेढ महीना लग गया। लेकिन सब चले गए । 
उघर से भी बाकी के सब चले जाएं । 

आज सिक्‍्ख और मुसलमान के बीच में इतना जहर फैला हुआ हैँ कि मुसल- 
मान सिक्खो का चेहरा भी नही देख सकते । वे उन्हे वर्दाइत नहीं कर सकते 
है । सिक्‍खो ने मुझे जो कौल दिया था, यदि उन्होने उसका पूरा-पूरा पालन न 
किया होता तो आज न हिन्दुस्तान रहता, न पाकिस्तान रहता । इसमें मुझे 
कोई शक नहीं है । छेकिन फिर भी उन्हें बदनाम किया जा रहा हैं। अब 
उनको बदनाम करना कोई अच्छा काम तो नहीं है। कम-से-कम उससे 
ज्यादा तो में नही कहूँगा । आप ही देख लीजिए कि कराची में क्‍या हुआ। 
थोडे दिन हुए, वहाँ सिक्खो के गुरुद्वारे पर हल्ला किया गया । गुरुद्वारे में बहुत- 
से सिक्‍्ख जमा थे। वे शिकारपुर, सकखर जादि शहरो तथा वहाँ के देहातो 
से आए थे । पाकिस्तान की पुलिस ही उन्हे वहाँ लाई थी ! बाहर भेजने 
के लिए, हिन्दुस्तान में भेजने के लिए ! और हम चाहते थे जल्दी उनको यहाँ 
ले आएँ। लेकिन वहाँ गुरुद्वा रे पर ही उनको कत्ल किया गया। उसपर हल्ला 
किया गया । और उसके वाद सारे कराची में जितने हिन्दू लोग रहते थे, 
उनके मकानों की लूट-पांट शुरू हुई | अब वहाँ न हिन्दू रह सकते हैं न 
सिक्‍्ख । 

में तीन महीनों से कह रहा हूँ कि कराची में हिन्दू नहीं रह सकता । 
हँदराबाद में, कराची में, या सिन्ध में, कही भी हिन्दू और सिक्‍्ख नहीं रह 
सकते । हमें आपस में बैठकर दोनो गवर्नमेंट के बीच में समभौता कर सब 
को यहाँ ले आना चाहिये। जब में यह कहता था, तो मेरा सब विरोध करते 
थे कि यह तो मुसलमानों की या पाकिस्तान की बदनामी करते है| में वार- 


बस्बई, चौपाटी $ैि. 


वार कहता हूँ कि यह गलत वात है । में तो कहता हैँ कि यदि हम उन्हे 
यहाँ न लाएँ, तो वे मारे जाएँगे और उसकी जिम्मेवारी हमी पर पडेंगी । 
छेकिन हमारे छोग भी नही मानते थे । अब वे सव भागे-भागे जाते हे। आज 
हमारे पास जितने जहाज हैं, सिन्धिया के भी जितने जहाज है, वह सब 
हमते वहाँ भेजे है । अब किस तरह से छोगो को वहाँ से निकलना है, उनका 
बयान आज में नही करूँगा, क्योकि में जहर फैलाना नहीं चाहता । लेकिन 
हालत बहुत बुरी हैं। ये सिक्ख, जिन्होने मुसलमानों को इस तरह से यहाँ 
से जाने दिया, इन्ही सिक्खो के गुरुद्वारे में उनका ऐसा हाल हुआ ! इतना होते 
हुए भी सिकखो ने खामोशी रखी । सिक्ख मेरे पास आए तो मेने कहा कि 
सौ-डेढ-सो सिवख मारे गए हे। लेकिन उससे आपकी इज्जत वहुत बढ़ी है । 
आप बैठे रहिए, गुस्सा नही कीजिए । वे बैठ गए । उसके बाद गुजरात से 
ट्रेन आती थी, जिसमें वन्नू से हमारे सिक्ल और हिन्दू भाई आ रहे थे। इस 
ट्रेन में करीव-करीब तीन हजार आदमी थे। दस बजे उलटे रास्ते ट्रेन ले 
जाकर रोक ली गई। वहाँ हमारा मिलिट्री का पहरा था। मिलिट्री के करीब 
६० आदमी थे। कोई ६-८ घटो तक लगातार गोली चछ॒ती रही। ट्रेन में हमारे 
जो तीन हजार आदमी थे, अब उनमें से करीव-करीब एक हजार का हिसाव 
मिलता है , २,००० हजार आदमियो का पता ही नहीं चछता। बस और जो 
कुछ हुआ, उसका वयान करने का यह मोका नही है। छेकिन इतना में जरूर 
कहना चाहता हूँ कि यह सव होते हुए भी, सिक्खों ने उस सब को बर्दाश्त 
कर लिया और सव जगह पर, दिल्‍ली में भी, सिक्ल जब आज मिलते हैं, 
तो हम से कहते हैं भौर गान्धी जी को विश्वास दिलाते हैं कि हम खामोशी 
रखेंगे । ह_न सिक्खो को छोग जब बदनाम करते है, तब मुझको चोट रूगती 
है कि यह क्या वात है। छोग क्‍यों ऐसा करते हे? 
में आप से जो कह रहा था, इन्ही हाछात में चार महीने में हमने ये 
सेव काम कर लिए। सारा हिस्सा वॉटकर लिया , म कोर्ट में जाना पडा, 
ने किसी और जगह पर जाना पडा । साथ-साथ हमारी किस्मत में जूनागढ़ 
को समस्या भी आई । उसे जिस तरह से हमने ठीक किया, दुनियावाले 
छोग उसे देखते रहे। थे जानते है कि हम छोगों पर जो वो पडा है, वह 
वोक अगर दूसरी गवनंमेंट पर पडा होता तो उसकी कमर टूठ जाती । इससे 
हमारी इज्जत काफी वढी है। में दावा करता हूँ कि चार महीने में यह जितना 


दु० भारत की एकता का निर्माण 


काम हुआ है, उसे पूरा करना भी बहुत कठिन काम था | हमने उसे किस 
त्तरह से किया, यह आप जानते हैं। अभी भी हमारा कुछ काम वाकी है। 
अभी हमार ८ छाख सिन्धी भाइयो को इधर ले आना है। वह आ रहे हैं, तो 
लाने लाने में ही काफी समय लगेगा। क्योकि हमारे पास इतने वोट भी नही 
है । एक छोटी सी रेलवे जोधपुर की तरफ जाती है। उसमें भी एक छोटी 
रेलवे है, उसमे दो सौ ढाई सो आदमी बाते हे। रास्ते में जोवबम भी है। बहुत 
मुश्किल काम है । 

सिन्धी लोग, जो दुनिया भर में व्यापार करते थे और लहाखो, करोडो 
रुपयो का व्यापार करते थे। वे धनी लोग थे, वे सुखी छोग थे । लेकिन 
आज उनके पास कोई चीज बाकी नही हैं । सब खाली हो गया है। यो तो 
जो इन्सान पैदा होता है, वह एक दिन जरूर भरेगा। लेकिन इस तरह जो 
उसका मान भग होता है, वह बहुत बुरा है । वे न इधर के हैं, न उघर 
के हें । उधर अब कोई उतकी परवा नही करता, और बे दु खो के बोक से 
दव गए हूँ । अब अगर इधर भी हम उनको अपना न समझे, यह न 
समझें कि उनके ऊपर जो यह आपत्ति आई है, यह तो असल में सारे हिन्दुस्तान 
पर विपत्ति है, इस समय हम उनकी मदद न करें, तो वह कितना बुरा होगा ! 
हमें इस चीज को ठीक करना है। तो यह आप छोगो का काम है। आपका 
चम्बई शहर कितना बडा हैँ। इस बम्बई शहर के हर एक घर में दो-दो सिन्धी 
रख लो | आठ छाख में से सब-के-सव सिन्धी तो इघर आनेवाले हे नही । 
जितने सिन्‍्वी आनेवाले हैं, उन में तीन-चार लाख तो तीस या चालीस लाख 
की आवादीवाले इस वम्बई में खप ही सकते हे । अगर हम अपने दुखी 
आदमियों को भी हजम नही करेंगे, तो हम स्वराज्य कैसे हजम करेंगे ? 
तो में आप से यह कहना चाहता हूँ कि हमारा और आपका काम है कि हमारे 
जो सिन्धी दुखी भाई यहाँ आए है, हम उनकी तलाश करें। हम पता चलाएँ 
कि कौन आया हैँ, कहाँ आया हैँ । एक-एक को अपने पास रख लो और 
उसको संभार लो। और ये ऐसे छोग नही हे कि कोई भिक्षुक हो, या भिक्षुक 
चनना चाहते हो । पहला मौका मिलते ही वे अपना कार्य ठीक क्र लेंगे, 
क्योकि वे बहादुर छोग हैं, वे कुशल लोग है। हाँ, अभी उनमे गुस्सा भरा 
हुआ है, उनका दिमाग इस बख्त विगडा हुआ है । उनकी जगह पर हम 
ओर आप भे से भी कोई होता, तो उसका दिमाग भी विगड जाता। तो हमें 


बस्बरे, चोपटी $/ 


उनको सेमालता है । इस मौके पर उनके साथ सहानुभूति न बतामो, तो 
मुश्किल हो जाएगा । तो आपके पास मेरी नम््र विनती यह है कि आप 
समझ लें कि यह हमारा बर्म हैं। और यह फर्ज यदि हम अदा नही करेंगे, तो 
हम पर मुसीबत आनेवाली है । 
अब यह तो मेने आज थोडा-सा चित्र आपको दिया कि हमने अव तक 
. क्या किया हूँ । छेकिन अपनी कहानी सुनाने के लिए में नही आया। हमारी 
उम्मीद क्‍या है, हमें करना क्या चाहिए, वह सुनाने के लिए मे आया हूँ। 
इसमे मुझे बहुत निराद्ा होती है, वयोकि हमारे कई नौजवान भाई समभते 
हैँ कि उन्हे अपनी छीटरजिप सिद्ध करने या अपनी नेतागीरी प्रसिद्ध करने 
का मौका मिला है । यह देखकर मुझे वडा दुख होता हैं । सारे हिन्दुस्तान 
का भविष्य तो आपके पास पड़ा है, आपको सिद्ध किसके पास करने की 
जरूरत हैं ? 
में पहले अनाज का मसला छेता हूँ । जब हमने अनाज के वारे में, फूड 
कंट्रोल ( अन्न नियत्रण) के बारे में, एक पौलिसी (नीति) तय की, तो यह 
कोई आसान मामला तो था नहीं। उसमे बहुत मतभेद था। हमारे आपस 
में भी वहुत मतभेद था । लेकिन आखिर तीन-चार साल से कंट्रोल चलता है 
ओर चारो तरफ से शिकायत आती है तो उसका किसी-न-किसी तरह से 
फंसला नो करना ही है। गान्वी जी ने वहुत जोर दिया कि कट्गोल निकाल देना 
चाहिए। कई और लोगो की भी यही राय थी और देहातो में तो सब लोग 
यही कहते थे । हमने वार वार प्रान्तीय सरकारो में मिनिस्टरो को बुलाया, 
उनकी काफ़रेंसे की। आखिर हमने एक कमेटी बनाई, जिसमे बडें-वडे समभदार 
लोग थे। सर पुरुषोत्तम दास को इस कमेटी का चेयरमैन ( अव्यक्ष ) बताया 
बीर इस कमेटी से कहा कि भाई इस चीज को तलाभ् करके हमे सलाह दो कि 
हमें क्या करना चाहिए। उसमे हमारे सोशलिस्ट भाई राममनोहर लोहिया को 
भी रख लिया, क्योकि हम सव की राय लेना चाहते थे। अब इस कमेटी ने 
फैसला किया कि कंट्रोल को हटा देना चाहिए । उस फैसले पर जब अमल 
करने का बर्त जाया, तब फिर हमने प्रान्तो के मिनिस्टरों की बुलाया । फिर 
उनकी राय ली । सव लोगो की राय थी कि अब इसे हटाना ही चाहिए ! 
हमारी आलू इटिया काग्रेस कमेटी ने भी यही फँसछा दिया कि हां, 
हृठानो। जब हम छाचार हो गए, क्योकि चन्द जिम्मेवार लोग उसके खिलाफ 


हर मारत की एकता का निर्माण 


थे । हमारे सव आफीसर उसके खिलाफ थे) लेकिन हमने यह फैसला कर 
लिया । फैसला करके इधर से चले गए और हम सोचते रहे कि अब क्या 
करेंगे। हमारे सोशिलिस्ट भाइयो ने प्रस्ताव किया कि यह बहुत गलत काम 
किया गया है, बहुत बुरा किया गया है। जो सोशिलिस्ट काग्रेस में हें, उनका 
प्रतिनिधि तो हमने के लिया था और हमारे फूड मिनिस्टर डा० राजेन्द्र 
प्रसाद ने जयप्रकाश नारायण से भी कहा था कि अपना एक आदमी भेजें या 
खुद ही आजाएँ। तो उन्होंने कहा था कि हमें फुर्सत नहीं हैं। हम अपना 
प्रतिनिधि मेज देंगे, और उन्होने ही राममनोहर लोहिया को भेज दिया था। 
इस सब के बाद इन लोगो ने इस प्रकार किया 

दूसरी कान्‍्फ्रेंस डाक्टर ध्यामाप्नसाद सुकर्जी ने बुलाई। हमारे यहाँ कपडा 
भी कम पैदा होता है, उसको किस तरह से बढाया जाए और उसके कट्रोल 
के बारे में क्या किया जाए और किस तरह किया जाए, यह इस काफ्रेंस को 
सोचनए था । उसमें मजदूरों के प्रतिनिधि को भी बुलाया और जो उद्योग के 
प्रतिनिधि थे उनको भी बुलाया । सवको बुलाकर एक जल्सा किया गया। 
इसमें लेवर के प्रतिनिधि, कम्यूनिस्ट, सोशलिस्ट सभी थे । वहाँ हमारे 
प्राइम मिनिस्टर प ० नेहरू ने इन लोगो को सब कुछ समकाया और सबने उनकी 
राय मान ली। सब ने एक राय से फैसरछा किया कि हाँ, ठीक है। अब तीन 
सार तक कोई हडताल नहीं करनी चाहिए | में चिल्ला-चिल्लाकर बहुत 
दिनी से कह रहा था कि पाँच साल तक जमकर काम करो। सब भगडा छोड 
दो । नही तो, हमारा हमारे हिन्दोस्तान का कूछ भी भविष्य नही है। तो हमें 
इघर घधान्ति चाहिए | इसलिए जमकर हम कुछ काम करें, तव तो काम 
होगा | जब फैसका किया, तो उसमें सब शरीक थे। लेकिन जब फैसला करके 
इघर जाए, तो दूसरे या तीसरे ही दिन सोझलिस्ट पार्टी ने रेज्योल्शन (प्रस्ताव) 
पास किया कि गवर्नमेंट जाफ इंडिया ने ट्रूस ( सन्धि) का जो फैसला 
किया है, उसको हम पूरा नहीं मान सकते हैं । एक रोज के लिए तो हमें 
बम्वई में हडताल करनी ही है । 

में पूछता हूँ कि एक दिन के लिए टोकन स्ट्राइक क्यो ? क्या छीडरक्षिप 
सिद्ध करने के लिए ? उसे भी तो सिद्ध करना हैं। अरे भाई, इतना ही ऋगडा था, 
तो हमसे कहना था। हम ही लिख देते कि लीडरशिप आपकी है। लेकिव यह 
भी कोई तरीका है ! अब काग्रेस में मी तो आप है| आपका प्रतिनिधि वहाँ 


चम्बई, चोपाटी द्‌ 


*९१+ 


जाकर कवूल करके आया है और आप कहे, कि नही हमे तो ट्र,स नही माननी 
है। एक दिन की स्ट्राइक तो हम जरूर करेंगे। अब हम क्या करें ? भुझे बडा 
अफम्तोस हुआ कि जिन छोगो पर हम आखिर को गवर्नेमेट चलाने का बोझ 
डालनेवाले हे, वह इसी तरह से काम करेंगे, तो कौन-सी गवर्नेमेंट चलेगी । 
और ऐसा ही रहा तो हिन्दुस्तान के स्व॒राज्य का क्या भविष्य हैं ? हमारे 
हाथ अब कहाँ तक यह चीज़ रहनेवाली हैँ और कहाँ तक हम इसे रख सकते 
हैं ? तो हमको बडा दर्द हुआ। हो सकता है कि उनका पूरा कावू मजदूरों 
पर हो । मुझे तो यह कभी समझ में नहीं आया कि इस प्रकार कोई छलीडरशिप 
कँसे सिद्ध होती है, क्योकि मजदूरों को लीडरशिप तो तव सिद्ध होती हैं कि 
जो चीज मजदूरों को पसन्द न हो, वह चीज उनसे करवा कर दिखाओ। 
वह चीज अहमदाबाद मे ही होती है । दूसरी जगह पर नहीं होती। और 
अहमदाबाद में भी यदि हम सावधान नही रहेंगे, तो वहां से भी चली 
जाएगी । 

भाज अखबार मे यह पढकर मुझे वहुत दुख हुआ कि वहाँ के स्वामी 
नारायण के मन्दिर को हरिजनो के लिए खोलने से जब वहाँ के महाराज ने 
इनकार किया, तो सारी मिले बन्द हो गईं। देखो, हमारा दिमाग कहाँ तक 
चलता है । एक मन्दिर खोलने मे कोई आ्थिक सवाल या मजदूरों की तहरीक 
का भी कोई सवाल नही है । उसके लिए बस एक दिन की डेमौस्ट्रेशन (प्रदर्शन ) 
करो । उसमें सोशिलिस्ट, कम्यूनिस्ट सबको मिला छो। करो हड़ताल ॥ 
कपडा तो है नही मुल्क में । गरीब लोग भूखे मरते है। उससे किसी को 
फायदा नही है । इससे भहमदावाद में मजदूरों का सगठन इतना गिरा कि 
मुझको चोट लगी कि यह क्‍या हुआ । वहाँ कांग्रेस यह क्‍या करती है, यह 
मुझे काग्नेस को भी कहना पडा । 

“इस तरह जो स्ट्राइक हो तो कांग्रेस हमारे हाथ से चली जायगी, यह 
मेरा निचोड है । क्योकि में इस तरह से काम नही करता थोडे दिन हुए, 
में कलकत्ते गया था। वहाँ भी यही तरीका हूँ | पाँच तारीख को एक दिन 
की स्ट्राइक करो । उसमें कम्यूनिस्ट, सोभलिस्ट, एटीकाग्रेस जितने थे, सब 
मिल गए । एक दिन की स्ट्राइक करो । में वहाँ गया तो, दस-वारह लाख 
आदमी जमा हो गए । तीन तारीख को मेने मीटिंग की। बहुत छोग आए। मेने 
सब लोगो नो समझाया कि क्‍या आप पसन्द करते हो कि स्ट्राइक हो मौर 


६9 मारत की एकता का निर्माण 


कलकत्ता जैसे सिटी में एक दिन की स्ट्राइक करने से जाप समझते हो कि पुलिस 
और गवरनंमेंट के ऊपर क्‍या बोझ पडता हैं ? उसमें से कोई फिसाद हो 
गया तो उसका क्या नतीजा निकलेगा ” और किस चीज के लिए आप हड- 
ताल कर रहे है ? उससे आपका क्‍या फायदा होगा ? जब लछोग समभा गए, 
तो मेने कहा कि आप लोगो का कर्त्तव्य यह है कि जब इस तरह स्ट्राइक 
होने का समय आए, तो आप खुले तौर से उसका विरोध करे। तव आपको 
घरो में नही बैठे रहना चाहिए। सब लोग यह चाहते हे कि हडताल न हो। 
परत्तु मजदूरों के साथ कौन भगडा करे। मजदूरों में काम करनेवाले तृफानी 
लोग कहत॑ हें कि वे फिसाद करेंगे, मोटर पर हमला करेंगे, घर पर हमला 
करेंगे, पत्थर डालेंगे। इस से डरकर अपने काम पर मत जाओ, घर में बेठ रहो। 
इस तरह काम नहीं चल सकता । इस तरह से अपने स्वराज्य में आप अपनी 
जिम्मेवारी पूरी नही करेंगे । हर आदमी का फर्जे हैं कि वह सिटीजनशिप 
( नागरिकता ) के अधिकार और जिम्मेवारी दोनो को अदा करें और अगर 
आप एसा नही करेंगे, तो देश का बहुत वडा नुकसान होगा। आज तो एक 
दिन की स्ट्राइक हो जाएगी, क्योकि मजदूरों को इतना ही तो कहना है कि 
एक दिन घर वैठो, आराम सिलेगा छुट्टी मिलेगी, तनख्वाह भी मिलेगी । परन्तु 
यह लीडरशिप की वात नही है । यह तो पागलूपन हैं। इससे किसी का कोई 
फायदा नही होगा । तो कलकत्ता वालो ने मान लिया। फिर भी कई लोगो 
ने ट्रामें रोकने की कोशिश की। द्वामो पर पर वम डाछा, कुछ गड़बड़ भी 
की। लेकिन सब लोगो ने विरोध किया कि यह नहीं चलेगा, तो स्ट्राइक 
नही हुई । यानी आप छोगो को स्ट्राइक पसन्द न हो तो आपको भी उसी 
तरह से करना चाहिए । 

अब बाज मे आया तो मेरे पास सोशलिस्ट लीडर अशोक मेहता की एक 
चिट्ठी आई कि पोर्ट ट्रस्ट में तीन हपते हडताल चली है। अब आप इस चीज 
में इन्साफ कराने के लिए सदद कीजिए। अव में क्या करूँ? अब में उसे चिट्ठी 
लिखनेवाला हूँ कि यह तो गवनेमेंट आफ इंडिया का काम हैँ। यह प्रान्तीय 
बवनेमेंट का काम नही हैं। इसलिए हम उनको वरावर इन्साफ देगे। वयोकि 
हमारे कम्यूनिकेशन के मिनिस्टर डा० जान मथाई मजदूरो की तरफ काफी 
हमवदर्दी रखते हे। लेकिन वह सी वग आ गए हूँ और वह भी कहते है कि अब 
तो कोई रास्ता निकालना चाहिए । मेने कहा कि एक ही रास्ता है, वह यह 





नमस्तार का उत्तर देते हुए 


कक 


पटेल जनता वे 


सरदार प 


वस्बई, चोपाटी ह्पू 


कि निदचय कर लो कि स्ट्राइक तो हम कभी वर्दाश्त नही करेंगे। तब यह काम 
होगा । जब तक ऐसा नही होगा, तव तक हम गलत रास्ते पर चलते रहेगे। 

यह यूटिलिटी सविस ( जनोपयोगी सेवा ) है और जाहिर काम के लिए पोर्ट 
ट्रस्ट है। मजदूरों के लिए ही तो वहाँ अनाज आता है| लोग भूखो मरते हूं, 
रागन श्ञाप पर अनाज हमें पहुँचाना ही है। मजदूर हड़ताल करके बैठे तो 
बाहर से आनेवाला अनाज वोट में ही पडा रहेगा | तो हम क्या करे ? 
क्या हम वंठे रहे ? सोशलिस्ट भाई की वात मान ले ? तो हमने मजदूरों की 
एक नई लेबर फौज भर्ती कर ली, और उनसे कहा कि आप लोगो को काम 
करना पडेगा। इस तरह हमने एक छोटी-सी फौज बनाई है। हमने उन लोगो 
को भेज दिया कि जाओ काम करो । अब कास तो चलता है। लेकिन अब 
यह चिट्ठी आई है, तव हमे क्या करना चाहिए ? तब मेने सोचा कि अब एक 
ही जवाब देना चाहिए कि यह जो मजदूर स्ट्राइक करने गए हे, उतकी जगह 
हम दूसरो को भर्ती करनेवाले है। उतको निकाल देंगे तो उसका वोभ आप 
पर पडेगा। क्योकि या तो हमको ग्रवनंमेट आफ इंडिया छोड देनी चाहिए । 
वम्बई गवर्नमेट चाहे, तो छोड सकती है, हम नही छोड़ेंगे । हम ऐसा नही 
करेंगे । यह बहुत बुरा काम है, यह छीडरजिप नही है । इसी तरह की बातो 
से हिन्दुस्तात का सत्यानाश होनेवाला है । 

जितते लोग सोशलिस्ट का लेविल लगाते है, वें सव सोगलिस्ट है. ऐसा 

न मानिए। जितने लोग कैपिटलिस्टो के दोस्त हे, उनके साथ घूमते हे, उन 
सवको कैपिटलिस्ट का एजेंट कह दिया जाता है, परन्तु उससे काम खतम 

नही होता । लेकिन मेने कलकत्ता मे भी कहा था कि में सोशलिस्ट का लेविल 
तो नही लगाता, लेकिन में अपनी कोई प्रौपर्टो ( जायदाद ) नहीं रखता । 

जव से गान्वी जी का साथ हुआ, तभी से। और में भी आपके साथ सोशलिस्ट 

में था। उससे भी जागे जाना हो तो उसमे मुकाबिछा करने को तैयार हूँ। 

लेकिन हिन्दुस्तान की वरवादी होने के काम में में कभी साथ नही दूगा। उसमें 

भाप कहे कि में कैपिटलिस्ट का एजेंट हूँ, जो चाहें सो नाम छगाइए, 

लेकिन में इस रास्ते पर हिन्दुस्तान को नही चलने दूंगा । जब तक में बैठा 
हैं, में ऐसा हरगिज्ञ नही होने दूँगा । मुझे तो वड़ा अफसोस होता है कि हम 
लोग कहाँ जा रहे हे । सवाल यह है कि अब हमे क्‍या करना चाहिए । एक 
तो हमने हिन्दुस्तान का दो टुकड़ा किया। उसके बाद हमारे मुल्क में यह हालत 

भा० ५ 


8 भारत की एकता का निर्माण 


थी कि सल्तनत जब चली गई, तो यह कह कर गई कि भारत में जो सावे- 
भौम सत्ता थी, वह खत्म हो गई और जो पैरामाउन्सी थी, वह हवा में उड 
गई । तो हमारे मुल्क में पाँच सौ राजा पडे हे, क्योकि यहाँ इतनी रिया- 
सतें हे। इनमें बहुत से लोगो को लगा कि अब कया होगा, अँग्रेज तो चले 
गए । बहुत-से सोचने छगे कि राजस्थान बनाओ और उसमें काफी कोशिश 
हुई। अगर अलग राजस्थान बन जाता, तो वह पाकिस्तान से भी बुरी चीज 
थी । हमने तो हिंदुस्तान गेंवाया ही इसी कारण से कि अनेक अरूग-अरूग 
राज्य एक नही हो सकते थे । अब हमें फिर से उसे नही गवाँना है । इसलिए 
साथ-साथ दो-चार महीने में यह भी काम करना था कि हिन्दुस्तान को सग- 
ठित करके सव राजाओ को भी साथ ले ले। आप देखते हं कि हमने यही काम 
कर लिया । दो-तीन राज्यो के साथ कगडा चलता है, उसका भी फैसला हो 
जाएगा और ठीक तरह से हो जाएगा। उसर्गे मुझे कोई शक। नही है। लेकिन 
जब मेने यह काम किया तो कई छोग कहने रंगे कि भई, यह तो राजाओं 
का दोरत हो गया। कैपिटलिस्ट का दोस्त तो में पहले ही था, अब राजाओं 
का भी दोस्त हो गया । ४८ घटों में चालीस रियासतें सेने खत्म की | तब 
वे लोग कहने लगे कि यह वया चीज़ बनी ! तो काम तो दिमाग से होता हैं 
और जिस समय मौका गाता है, उस समय काम होता है। जब फल पकता 
है, तव उसमें मिठास आती है । लेकिन कच्चा खामो तो दाँत खटटठे हो जाएँगे, 
और पेट खराब हो जाएगा । इस तरह से यह सब भी हमने चार महीने में 
कर लिया । 

अब हमें म्या करना है ? अब करने का काम यह है कि हमें हिन्दुस्तान 
को उठाना है और दुनिया के और उन्नत मुल्को के साथ उसको रखना है। 
उसके लिए आज हिन्दुस्तान में किस चीज की जरूरत है ” एक, मेने जो कहा 
और जिसके लिए गान्धीजी फाकः कर रहे हे, उस चीज की हमें पूरी जरूरत 
है । हमें गुस्से पर, अपने मिजाज पर, काबू रखना है कि इधर हिन्दुस्तान 
में कोई फसाद न हो। आज में एक प्रेस काफ्रेंस में गया था। एक आदमी ने 
सवाल पूछा कि जितने हिन्दू और सिक्‍ख वहाँ से निकालते है, उतने मुसलमान 
हम धृधर से निकाले कि नहीं ? भव इस तरह से हमारा दिमाग चलेगा, तो हमारा 
काम नहीं होगा । जितने मुसलमान इंघर पे हे, उन सबको चैन से रहने 
दो । यदि उनको जाना पड़े, तो अपने कर्म से जाना पडे, हमारे कर्म से 


चम्बई, चौपाटी ह्छ 


नही। यदि चह गलती करेगा, तो उसको जाना ही पड़ेंगा। लेकिन थदि वह 
चफादारी से हमारे यहाँ रहे, तो हमें उसपर पूरा भरोसा करना चाहिए । 
जैसा हमारा रहने का अधिकार है, इसी तरह से उसका भी है। उनको दिल 
को पूरी अमन और चैन से यहाँ रहता चाहिए। चन्द मूसलमानों को मार 
देने से मुल्क का कोई फायदा न होगा । इससे मुल्क का बुरा होगा, 
नुकसान होगा। यह चीज़ हमको छोड देनी चाहिए । यही में मुसलू- 
मानों से भी कहता हूँ और कभी-कभी कंडी भाषा में भी कहता हूँ। 
लेकिन कई मुसलमान समझने छंगे कि यह हमारा दुश्मन है। तो में कहता 
हूँ कि गान्धी मी तो एनेमी नम्बर १ था। वैसे ही में भी हें। लेकिन जैसे गान्धी 
आज उनका सबसे बडा मित्र हैं, ऐसा ही में भी हूँ, यह आप समझ छीजिए । 
क्योकि में कोई बात छिपाऊँगा नही । में साफ सुनाऊँगा। यदि में छिपाऊँगा 
तो वह आपसे दगा करना होगा | तव में दगावाज हो जाऊँगा । में दगावाज 
नहीं होना चाहता । तो आप ऐसी वात न समभे । जो बात मे कहता हैं, 
उससे आपको थोडा सा बुरा या कटु भी लगे, तो हजम कर लीजिए। लेकिन 
मेरी वात समझ लीजिए । 

तो एक चीज तो हमे वहीं करनी है, जो गान्धी जी चाहते हे । वह 
यह कि इस तरफ हिन्दोस्तान में कोई गड़वड॒ न करो। पाकिस्तान में कुछ हो, 
त्तो उसका वदला हम इधर न ले । बुरी चीज में मुकाबला न करो" भी 
चीज़ मे मुकाबला करो | गान्धीजी जितना कहते हे, अगर वहाँ तक नहीं 
जा सके, तो जो में कहता हूँ और जवाहरलाल कहता है, वहां तक तो चलो। 
गान्धी जी के साथ तो आप जाकर नही वठ सकते हो, में भी नहीं बैठ सकता 
हूँ । में भी कहता हे कि मुझे राज्य चलाना है, वन्दृक रखनी है, तोप रखनी 
है, आर्मी रखनी है । गान्धी जी कहते हे कि कोई न करो। तो वह मे नही 
फर सकता हूँ । और मुझे ऐसी जार्मी रखनी है, जिससे हमारे सामने कोई 
नज़र न रख सके, इस तरह की मजबूत आर्मी मुझे: रखनी है । नही तो मुझे 
इधर से हट जाना चाहिए | मुझे यह चीज़ नही चाहिए । क्योकि में तीस 
करोड का टूूस्टी हो गया हूँ। मेरी जिम्मेवारी हूँ कि में सबकी रक्षा करें । 
तो इस तरह मुझे करना है। गान्धी जी जिस तरह करना चाहते हे, उस तरह 
तो में नही कर सकता । लेकिन गान्धी जी भी यह अच्छी तरह सममभतते हें, में 
उनको भी कहता हूँ कि भाई, में तो हुकूमत लेकर वैठा हूँ। मेरे पर हमला 


घट मारत की एकता का निर्माण 


होगा मे उसे बर्दाश्त नही करूँगा । क्योकि मेरी जिम्मेवारी है। वह समभते हैं 
कि यह ठीक कहता हैं। यह हँसने की वात नही है। मेने वार-वार उनके साथ 
बात की है। उन्होने मुझसे कहा, “में तो ऐसे ही करूँगा। आप अपने रास्ते 
चलिए । मेरा रास्ता अच्छा है, यह मे जानता हूँ।” 

मेने कहा--“में भी जानता हूँ कि आपका रास्ता अच्छा है । लेकिन वहाँ 
तक मे नही जा पाता हूँ ।” 

लेकिन जो रास्ता इधर वताया जाता है कि हिन्दू वहाँ से निकाले जाएँ, 
तो उतने सुसलमान इधर से निकालने ठीक नहीं हैं । और यह भी 
हैं कि लडना हो, तो लडाई का मैदान गौर लूडाई का मोका होना चाहिए । 
सव चीज़ हमारे साथ होनी चाहिए। हमारे पास लडाई का सामान पूरा 
होना चाहिए, कि घाटा न पडे | यह सव चीज़ ठीक करके काम करता 
चाहिए। तो गवरनंमेंट जो पार्टी चलाती है, वह तरीके से काम करती है। पागलो 
की त्तरह काम करेगी, तो हार जाएगी । तो यह चीज़ करने की हैं कि यह जो 
हमारा हिन्दुस्तान है, उसमें अब कोई गडवड न करो। मेहरवानी करके अब 
हमको काम करने का मौका दो । अब ५० राख तो हम निकाल लाए | जो 
चन्द २५, ३० हजार आदमी फ्राटियर में पडे हें और सात-आठ लाख सिन्व 
में पडे हैं, उनको आराम से ले आने की मेरी कोशिश है । इसमें तकलीफ तो 
पडेगी । क्योकि पत्थर के नीचे हमारा हाथ पडा हैं । तो कुछ ठीक तरह से 
सेमाल कर निकालना है। उतना निकल जाए, तो पीछे कोई रूगडा हमें नही 
रहता । 

अब हमें हिन्दोस्तान की हिफाजत के लिए फौज रखनी होगी। और अगर 
आर्मी मजबूत न हो वो हिन्दुस्तान, आप समझ लीजिए कि, खत्म हो जायगा। 
तो मजबूत फौज तो हमें रखनी होगी । मजबूत फौज रखनी पडी, तो फौज 
के पीछे कितनी चीजें चाहिए, उसका नक्शा आप के सामने होना चाहिए। और 
यह न हो तो फौज रखने की बातें वेकार है। बहुत-से छोग मुझसे कहते हें 
कि भर्ती क्यो नहीं करते हो । हम भर्ती में भाने के छिए तैयार हैं। छेकिन 
में भर्ती करके क्या करू ? जितनी भर्ती करूँ, उसके पीछे कितनी चीज़ें चाहिए, 
उसका तो आपको खझूयारू नही है । क्योकि खाछी आदमी भर्ती करने से काम 
नही होता । हिन्दुस्तान की पिछली सरकार ने पिछली लडाई में २५ राख 
आदमी भर्ती में लिए थे। लेकिन करोडो-अरवों रुपयो का ख्े हुआ था। जढ 


चैखई, चोपाटी 68. 


लडाई चलती थी तो एक घटे की स्ट्राइक भी किसी कारखाने में नहीं हो 
सकती थी। और यह सब लोग जो आज स्ट्राइक की वात करते हे, उन दिनो 
सही कर सकते थे। 

लडाई के दिनों में हमारे कम्यूनिस्ट भाई कहते थे कि “ज्यादा पैदा करो 
और स्ट्राइक न करो |” आज कहते है कि बैठ जाओ और कम पैदा करो! ” 
क्योकि आज कोई पकडनेवाला नही है; क्योंकि आज कोई लाठी नही चछाता। 
घह लड़ाई पीपुल्स वार ( जनता का युद्ध ) हो गई थी। अब क्‍या हुआ 
पीपुल्स” का ? भूखे रहो, खाओ नही, पैदा मत करो और बस मौज करो ! 
ऐसा ही हुआ तो देश क्या होगा ? क्योकि इस चीज़ में आर्मी नहीं बन सकती। 
फौज अच्छी बनानी हो, तो हमे कितनी चीजे चाहिएँ ? एक तो आम्सें-एम्यु- 
निशन ( हथियार-वारूद ) चाहिए । उसके लिए फेक्टरी चाहिए । वह 
फैक्टरी रात-दिन चलनी चाहिए | वह २४ घटा चले । फौज के लिए राइ- 
फले चाहिएँ। भर्ती करूँ, तो कहाँ से करूँ? बन्दूक देनी हो तो कहां से लछाऊ ? 
में जाऊे सोशलिस्ट के पास कि दो भाई ? इस तरह काम नही बनेगा। यदि 
हमारी फैक्टरी है, तो कितनी है, कहाँ है, उनमें कितने काम करनेवाले है 
भौर उस फैक्टरी मे से हम कितनी पैदावार कर सकते है, कितनी पैदावार बढा 
सकते है, यह सब हिसाव हमारें पास है, उनके पास तो है नहीं । वह 
तो जानता भी नही है कि यह सव क्‍या हूँ ? सिर्फ वन्दू्के ही नही चाहिएँ, त्तोपें 
चाहिएँ, मशीनगने चाहिएँ, उनके लिए वारूद-गोला चाहिए, बम चाहिए, 
हवाई जहाज चाहिए, वम फेकनेवाली मशीने चाहिएँ। उनके लिए ट्रेण्ट आदमी 
चाहिए। छेकिन मेने कोई जगह नही देखी, जहां स्ट्राइक नही होती है। सब 
जगह पर होती है । साथ ही हमे पेट्रोल चाहिए, यह सब कहाँ से छामोगे ? 
हमारा पेट्रोल परदेसियो की मेहरवानी पर है । कल हमारा पेट्रोल वह बन्द 
फर दें, तो हमारी लडाई खत्म । पेट्रोल के बिना कुछ नहीं चल सकता। 
पयोकि आज को लडाई ऐसी लडाई नही, जैसी पहले थी। पेट्रोल चाहिए, 
उसके साथ हजारो ट्रक चाहिए और ट्रक्स भी ऐसे चाहिए जो वरावर तैयार 
मिले! जीप्स चाहिएँ कि विना सड़क के भी चली जाएँ; पहाड़ के ऊपर जा 
सकनेवाली मोटरे चाहिए । 

अब ये सव चीजे कहाँ से छामोगे ? कहा बनती है इधर ? और इघर 
हमें नए कारखाने खोलने होगे, तो किस तरह खोलेगे ? स्ट्राइक होगी बौर 


घट भारत की एकता का निर्माण 


होगा म॑ उसे बर्दाइत नही करूँगा ॥ क्योकि मेरी जिम्मेवारी है। वह समभते हें 
कि यहू ठीक कहता है। यह हँसने की वात नही है। मेने बार-वार उनके साथ 
बात की है। उन्होने मुझसे कहा, में तो ऐसे ही करूँगा। आप अपने रास्ते 
चलिए । मेरा रास्ता अच्छा है, यह में जानता हूँ ।” 

मेने कहा--- में भी जानता हें कि आपका रास्ता अच्छा हैं । लेकिन वहाँ 
तक मे नही जा पाता हूँ ।” 

छेकिन जो रास्ता इधर वताया जाता है कि हिन्दू वहाँ से निकाले जाएँ, 
तो उतने मुसलमान इधर से निकालने ठीक नहीं हें । और यह भी 
हैं कि लडना हो, तो लडाई का मैदान और लडाई का मौका होना चाहिए । 
सव चीज़ हमारे साथ होनी चाहिए। हमारे पास ऊकूडाई का सामान पूरा 
होना चाहिए, कि घाटा न पडे | यह सब चीज़ ठीक करके काम करना 
घाहिए। तो गवर्नमेंठ जो पार्टी चलाती हैं, वह तरीके से काम करती है। पागलो 
की तरह काम करेगी, तो हार जाएगी । तो यह चीज करने की है कि यह जो 
हमारा हिन्दुस्तान है, उसमें अब कोई गडवड न करो । मेहरवानी करके अब 
हमको काम करने का मौका दो । अब ५० लाख तो हम निकारू छाए । जो 
चन्द २५, ३० हजार आदमी फ्राटियर में पडे है और सात-आठ लाख सिन्व 
में पडे हें, उनको आराम से ले आने की मेरी कोशिश है । इसमें तकलीफ तो 
पडेगी । क्योकि पत्थर के नीचे हमारा हाथ पडा है । त्तो कुछ ठीक तरह से 
सेभाल कर निकालना है। उतना निकलरू जाए, तो पीछे कोई रगडा हमें नहीं 
रहता । 

अब हमें हिन्दोस्तात की हिफाजत के लिए फौज रखनी होगी । और अगर 
आर्मी मजबूत न हो तो हिन्दुस्तान, आप समझा लीजिए कि, खत्म हो जायगा। 
तो मजबूत फौज तो हमें रखनी होगी | मजबूत फौज रखनी पडी, तो फौज 
के पीछे कितनी चीजें चाहिए, उसका नक्शा आप के सामने होना चाहिए। और 
यह न हो ठो फौज रखने की बातें बेकार हूँ। बहुत-से लोग मुझसे कहते हें 
कि भर्ती क्‍यों नहीं करते हो । हम भर्ती में जाने के लिए तैयार हे। लेकिन 
में भर्ती करके क्या करूँ ? जितनी भर्ती करें, उसके पीछे कितनी चीज़ें चाहिए, 
उसका तो आपको रुयारू नही है । क्योकि खाछी आदमी भर्ती करने से काम 
नही होता । हिन्दुस्तान की पिछली सरकार ने पिछली ऊूडाई में २५ राख 
आदमी भर्ती में लिए थे। लेकिन करोडो-मरवों रुपयो का खर्च हुआ था। जब 


बम्वई, चोपाटी ७२ 


विगढता है, हमारा भी विगडता है। तो कोई हद भी है, कोई मर्यादा भी है कि 
कहा तक जाना है ? अब कहते है कि हम तीन साल की एकट्र,स के लिए तैयार 
है। लेकिन हम तो शर्ते लगाएँगे। राज्य हमे चलाना है, और वह कहते हे 
कि इस तरह से हम चलाएँ कि वृद्धि वह दें और काम हम करें। इस तरह 
से काम नही बनेगा भाई साहब ! 

मेने बहुत दफा कहा कि एक प्रान्त पसन्द करके आप ले ले गौर वर्हा आप 
चलाके बताएँ कि इस तरह से हम काम करेंगे। वह कहते है कि आपके 
दिए हम थोडे लेगे। आपको देने का क्या अधिकार हैं ? हम तो छीनकर 
लेगे । अच्छी बात है । इस तरह से वह एक कारपोरेशन जीतने के लिए 
आए है। हम हँस कर कहते है, छीजिए | स्ट्राइक हुई । कहते है कि कारपो- 
रेशन का चुनाव होनेवाला है, इसलिए आए हे । भव कितने सोशलिस्ट 
कारपोरेशन मे थे, वह देख लीजिए । उसका इतिहास देख लीजिए कि कार- 
पोरेशन में क्या-क्या काम उन्होने किया | जितने और लोग कारपोरेशन में 
भाज तक थे, जो पाँच-दस साल से वहाँ बैठे थे। उनका कारपोरेंशन के काम 
का इतिहास देखिए । जब डिसक्वालिफाई (पदायोग्य) होने का समय आए, 
त्व जा कर हाजिरी दे । तव तक तो हाजिरी भी न दें । अब इस तरह 
से काम करो, तब तो क्या काम होगा ? चाहो तो एक कारपोरेशन को आप 
सेभालो | यह तो वहुत ही अच्छी बात है। लेकिन सेमालवा चाहिए। अब 
कहते हे कि यह गवर्नमेट बुरी है, ठीक काम नही करती है। जैसे पहले चलती 
थी वेसी ही है, उसमे कोई फर्क नही पडा। असल में फर्क पडा उनमें। दूसरों 
में कोई फर्क नही पडा, क्योकि पहले वे ऐसे नहीं थे, अब हो गए है। तभी तो 
उनको काग्रेस में से निकालना पडा। कहते हे कि हम काग्रेस में से इस्तीफा देंगे। 
अच्छी बात है, दो । जो लोग काग्रेस मे काम करेगें, काम का बोर तो 
उनके ऊपर पड़नेवाला हैँ। मुझे दिल में खटका रहता है कि यह क्‍या हो 
रहा है। 

में आप छोगो को,यह समभाना चाहता हूँ कि कारखाने अब हमारे हैं और 
हमें ज्यादा पैदा करना हैं | तव कहते हूँ कि नेशनलाइज़ (राष्ट्रीयकरण ) 
करो। यह तो कैपिटलिस्ट लोग घन पैदा करके ले जाएँगे। आपने हिसाव नही 
देखा कि हम कितना रुपया टैक्स में लेते हे ? १६ आना में हम साढे पन्द्रह जाना 
तक टंक्‍्स छे लेते हूँ। तो कैपिटलिस्ट लोग हमसे कहते हूँ कि हम क्‍यों 


छ०ो भारत की एकता का निर्माण 


भया होगा ? अब लोहा चाहिए। क्योकि वन्दूक वनानी हो, तोप वबनानी हो, 
सब चीज बनानी हो, तो स्टील चाहिए, लोहा चाहिए। टाटा का एक कारखाना 
हमारे हिन्दुस्तान में जमशेदपुर में हैं गौर हमने उसकी काफी मदद की है। 
क्योकि हम यह समभते थे कि वह मुसीबत में था। लोहा एक नेशनल 
वेल्य है, राष्ट्र की दौलत हैं। अगर उसको हम ठीक नही रखेंगे, तो हमको 
मुश्किल पडेगी । तो आज भी एक ही कारखाना हैं । लेकिन आज स्टील 
(लोहा) पर कन्ट्रोल हैं। आपको मारूम है कि आज मकान बनाना हो तो 
उसके लिए स्‍्टीरू चाहिए, या लोहा चाहिए, तो नही मिलेगा । उस पर 
कन्द्रोल है, क्योकि हमारे पास है ही नहीं। हमारे देश में जो लोहा बनता 
है, वह बहुत कम बनता हैं। हिन्दुस्तान में ऐसे कारखाने बहुत से चाहिएँ। तो 
हमें लोहे के नये कारखाने बनाने हे और बनाने के लिए हम क्‍या करें ? 
अब आप बताएं कि बडा कारखाना बनाएँ, तो अभी तो जो एक ही चलता 
है, उसमें भी बार-बार स्ट्राइक होती हैं । दूसरा बनाएंगे, तो वहाँ भी स्ट्राइकें 
होगी । हम बडी आर्मी बनाएँगे, उसके लिए पूरा कपडा चाहिए। हमें इधर 
कपडा न मिले तो चर सकता है, लेकिन आर्मी को हमें काश्मीर भेजना 
है, उसके पास भी कपडा न हो, तो वह पहले दिन ही मर जाएगा। क्योकि 
वहाँ इतनी ठड पडती है । ठंड न भी हो, तो भी आर्मी का यूनिफार्म तो 
चाहिए और स्पेयर ( फालतू ) भी चाहिए। यह सब चीज़ें पहले से हमें सोचनी 
पडेंगी । अब वह कहाँ बने ” वह घर में नहीं बब सकता । वह कारखाने 
में बनेगा । लेकिन कारखाने में तो स्ट्राइक करो । इस त्तरह कभी काम 
घलेगा ? 

अब कितनी चीजें मे आपके सामने रखू ” फौज को खुराक चाहिए। खुराक 
रेल की मार्फत पहुँचती है । आर्मी की सब चीजें रेल में जाएँगी । हाँ, पे 
फमीशन की रिपोर्ट आई कि रेलवे मेन को इतनी तनख्वाहु दी जाए। अब तो 
भाई, भाव बढ गया है, अब ज्यादा न बने तो करो स्ट्राइक । बस सारा काम 
अठक पडा। में सिर्फ एक ही चीज़ नही देखता हूँ, सभी कुछ देखता हूँ। अब 
आप गवनेमेंट में तो न आए, पर गवर्नमेंट के जो नौकर है, उनमें आः घुसे 
धौर गवनंमेंट का कारखाना ही बन्द करने की कोशिश की। तो भाई तुम 
चाहते क्या हो ” कह दो कि हम सरकार में आना चाहते हे, तो हम जगह 
दे देने के लिए तैयार है । ऐसी बातें क्यो कहते हो, जिसमें आपका भी काम 


“प्‌ 


चम्बई, चौपाटी ७ 


पैदा करो ?” यह उनका सस्‍्लोगन (नारा) है । “ज्यादा पैदा करो और 
स्ट्राइक न करो ।” और दोनो मिलकर आज इस तरह से काम करते हे कि 
आज वहाँ प्रोडक्शन ( उत्पादन ) बढ गया है। अब हम तो स्ट्राइक के 
वाद तनसख्वाह बढाएँ, लेकिन तनख्वाह वढाने के बाद काम बढाने की बात नहीं 
चनती । यह तो उल्टी बातें करते हे। ऐसा ही रहा तो हम गिर जानेवाले है। 
तो में आप लोगो को यह समभाना चाहता हूँ कि यदि हम इस चीज़ को नहीं 
समभेंगे, तो हमारा काम कभी न बनेगा । हम अब ज्यादा बोझ नहीं खेंच 
सकते हूँ । और चन्द दिन खीचे, तो भी वह काम नहीं चलेगा । लेकिन हम 
चाहते है कि यह चीज सब समझें कि जब तक हमारे मुल्क का प्रोडक्शन नहीं 
चढेगा, जब तक हमारा मुल्क ज्यादा घन नही पैदा करेगा, तब तक हम उठ नही 
सकेंगे। क्योकि हमारा मुल्क बहुत गिरा है। यह शायद आपको मालूम नही । 
हम पहले तो कर्जदार थे, आज, हम लेनदार है । लेकिन लेनदार होते हुए 
हमारी हालत कर्जदार से बुरी हो गई है। क्योकि कर्जा तो मिलनेवाला नही है 
और कर्जा तो खून का वृद-बूद निकाछ कर ले गया लेने वाल्ा। अब हम मुर्दार 
पडे हैं। इतना नासिक में नोट छाप-छाप के रुपया त्तो बनाया। खूब इफ्लेशन 
फेर दिया । उसका असर आज हमारे ऊपर पड रहा है। हमारी इकोनॉमी 
( आशिक व्यवस्था ) पर। बहुत गिर गए हे हम । उसका किसी को ख्यानठ 
नही हैं। तो म॑ यह चाहता हूँ कि में जो बात करता हूँ, उसको अच्छी तरह से 
सदभाव से समझ छो। मे आपकी कोई बुराई नही करना चाहता । लेकिन 
में आपको समभाना चाहता हैँ कि इस तरह से आप गलत काम करते रहेगे, तो 
मुल्क को तो नुकसान ही होने वाला है, फायदा नही होगा । 
जब पडित नेहरू ने यह कहा कि तीन साल का ट्रस करो, तो आप को 
समभना चाहिए कि वह तो कोई आप से कम दर्जे का सोशलिस्ट नहीं है। मुझको 
आप कहो कि में कैपिटलिस्ट का एजेंट हूँ। मुझे आप सव चीज़ कह सकते हो। 
फयोकि मुझको तो आप जानते ही नही है । लेकिन उनको आप यह नहीं कह 
सकते हे । जब उसने कहा कि टू स करो, तो दूसरे ही दिन आपने वह द्रस 
तोड दिया। अव वह तो काग्रेस में से निकल जाते हँ। ठीक हैं निकल जाओो 
लेकिन आप लोगो का काम है कि कांग्रेस को कमजोर न होने दे । काग्रेस ने 
तो अभी बापको जाजाद ही कराया है। असली काम तो अब हमें शुरू करना 
है। भुल्क में से परदेसी हुकमत हट जाने से हमको मौका मिला हैं कि हम 


७२ भारत की एकता का निर्माण 


पैदा करें ? हमारे बजट में पिछली दफा हमने इतना टैक्स लूगाया कि उनको 
चोट लगी | तो इस हालत में हमें काम करना हैँ । यदि देश को अपना नहीं 
समझना, तब तो आप भूल जाइए कि हमने स्वराज्य क्यों लिया हैँ । या 
फिर मेंग्रेज़ो को पीछे बुला लो । या किसी दूसरे को राज दे दो कि हमारे 
काम की वात नही हैँ । नेशनेलाइजेशन ठीक वात हैं। कराची काग्रेस से हमारा 
रेज़ोल्पृशन है कि सव इडस्ट्री नेशनेलाइज़ करना है । लेकिन यह तो रेज़ोल्यूशन 
हैं । हम कौन-सी चीज करके बताते है, वह हमें पहले देखना चाहिए | कोई 
काम करता है, तो उसको काम न करने दो और आप खुद भी काम न करो। 
इस तरह करने से तो कोई काम नही होता । यदि गवर्नेमेंट इतनी ताकत रखती 
हैं कि सिलेक्ट इडस्ट्री (चुना हुआ व्यवसाय) वनाए, तो उसे बनानी चाहिए। 
काग्रेस का भी तो यही मकसद है । सरकार कोशिश भी करती है कि हमें 
सिलेक्ट इडस्ट्री अपनी बनानी है। जैसे टाटा ने कारखाना बनाया है, वह हम 
भी बनाएँ । क्यों न वताएँ ? और खुद टाटा भी कहता है कि आप बनाइए । 
क्योकि हमारे पास तो जगह बहुत है | लेकिन गवर्नेमेंट के पास, हमारे पास 
रिसोर्सेज़ ( साधन ) नही है, इतनी ताकत नही है, इतने आदमी नही हे । 

हमारी गवर्नमेंट का कल ही तो जन्म हुआ है । हमारी सरकार तो अभी 
चार महीने का बच्चा हैं। उसके ऊपर सब बोम डालो, तो वह गिर जायगा। 
तो जितने हमारे लोग बुद्धिमान हे, जिनके पास अनुभव है, उसका उपयोग 
भी हमें करना है । मुल्क के फायदे के लिए जितना और जहाँ तक हो सके, 
कोशिश करके उनको भी साथ लेना है । हमारी कोशिश तो यह हैं कि नेद्य- 
नेलाइज़ करना सम्भव हो, तो हम वह भी करें | और वह न हो सके तो 
जितने और लोग अनुभववाले है, उनको साथ लेकर जहाँ तक उनको समभावें 
वहाँ तक समभा कर साथ ले, और मजदूरों को भी समभाने की कोशिश करें । 
में जो कहता हूँ, उसका मतलब यह नही कि मजदूरो को न्याय से जो देना हो 
वह नही देना । वह उन्हे जरूर देना चाहिए | क्योकि उन्हें उनका भाग पूरा 
नही मिलेगा, तो वे अपने दिल से काम नही कर सकेंगे। 

लेकिन नेशनलाइज़ करनेवाले लोग कहते हैं कि आप देखें कि 
इंग्लैण्ड में क्या हाल है । में कहता हैं देखिए, आज इशग्लैण्ड के मजदूर 
के अपने हाथ में राज्य हैं । वह समझ गए हे किइस तरह से 
त्तो हमारा काम नहीं चलेगा, तो खुद ज्यादा काम करते है। ज्यादा 


वम्बरे, चोपाटी छ्टे 


पैदा करो ?” यह उनका सस्‍्लोगन (नारा) है । “ज्यादा पैदा करो और 
स्ट्राइक न करो ।” और दोनों मिलकर आज इस त्तरह से काम करते हूँ कि 
आज वहाँ प्रोडक्शन ( उत्पादन ) बढ गया हैं। अब हम तो स्ट्राइक के 
बाद तनस्वाह बढाएँ, लेकिन तनख्वाह वढाने के बाद काम बढाने की वात नहीं 
चनती। यह तो उल्टी बातें करते हे। ऐसा ही रहा तो हम गिर जानेंवाले है। 
तो में आप लोगो को यह समकाना चाहता हूँ कि यदि हम इस चीज को नहीं 
समझभेगे, तो हमारा काम कभी न बनेगा । हम अब ज्यादा बोझ नही खेंच 
सकते हे । और चन्द दिन खीचे, तो भी वह काम नहीं चलेगा। लेकिन हम 
चाहते हैँ कि यह चीज सब समझे कि जब तक हमारे मुल्क का प्रोडक्शन नहीं 
चढेगा, जब तक हमारा मुल्क ज्यादा धन नही पैदा करेगा, तब त्तक हम उठ नही 
सकेंगे। क्योकि हमारा मुल्क बहुत गिरा है। यह शायद आपको माहूम नही । 
हम पहले तो कर्जदार थे, आज हम लेनदार हू । लेकिन लेनदार होते हुए 
हमारी हालत कर्जदार से बुरी हो गई है। क्योकि कर्जा तो मिलनेवाला नही हैं 
भौर कर्जा तो खून का वूद-बूद निकाल कर ले गया लेने वाछा। भव हम मुर्दार 
पडे हूं। इतता नासिक में नोट छाप-छाप के रुपया तो बनाया। खूब इफ्लेशन 
कर दिया । उसका असर आज हमारे ऊपर पड़ रहा हैं। हमारी इकोनॉमी 
( आर्थिक व्यवस्था ) पर। बहुत गिर गए हे हम । उसका किसी को स्थाल 
नही हैं। तो म॑ यह चाहता हूँ कि में जो बात करता हूँ, उसको अच्छी तरह से 
सद्भाव से समझ छो । म॑ आपकी कोई बुराई नही करना चाहता । लेकिन 
में आपको समभाना चाहता हूँ कि इस तरह से आप गरूत काम करते रहेगे, तो 
मुल्क को तो नुकसान ही होने वाला है, फायदा नही होगा । 
जब पढित्त नेहरू ने यह कहा कि तीन साल का द्रस करो, तो जाप को 
समभना चाहिए कि वह तो कोई आप से कम दर्जे का सोशलिस्ट नहीं है। मुझको 
आप कहो कि मे कैपिटलिस्ट का एजेंट हैं । मुझे आप सब चीज़ कह सकते हो । 
क्योंकि मुकको तो आप जानते ही नहीं हे । लेकिन उनको आप यह नहीं कह 
सकते हूं। जब उसने कहा कि ट्र्स॒ करो, तो दूसरे ही दिन आपने वह द्वस 
तोड दिया। अव वह तो काग्रेस में से निकल जाते हूँ। ठीक है निकल जाओ 
लेकिन आप लोगो का काम है कि काग्रेस को कमजोर न होने दे। फा्रेस ने 
तो अभी आपको आजाद ही कराया है। असली काम तो अब हमें शरू करना 
है। मुल्क में से परदेसी हुकमत हट जाने से हमको मौका मिला हैं कि हम 


७9 भारत की एकता का निर्माण 


जैसा चाहेँ, वैसा भविष्य बना सकें। अच्छा भविष्य बनाने के काम में अगर 
आप हट जाएं और साथ न दें, तो यह काम विगाड देनेवाली बात है। 

तो बम्बई में आपको इस प्रकार की आबोहवा पैदा करनी चाहिए। आज 
मेने देखा तो मुभे दुख हुआ कि यहाँ जो हमारे घनिक लोग हे, कैपिटलिस्ट 
है, उनको गवर्नमेंट का जितना और जिस प्रकार साथ देना चाहिए, उनके 
और सरकार के बीच जो सहयोग होना चाहिए, मेल होना चाहिए, वह नही 
है। काग्नेस और गवर्नमेंट के बीच में जिस प्रकार का मेल होना चाहिए, वह 
भी में यहाँ नही देखता हें औौर लोगो का सरकार के साथ जिस प्रकार का 
सहयोग होना चाहिए, वह भी में नही देखता हूँ! में तो वम्बई में बहुत 
दिनो बाद आया हूँ। मुझे लगता है कि बम्बई शिथिल हो गया हैं। 

किसी ने यह समझ लिया कि १५ अगस्त को हमको आजादी मिल 

गई, अब क्‍या वाकी हैं। अब जो चाहे सो करो । तो में आपसे कहना 
चाहता हूँ कि बम्बई गिर जाएगा। बम्बई का आज हिन्दोस्तान में पहला नम्बर 
है, जिस तरह अभी तक हिन्दोस्तान समभता है कि बम्बई से ही सब पौलिसी 
चलती है, तो आपकी वह जगह गिर जाएगी। तो आजकल यहाँ हमारे 
भाई डा० श्यामाप्रसाद इसलिए आनेवाले हैं कि कपडे के कट्रोल का क्या 
किया जाए। उसको ज्यादा पैदा करने के लिए क्या किया जाए, उसके दाम का 
कया किया जाए। उसके लेबर का, और उद्योगवालो का क्‍या किया जाए, 
इस सब पर हमें विचार करना है। उन्होने मेरी मदद माँगी तो में उनका साथ 
देने के लिये आया हूँ । लेकिन यदि आप लोग साथ न दें, तो वह चीज़ नही चल 
सकेगी। तो मेने आपको जो इतनी वालें समझाई हे, उन पर आप ख्याल 
रखें और यह समझें कि यह सब बातें आपको ज़रूर करनी हैं । अगर बम्बई गलत 
रास्ते पर चलता है, तो उसका बोफ भी आप पर ही पडेगा और उसका 
नुकसान भी आप ही को उठाना पडेगा | बम्बई सही रास्ते पर चलेगा, तो 
उसका फायदा भी आपको मिलेगा और उसमें आपकी इज्जत भी बढेगी। में 
चाहता हैं कि बम्बई अपने सही रास्ते से विचलित न हो जाए। ईश्वर आप को 
सफलता दे । धन्यवाद 


(४) 
शिवाजी पार्क, बम्बई 


१८ जनवरी, १९४८ 

बहनो तौर भाइयो, 
कल चौपाटी पर जो सभा हुई थी, उसमें मेने बहुत-सी वाते कह दी थी 
और आप लोगो ने वे वाते समझ भी ली होगी। क्योकि या तो रेडियो आपने 
सुना होगा और या अखवारो में देख लिया होगा। जैसा भाई पाटिल ने आपको 
वताया, कल हमारे दिलो मे बहुत दर्दे भरा हुमा था। आज हमारा दर्दे कुछ 
कम हुआ है, क्योकि गान्वी जी का उपवास टूट गया है। छेकिन तो भी यह 
तो हमारे ही कामों का नतीजा है कि उनको हम ऐसी हालत में रख देते हे 
कि उनको उपवास करना पडता हैं। वह दर्द तो हमको हो ही जाता है । 
क्योकि जब गान्धी जी उपवास करते हैँ तो यह चीज़ कोई हिन्दुस्तान में ही 
नही रहती हू । यह सारी दुनिया में फैल जाती हैँ । तव सारी दुनिया सोचने 
लगती हूँ कि कोई ऐसी चीज़ है, जिसके लिए इस महान पुरुष को उपवास 
करना पटता है । क्योकि जाज के युग में सारी दुनिया भानती है कि वह सबसे 
बी हस्ती हूँ | दुनिया में जो एक ऐसा महान पुरुष है, उसको उपवास क्‍यों 
करना पडता हैं ? स्ो हम चाहते हे कि वैसा मौका फिर पैदा न हो कि उनको 

फाका करना पडे । 
अब गान्धी जी का फाका छूट गया, तो यह बहुत खुझी की बात है। लेकिन 


७६ भारत की एकता का निर्माण 


फाका छूटने के बाद भी, अगर वे कारण कायम रहे, जिन के लिए उनको 
फाका करना पडा, तो वह उससे भी बुरा होगा । तो उसके लिए उसका रहस्य 
हमें समझ लेना चाहिएं। तो में आपसे यह कहना चाहता हूँ कि जो कुछ आज 
हुआ, वह तो हो गया । लेकिन अब हमें हिन्दुस्तान में कम-से-कम इतनी आवो- 
हवा ज़रूर पैदा कर लेनी चाहिए कि यहाँ दो कौमो के बीच जो ज़हर भरा 
है, बह निकल जाए। हिन्दुस्तान में रहनेवाले सिक्ख, हिन्दू तथा मुसलमान 
दोनो के बीच दोनो के हितो में, जो अन्तर बन गया है, वह टूट जाए औौर वे 
एक दूसरे के साथ मिलकर रहे, ऐसी आबोहवा हमें पैदा करनी चाहिए। में 
जानता हूँ कि यह काम कठिन है, आसान नही है। क्योकि जो हारूत वहा पाकि- 
स्तान में बनती है, उसका कुछ-न-कुछ असर हमारे मुल्क पर पडता ही है। 
लेकिन जब हमने हिन्दुस्तान के दो टुकड़े मजूर कर लिए, तो हमें समझना 
चाहिए कि वहाँ कूछ भी हो इधर हमारी जो जिम्मेवारी है, वह हमको अदा 
करनी ही हैँ | अगर हम उसे अदा न करें, तो हमारा काम नही चलेगा। 
तो आज उसके बारे में में ज्यादा नही कहूँगा। लेकिन में एक बात ज़रूर 
कहना चाहता हूँ, जो आपको अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। आपने 
भाजाईी हासिल की, मुल्क को परदेसी हुकूमत में से मुक्त किया। लेकिन इतनी 
कुर्बानी करने के बाद हमारा उद्देश्य तो पूरा हो गया, तब भी जितनी खुशी 
हम लोगो को होनी चाहिए, वह हमें नही हुईं। उसका कारण यह है कि एक 
तरह से हमने आज़ादी तो पाई। लेकिन उसके बाद हिन्दुस्तान को जिस रास्ते 
पर हमें ले जाना था, उस रास्ते पर हम उसे ले नही जा सके। जिस प्रकार 
का हमारा स्वराज्य होना चाहिए था, वैसा हम बना नही सके । तो हमारे चन्द 
लोग यह बात नही समभते हें और कहते हे कि यह राज तो वेसे ही चलता 
है, जैसे पुराना राज चलता था। कई नवजवान कहते हैं कि यह राज चलाने 
वाले घनिको के हाथ मे पडे हेँ। यह तो कैपिटलिस्ट (पूजीपत्ति) की गवर्नेमेंट 
है। वह छोग नही समभते है कि हम छोगो ने इत्तने थोडे समय में कितना काम 
किया है । 
मेंने चन्द बातें कल बताई थी कि हमने क्‍्या-क्मा किया और कितने 
रोज़ में किया। हमने १५ अगस्त को पावर (शक्ति ) ली । उसे 
अभी ५ महीने से ज्यादा नही हुआ । अब इन पाँच महीनों में हमसे जो काम 
किया, वह मेने मुस्तसिर तौर पर बताया कि हमने दो प्रान्तो के टुकडे किए 


शिवाजी पाक, वस्वई ७७ 


और हमारी जो माल-मिलकियत थी, सारी हिन्दुस्तान की गवर्नमेट की जो 
जगह थी, जो जागीर थी, उस सबका टुकडा किया और उसे आपस में बैठ 
कर वाट लिया । हमे किसी अदालत में नहीं जाना पडा, कोई पच नही करना 
पडा । हमने आपस में वेठकर सब ते कर लिया। इसी वीच में हमने लाखो 
आदमियों की अदरछा-बदली कर ली । यह सव हमने वडी मुत्तीवत की हालत 
में किया, व्योकि हमने बैठकर आपस में समझौता करके लोगो को अदला- 
बदली नहीं की। यहाँ तो लोगो को जबरदस्ती भागना पडा, अपनी खुशी से 
जाने का मौका नही मिला । उसमें लोगो पर बहुत सकट आया। हमको भी 
बहुत परेशानी हुईं। भाग-भागकर छोग दिल्‍ली में भ्ाएं और दिल्‍ली में भी 
ऐसी हालत पैदा हो गई कि हमारे लिये राज चलाना भी मुश्किल हो गया। 
अब यह सव वाते तो हुई । छेकिन जो और वातें हुई, और जो मेने करू नही 
कही थी, वह में आज आप से कहना चाहता हूँ । 

हमारी राज चलाने की जो सविस थी, जो नौकर वर्ग उसमे थे, उनका भी 
हमें दो हिस्सा करना पडा । जो अमरूदार वर्ग थे और छोटे-छोटे नौकर थे, उन 
सब का भी हमे दो हिस्सा करना पडा। तो जितने मुसलमान थे, वे तो भागकर 
उस तरफ चले गए और जितने हिन्दू और सिक्‍्ख थे, वे इस तरफ आ गए। 
हमारी तरफ तो कुछ मुसलमान रहे भी, लेकिन वहाँ तो कोई भी नहीं रहा। 
गवर्नर जेनरल से लेकर चपरासी तक देग में जितने आफिसर और नौकर थे, 
उन सब को कहा गया कि आप पसन्द कर छीजिए कि आपको कह। जाना हैं । 
तो अपनी ओर जितने मुसलमान यहां थे, उन में से ज्यादातर अपनी पसन्‍्दगी से 
वहू, चले गए। लेकिन हिन्दू-सिख तो उधर एक भी न रहे। सव-के-सव चले 
आए। कितने ही साछो से अँग्रेजो ने हमारी हुकूमत चलाने के लिए एक तस्त्र 
बनाया था, जिसको लोहे की चौखटो' यानी स्टील फ्रेम” कहते है। यह बज्य 
का बना हुआ एक फ्रेम था, जिसको सिविल सविस कहते हे । यह कोई पद्धह 
सो आदमियो की एक सविस थी। यह पन्द्रह सी अफसर सारे हिन्दुस्तान का राज्य 
चलाते थे । बहुत साऊ से और वड़ी मजबूती से वह राज्य चला रहे थे । 
जब यह फंसला हुआ, तव हमारे पास पन्द्रह सौ आफिसर थे। उसमे २५ फी 
सदी अँगेज थे। वे सभी तो भागकर चले गए। कोई दो-तीत फी सदी रहे हो, 
तो वे भी चलते चले गए। तो वह जो फ्रेम था, आघा तो टूठ गया। अब जो 
वाकी रहा, उसमें से जितने मुसलमान थे, वह सब भी चले गए। उनमे से 


जद भारत की एकता का निर्माण 


चन्द लोग यहाँ रहे, वाकी सब चले गए | आजादी प्राप्त कर लेने के बाद 
हमारा और मुल्को के साथ व्यवहार शुरू हुमा मौर बडे-बडे देक्षों में हमें अपने 
एलची भेजने पडे । उन एलचियो के साथ अच्छे-अच्छे चुनिन्दे आफिसर भी हमें 
भेजने पडे । वतीजा यह हुआ है कि आज हमारे पास पुरानी सविस के छोगो का 
सिर्फ चौथा हिस्सा बच रहा है, ओर इसी २५ फी सदी सचिस से हम हिन्दुस्तान 
का सारा कारोबार चला रहे हे। नई सर्विस तो हमारे पास कोई हैं नही। वह 
तो हमें वनानी पडेगी । इस तरह से तो लोग मिलते नही, गौर जिसके पास 
अनुभव नही है, जिसने कभी काम नहीं किया, वैसे आदमियों को ले छेने से 
तो काम चलता नही है । 

राज चलाने के तन्त्र का तीन हिस्सा टूट गया। सिर्फ चौथा हिस्सा वाकी 
रहा है, और उसी से हम काम चला रहे हे । इस पर भी पिछले चार पाँच 
महीनों में हमते इतना काम कर लिया। और साथ-ही-साथ कास्टीच्यूएन्ट 
असेम्वली में हमारा जो नया सविघान बनाने को हैं, वह करीव-करीब सब 
पूरा कर लिया हैं। खाली उसको अच्छी तरह से कानूत के रूप में रखने का 
काम ही वाकी बच रहा है । सविधान के सब सिद्धान्त हमने ते कर लिए हें। 
वह भी तो बहुत बडा काम था, वह हमने पूरा कर लिया। 

जब हमने चार-पाँच महीने में इतना काम कर लिया, तो जो भाई कहते 
हैं कि आप लोग तो पुराने ढब से काम करते हैँ और अगर आप इसी तरह से 
काम चलाएँगे, तो हम उसको पसन्द नही करेंगे और काग्रेस में से निकल जाएँगे, 
तो वह क्‍या ठीक है ” अगर वे निकल जाएँगे और मुल्क की बदकिस्मती होगी, 
तो सम्भव है कि काग्रेस टूट जाए। हो सकता हैं कि हम भी उन से आजिजी 
करें कि भाई, हमारे साथ रहो। लेकिन हमारी समझ में नही आता कि यह 
क्या बात है कि कुछ छोग अपनी आँख से देखते हुए भी कि मुल्क में इतना कुछ 
हो रहा है, यह अनुभव नहीं करते कि उसमें हमारी भी कोई जिम्मेवारी है। 
उन्हें यह सोचना चाहिए कि बोर उठाने में उनका भी कोई हिस्सा होना चाहिए, 
न कि जो छोग बोझ उठाते हैं खाली उनकी पीठ पर गाली ठोकते रहना ही 
उनका काम है । जब मुल्क का टुकड़ा हुआ तो माल इण्डिया काग्रेस कमेटी में 
सब की राय छी गई कि पाकिस्तान को हिन्दुस्तान से अछूग करना चाहिए या 
नहीं। तो उस वक्‍त जो छोग अपनी राय न वना सके, अब वे लोग हमसे कहते 
है कि आप तो पुराने ढग से राज करते हो। 


शिक्षाजी पार्क, वस्त्र ७६ 


हमने एक दफा फैसला किया कि मुल्क मे आज अनाज का जो कट़ोरू 
और राशनिंग है, वह वहुत तकलीफदेह है । शहरो में तो उसकी कुछ न-कुछ 
जरूरत है, लेकिन देहात मे लोगो को उससे बहुत कष्ट होता है। किसान लोग 
चहुत माँग करते है कि यह कट्गरोल हटाना चाहिए । जहर में भी बहुत-से लोग 
यही बात कहते हे। हमने वार-वार प्रान्तो के वज़ीरो को वुलाया। उनसे पूछा, 
काग्रेस कमेटियो से पूछा, सबसे पूछा। आखिर हमने यह भी मुनासिव समभा 
कि जो छोग काँग्रेस में नही हैं, उनकी भी राय लेनी चाहिए और जो लोग 
हमारी टीका करते है, उनकी भी राय केनी चाहिए॥ त्तो हमने उनको वुलाया। 
इसी काम के लिये बडें-बड़े व्यापारियो और उद्योगपतियों को भी बुलाया। 
साथ ही हमने एक कमेटी बनाई, जिसमें जो सोशलिस्ट भाई हमारी टीका करते 
है, उनके प्रतिनिधि को भी बुरूया। खुद उनके लीडर से भी हमने कहा कि 
भाई आप आइए । तो उसने कहा कि में तो नहीं आ सकता हूँ, हमारा प्रति- 
निधि आएगा। तो उनका प्रतिनिधि भी आया। उस कमेटी में यह ते हुआ कि 
कन्ट्रोल आहिस्ता-आहिस्ता हटा देना चाहिए । लेकिन उसमें उनका जो प्रतिनिधि 
था, उसने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता नही, आज ही हटा देना चाहिए । उसको 
रखना ही नही चाहिए । 

यह फैसला त्तो हुआ | छेकिन उसके बाद गवर्नमेट ने फिर सोचा कि 
सब प्रान्तो के प्रधानो को भी बुलाना चाहिए। सो हमने सवको बुलाया। कहा 
कि अब यह मौका आया है कि हमे एक दफा तो ढन्ट्रोल हटा लेना चाहिए, 
पीछे जो कुछ होगा देखा जाएगा। सारे मुल्क की यही राय प्रतीत होती है कि 
उल्ट्रोल हटाना चाहिए। लेकिन जब हमने कन्ट्रोल हटा लिए, तो कुछ लोगो ने 
मिलकर वम्बई में एक प्रस्ताव पास किया कि यह बहुत बुरा किया गया है, 
फण्ट्रोल नही हटाने चाहिए । यह उनकी जिम्मेवारी और यह उनकी रेस्पासि- 
विलिटी है ! अब वह हमे यह कहते हे कि आप पुराने ढग से राज करते हो । 
ठीक हूँ । 

उसके बाद हमने एक कान्फरेन्स वुलाई कि हमारे मुल्क मे जधिक दौलत 
पैदा होनी चाहिए । आज वह बहुत कम पैदा होती है और कारखानो में पूरा माल 
नही बनता है । जब तक उद्योगपति मौर मजदूर वर्ग दोनो का सगठन नहीं होगा, 
दोनो का मेल मिलाप नही होगा, दोनो आपस में मुहव्यत से काम नहीं करेंगे, 
तो उससे हमारा नुकसान होगा। इसलिए हमने दोनो को बुलाया, ताकि वे जापस 


ट्र० भारत की एकता का निर्माण 


में मिलकर और समझ-वूककर कुछ काम करें। इस कान्‍्फरेंस में उनके प्रतिनिधि 
भी थे, कम्युनिस्ट छोग भी थे और उद्योगपति भी थे। ये सब लोग जमा हुए। 
तो हमारे लीडर, हमारे प्राइम मिनिस्टर प० नेहरू ने सव॒ को समकाया कि आज 
मौका ऐसा है कि हमें वार-वार स्ट्राइक (हडताल) नही करनी चाहिए। और 
यह भी कहा कि तीन साल के समय के लिए हम ट्रस ( सन्धि) कर ले कि इन तीन 
सालो में हम हडताल नही करेंगे और आपस में मिलजुल कर काम करेंगे । 
उसके लिए उद्योगपति को जो कुछ करना चाहिए, वह भी समभाया और मजदूर 
को जो कुछ करना चाहिए वह भी समझाया। सब ने मिलकर फंसछा कर 
लिया। परन्तु उसके वाद क्या हुआ ? उसके बाद वे इधर आए और इधर आकर 
उन्होने प्रस्ताव किया, यह चीज़ हमको मजूर नही है। हमे तो वम्बई में एक 
दिन की टोकन स्ट्राइक ( चिह्नरूप हडताल ) करनी चाहिए। सो इधर आकर 
उन्होने टोकन स्ट्राइक की । 

उसके बाद एक स्टेटमेंट ( विज्ञप्ति) निकाल दिया कि अब तो वम्बई के 
मजदूरों के मालिक हम हे । हम लीडर है, वह सिद्ध हो गया है। वस हो गया 
फैसला । अब तो वह कहेगे कि हमें क्या करना चाहिए । साथ ही कहते है कि 
हम तो वाहर हैं, हम थोडे गवनमेंट में हैं। तो हम चिल्ला-चिल्लाकर कहते है, 
कि जो प्राविन्स ( सूवा ) तुम्हें चाहिए, हम दे देते हें। तव कहते हैँ कि आप 
कौन हे देनेवाले । वह तो लोग वोट देंगे, तब देंगे । जब चुनाव खत्म होगा, 
तव पता छगेगा। 

तो में कहता हूँ कि अगर हमारा काम इसी तरह चलता रहा, तो जो आजादी 
हमने पाई है, उससे कुछ भी लाभ हमको नही मिलेगा । वह जब एक जगह 
पर सरकार का वोमा उठाएँगे, तव उनको मालूम पडेगा यह क्या चीज़ है। गवर्न- 
मेंट चलाने से ही मालूम होता हैँ कि उसमें कहाँ-कहाँ काँटा रगता है, कहाँ 
कहाँ दुख है, और कहाँ-कहाँ क्या कुछ करना चाहिए। हमें अब समभ लेना चाहिए 
कि हम आजाद हो गए हे, परदेसी हुकूमत से छूट गए हँँ। अब हमें देखना 
है कि हमारा मुल्क कह। जा रहा है। हम अपने देश का भविष्य क्या वनाएँ, 
उसका नक्शा हम से छो। हम कव तक इस तरह चढछाते रहेगे और हमारा जो 
कूछ है, उस सव का वोक दूसरों पर डालते रहेगे ? वह आलोचक 
कुछ भी कहे, लेकिन हमें रात-दित सोचना पडता है कि अब हमें क्या 
करना है । 


४ 


ह 
| 
। है 
: 


++-_ा ५. >००००-०-०+०३१० कई 
शा 'ििदकाइाबहर-+२्»पन2भन यथतरफान- कप हु 





शिवाजी पाक, वम्बई व 


अव में दो रोज से वसम्वई में आया, तो इसलिए आया था कि कुछ बाते 
में आप लोगों को भी समभाऊं । अनाज का जैसा कण्ट्रोल हमने हटाया हैं, 
ऐसा दूसरा एक कण्ट्रोल पड़ा है। वह हैँ कपड़े का। अव कपड़े के कण्ट्रोल के 
लिए क्‍या करना चाहिए और उसमें गवर्नमेट को क्या करता चाहिए ? जो मिलछ- 
मालिक है, जो मजदूर वर्ग हैँ, जो व्यापारी वर्ग हे, उन सव को क्‍या करना 
चाहिए ? यह सव को समभाना हैँ, क्योकि हमारे मुल्क में अनाज नहीं है । 
वम्बई शहर में त्तो अनाज बाहर से लाता पड़ेगा । लेकिन जो देहात है, अपने 
खाने का अनाज अपने पास रख लेते है, बाहर देने के लिए उनके पास कम 
रहता है। जो रहता है, उसका पूरा दाम हम न दें, तो फिर वे देते नही हे और 
तव अधिक पैदा करने की कोई ख्वाहिश भी उनमें नही रहती है। क्योकि पूरा 
दाम न मिले, तो वे पैदा क्यो करे ? 
इसी प्रकार हमारे मुल्क मे कपड़ा भी पूरा नहीं है । तो उससे ओर 
समस्‍्याएँ भी पैदा होती हे, क्योकि कपडा तो नही हैं। अब पाकिस्तान अलूग 
हुआ, गौर कपास तो वहां ही ज्यादा पकता है। हमारे कपडे के कारखानों को 
उसके बाघार पर रखना पडता है । वह लोग वहाँ से देंगे, या नही देंगे ? या 
वे हमें काफी रई नही देते है, बाहर भेजते है, या बाहर भेजने का मनसूवा 
फरते है, यह सब हमें सोचना है । अब बह अलग मुल्क वन गया, तो उसके ऊपर 
हम कहाँ तक भरोसा रखें ? मान लीजिए, हमको वहाँ से रुई नहीं मिल्ली, तो 
कपडे के लिए हमें बाहर से रुई ढूढनी पडेगी। वह हम कह। से लाएंगे ? यह सव 
वातें हमें सोचनी है । लेकिन इन सब मुश्किलात के होते हुए भी हमारे पास 
अगर एक पूरा पिक्चर ( चित्र ) न हो, एक पूरे हिन्दुस्तान का चित्र हमारे 
सामने न हो और हम जल्दी-से-जल्दी अपनी जरूरी चीजें यहां ही बनाने के लिए 
जावोहवा पैदा न करें, तो हमारा काम चलनेवाला नही हैँ और हमने जो कुछ 
कमाया हूँ, वह सव गेंचा देंगे । यदि हमने ऐसा किया तो हम बेवकूफ सिद्ध होगे। 
इसलिए मे जो कुछ कहता हें, वह किसी की टीका करने के लिए नही कहता, 
लेफिन मुझ को दर्द होता है इसलिए कहता हू 
हम कहाँ तक यह बोक उठाएँ, क्योकि मुझ को बहुत वरस हो गए। लोग 
ह वर्ष के बाद पेंशन ले लेते है । अब में फहाँत्तक ठहर सकूगा ? हमारी जिन्दगी 
'भ एक प्रतिज्ञा थी कि परदेसी हुकूमत उठानी है। वह काम तो पूरा हुआ। 


लेकिन बव दिल में एक फिकर रहती हैं कि यह तो किया, लेकिन क्यर हमारे 
ना० ६ 


वर भारत की एकता का निर्माण 


नौजवानो को बिगाड दिया गया, तो यह बोभ वे नही उठा सकेंगे। इसलिए हम 
सब बातें कुछ-न-कुछ हद तक ठीक कर दें, यह ख्वाहिश रहती है । दूसरी 
ओर यह ख्वाहिश भी बहुत होती हैं कि किसी जगह आराम से बैठ जाऊँ। क्योकि 
हमारी हिन्दू सस्कृति में यह भी एक चीज हूँ कि वानप्रस्थ अवस्था आ गई, तो 
हमारा माला लेकर बैठ जाना उचित है | लेकिन दिल में भाला गडा हो, तो 
माला चलती ही नही। दिल में यह अहकार भरा है कि जिन्दगी भर का हमारा 
जो काम है, उसे अगर हम इसी तरह फेंक देंगे, तो क्या होगा ? तो मे अपने 
नौजवानो को समभाना चाहता हूँ कि हमारे दिल में जो आग जलती है, उसे 
उन्हे समझना चाहिए। 
कल मैने अपने नौजवानो को एक चीज़ बताई थी | वह यह कि एक दिन की 
हडताल तो आपने कर छी, परन्तु क्या इसका हिसाव आपने लगाया कि उस से 
कितना नुकसान हुआ ? उससे कितना कपडा कम पैदा हुआ ? अपने मजदूर वर्ग 
को यदि इसी रास्ते पर आप ट्रेनिंग (प्रशिक्षण) देते रहे, तो आप का काम कैसे 
चलेगा ? हमारा काम तो जैसे-त॑से पूरा हो गया, लेकिन यह बोक आपको उठाना 
है। आप सारी चीज़ें उठा कर मज़ दूरो को दे दीजिए, इसमें भी हमें कोई इकार 
नही है। परन्तु आपको सोचना पडेगा कि देश का जो बोक आपके सिर पडने 
वाला है, उसे आप कैसे उठाएँगे ”? यहाँ तो आपने एक दिन की हडताल की, 
लेकिन उधर बन्दर पर तीन सप्ताह से हडताल चल रही है। मुल्क में अनाज 
नही है और हमारे देहातो में और शहर में लोगो को अनाज चाहिए। मगर 
बन्दरगाह पर हडताल है । आज हमारे लोग सिन्ध से भागे-भाग आते हूँ, उनको 
हमें अनाज देना पडता हैँ, पजाब से भागे-भागे जाते है, उन्हे अनाज देना है । 
भद्रास में अनाज पूरा नही पकता, वहाँ लोग भूख से मरते हैँ, इत सबके लिए 
हमें वाहर के मुल्को से अनाज लाना पडता हैं । और जब मबनाज के जहाज 
हमारे वन्दर पर आते है, तो ये मजदूरों को कहते हें कि अनाज मत उतारो, 
बैठ जाओ। तो अब तीन हफ्ते से ये लोग बैठे हे। अब हम क्या करें ? 
अब यह सवाल उठता है कि इस तरह से काम होगा, तो कौन गवनंमेंट 
चलने वाली है ? वह हमें सोचना पडेगा। प्रान्त की गवनेमेंट तो छोड दीजिए । 
लेकिन यह पोर्ट ट्रस्ट का मामला तो सेण्ट्रल गवनमेंट ( केन्द्रीय सरकार ) का 
है, और हमारा जो मिनिस्टर है, वह मजदूरो पर सब से ज्यादा सहानुभूति रखने 
थाला है । हमने बार-बार अनुभव किया हैँ कि उसकी सिम्पेथी (सहानुभूति ) मजू- 


4शव्राजी पाक, चम्बई दर 


दूरो से बहुत ज्यादा है। लेकिन असल में वह भी तंग आ गया है। अब तो उसने 
कहा कि ऐसा समय भा गया है, जब हमे निश्चय कर लेना चाहिए और एक 
जगह पर अड जाना चाहिए कि अब आगे किसी स्ट्राइक को हम वर्दाब्त नही 
करेंगे। तव हमने कहा कि ठीक है । इस पर हमने यह फैसला कर लिया है। 

ताज यह जो मजदूर वहाँ हडताल कर बैठ गए है, उनकी जगह पर 
हमने एक छोटी-सी फौज तैयार की हैं। वह छोग लश्कर में भर्ती होते हं। 
ये लोग सव काम करने को तैयार रहेगे। पब्लिक यूटिलिटी सर्विस ( जन- 
कल्याण की सेवाएँ ) के कामो में जब कभी मजदूर स्ट्राइक करेंगे, तो हम इन 
लोगो से काम लेगे | तो ऐसी एक फौज हमने बनाई हैं। उनसे हम कहेगे कि 
यह काम तुम करो और वे लोग नहीं करते है, तो उसको बैठ छऊेने दो। 
'तो अब यह नए छोग काम कर रहे हे । लेकिन वह मजदूर बैठे हैं, उसका 
क्या होगा ? तब मेने कल तो कहा हैँ कि अब हम यह फैसला करनेवाले हैँ 
कि इन मजदूरों की जगह पर दूसरे मजदूरो को भर्ती करे। और फिर यह 
'पुराने मजदूर कहेंगे कि उनकी जगह चली गई। तब वह रोतें रहेगे। 

आज अखबार में मेने देखा कि वही एक दिन की हडताल करवानेवाला 
लीडर अब ३ हफ्ते की हडताल करने को कहता हैं। वह कहता है कि वम्बई 
के १० लाख मजदूर उसके पीछे हे। वह्‌ जो कुछ चाहता है, अगर चह नहीं 
मिलेगा तो वम्बई के १० छाख मजदूर काम छोड़ देंगे । आप समझ लीजिए 
हम कहां जा रहे हैं और यह भी समझ छीजिए कि गवर्ममेंट चलानेवाले हम 
“छोग कोई पूजीवादी नही है । यह्‌ जो काम हो रहा है, वह तो गवर्नमेट करती 
है। वहां से पैदा करके हमें कोई खानगी वसूछी नहीं करनी हैं। लेकिन 
उनका मकसद तो यह है कि कैपिटलिस्ट मे और मजदूरों में भगड़ा हो। मुझे 
बडा जफसोस होता है कि यह क्या वात हो रही है। में आपसे यह कहना चाहता 
हूँ कि अब समय जा गया है कि वम्बई की जनता यह स्थिति समझ ले। 
कया वस्बई, क्‍या कातपुर, क्या कलकत्ता, क्या अहमदाबाद, उन सभी शहरों 
में जहा बद्े-वडे कारखानें हे, सत्र लोगो को समभना चाहिए कि ग्रवनमेंद तो 
जाप को है । छेकिन गवर्नमेंट चलानेवाले छोग मव तग बा गए है। कम- 
से-कम में तो इस तरह से तंग आ गया हूँ। तो में इस तरह से नहीं चला 
सकता। क्योंकि हमारे सर पर यह बोक तो पडा है, जौर साथ-त्ताथ मौर 
मुसीवत्ते भी हैं, काइमोर की, जूनागढ की, और भी वहुत-सी मुसीवतें हे, 


८9 भारत की एकता का निर्माण 


जिनका हमको कोई ख्याल ही नही आता । असल में वह सारा बोक हमें हीः 
भोलना पड रहा है। - 
एक रोज सुबह हम उठते हैँ तो मालूम पडता है कि कराची में कोई हिन्दू 
रह नही सकता । उसको भाग कर इधर आना ही हैं। अव एकदम कराची 
से लोग तार-पर-तार करते है कि हमारे लिए बोटो का बन्दोवस्त करो। 
किसी-न-किसी तरह से हमें यहाँ से निकालो | अब क्या करें ? क्‍या सामान 
है हमारे पास ? यदि हम बोटो का वन्दोवबस्त करें, तो सम्भव है कि जो मज- 
दूर काम करनेवाले हे, उनसे कहा जाए कि हडताल करो । उस सूरत में 
बोद कहाँ से जाएँगे ” तो एक तो हमारे ऊपर यह बोम है | दूसरा बोझ 
आप पर पडता हैं कि यह सिन्ध से ८ लाख आदमी भाग-भागकर यहाँ आएंगे, 
| तो उसका तुरन्त ही कोई इन्तजास आपको करना होगा । यह बहुत बडी 
परेशानी तो है, लेकिन हम उनसे यह नहीं कह सकते हे कि आप वम्बई 
में न आएँ। हमें कहना पडेगा कि वम्बई जैसा हमारा है, वैसा ही आप का 
हैं। आप आ जाइए, तो जो कुछ हमारे पास है, वह हम आपस में बाँट लेंगे,. 
वह हम मिलकर खाएँगे । यह न कहें तो हमारा काम नही चलेगा। क्योकि 
बडे दुख से वे लोग इधर आए हे। कोई खुशी से अपना मकान छोड कर, 
घर-बार और जमीन-जागीर छोडकर नही आएगा । जहाँ सारी उम्र बीत 
गई, वह सब छोडकर आना कोई आसान काम नही है। वे लोग गुस्से से भरे 
| हुए हैं, दुख से भरे हुए हे, जब वे स्टेशन पर आएं, बन्दर पर आएंँ, तब 
हम उनका इन्तजाम न करें, तो बडी मुसीबत होती हैं। जिस किसी तरह यह: 
सब हमें करना ही पडेगा। 
तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनका बन्दोबस्त करें। और उन सब को 
हमें हिन्दुस्तान में हजम करता है और उसके लिए हमें बदला लेने की कोई बात 
मन में नही लानी चाहिए। यह हिसाब-किताब का काम हमें आज नही करना 
चाहिए। जैसा कि मेने कहा, यह प्रौव्लम (समस्या ) नहीं हैँ कि जो लोग सिन्ध से 
आते हैं, उनकी मिल्कीयत वहाँ क्या हैं। वे वहाँ चार-सौ, पाँच सौ करोड: 
रुपया छोडकर आते है, उसका हिसाब चलाने का यह वख्त नही है। उतने 
मुसलमान इधर से निकालो, इससे भी हमारा फैसला नहीं होगा । इस सारे 
हिसाव-किताब का एक तरह से ही फंसछा हो सकता हैं कि दोनो गवर्ममेंठे- 
आपस में बैठकर हिसाब करें। और यह काम बाद में करना होगा । क्या: 


शिवाजी पाक, वम्बई टू 


इधर हुआ और क्‍या उधर हुआ, इस सब का फैसला हमे करना पडेगा और न 
करें तो राज नही चल सकता । न इधर, न उघर | क्योंकि हमे सफाई से 
काम करना पडेंगा। गैरइन्साफ से काम नही चल सकता। 
यह कहा जाता है कि हिन्दुस्तान में जो लोग चले आए है, उनको हमारे 
[ यहाँ से लोटकर पीछे जाना है गौर यहाँ से जो लोग उधर चले गए हैं, 
उनको छौटकर पीछे आना है। ठीक है, आपस में बैठकर एका कर सको, 
तो करो। लेकिन उसके लिए दोनों गवर्नेमेटो को अनुकूल आबोहवा पैदा करनी 
भडेंगी । उसी के लिए गानन्‍्वी जी ने फाका किया । भव उसमे से कह, तक 
फल निकलता हैं, वह सव देखने की वात है । अच्छा फल निकल आए, तो 
बहुत अच्छी वात है । उससे बेहतर जौर कोई वात नही हो सकती | वही 
हम चाहते है । तो जब हमारी यह हालत हैँ, तो हमें मलूग-अलूग जूथ वनाकर 
एक दूसरे को भला-बुरा कहना समकदारी की वात नही है। हम सब मिलकर 
काम करें, यही समझ का मार्ग है। 
में कहता हूँ कि कम-से-कम तीन-चार साल तक तो मिलकर काम करो। 
हमें कूछ काम करने दो, तव तो कुछ काम वनेगा। छेकिन यह न करो, और 
लगे रहो कि चुनाव में आकर दिखाएँ तो उसके लिए ऐसा करने की जरूरत 
नही हैं। यदि आपको इसी तरह से करना है, त्तो आइए, आपस में बेठ कर 
हम फंसला कर छे। भाई, अगर आप बोर उठाने को तैयार हो, तो हम देने 
के लिए भी तैयार है। क्योकि आज तो में देखता हूँ कि कुछ प्रान्त की असे- 
स्लियों में भी अगर चार पांच जगहे खाली हो जाएँ, तो उनका बोक उठाने 
के लिए भी कोई योग्य व्यक्ति उनके पास वहाँ तो नही है। हा, वाहर हैं । 
आपने एक दिन की हडताल करवाई, तो आप कहते है कि आपकी 
लीडरशिप कायम हो गई | एक दिन की हडताल से कभी मजदूरो की लीडर- 
शिप सिद्ध नही होती हैं। आपकी लीडरशिप तो तब सिद्ध होगी, जब आप 
मजदूरो के पास से ऐसा काम कराएँगे, जो मजदूरों को पसन्द नही, लेकिन 
सही काम है । अगर हम इस तरह से काम कर सकेंगे, तो हम अपने मजदूरों 
को स्वराज्य में सही तालीम भी दे सकेंगे। दूसरी तरह से काम नहीं चलेगा ! 
अब दूसरी वात यह है कि हमारा यह हिन्दुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है । 
पाकिस्तान को छोड देने के बाद भी जो वच रहा है, वह वहुत बडा है। उसको 
हमें एक सूत्र मे मगठित करना हैँ। परन्तु हमारे में एक स्याल पड गया हैं, 


८ भारत की एकता का निर्माण 


जो ख्याल हमारी आज़ादी में से उठा है। पहले भी वह थोडा-थोडा था, छेकिन 
अब वह ज्यादा हो गया है। हमारे में प्रान्तीय भाव बहुत ज्यादा फैल गया हैं। 
साथ ही हमारे में कौमी माव भी वढ गया है। हिन्दू मुसलमान के भाव के 
सम्वन्ध में तो जो कुछ होनेवाला था, वह हो गया । उसको छोड दीजिए | 
लेकिन यदि यह भाव हमारे में हो कि हमें मराठा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजपूत, 
जाट, सिवख आदि का जाति भाव वनाए रखना हैं और हम सब अपना-अपना 
अलग-अलग कौमी या जातीय सगठन बनाने की कोशिश करें अथवा प्रान्तीय 
टुकडा करने की जल्दवाजी करें, तो हमारा सव-का-सव जरूरी काम रह 
जाएगा और हम इसी भगडे में फेंस जाएँंगे। भारत के प्रान्तीय भाग अलूग-अलग 
कर दिए जाएँ, में इसके खिलाफ नही हूँ । यदि महाराष्ट्र अंग बनना चाहे, 
तो में कभी उसका विरोघ नही करूँगा । लेकिन आज जो बात हैं, वह में 
आपके सामने रख दूगा । आज इन बातो का समय नहीं है। थोडा ठहर 
जाइए। हिन्दुस्तान को उठा लो और जब वह उठ जाए, तो उसके बाद, आप 
अपना हिस्सा खुशी से ले लो। क्योकि यदि हम आज उस मगडे में पडेंगे, तो 
यह समझ लीजिए कि यह कोई आसान वात नहीं हँ । हाँ, एक वात होती है 
कि आज महाराष्ट्र को अलग करना हो, सिद्धान्त रूप में तो उसमें कोई कंगडा 
नही है। लेकिन जब इस सिद्धान्त को व्यवहार में लाना होगा, तो उसमें आपस 
में काफी कगडा उठ खडा होगा । तो यह एक महाराष्ट्र की ही वात नही हैं। 
कर्नाटकवाले कहते हैं कि हमारा अलग प्रान्त चाहिए। महाराष्ट्र और कर्नाटक के 
बीच में कहाँ तक किसकी सरहदें हैं, यह कगडा है। इसी तरह के और भगडे है । 
में अभी उडीसा में गया था। वहाँ कोई २८ राजा या छोटे-मोटे राज- 
स्थान थे। उन राजामो को मेंने बुलाया। मेने उनको सममाया कि छोटी-छोटी 
जो हुकूमतें हे, छोटे-छोटे राजस्थान है, उनका आप क्या करेंगे ” एक छोटे-से 
कुएँ के एक छोटे-से मेढक वनकर आप क्या करेंगे ? आप समभते हें, कि आप 
राजा हे । किसी राजकुट॒म्ब में मेरा जन्म नही हुआ था। लेकिन आज सारे 
हिन्दुस्तान की हुकूमत में मेरा हिस्सा हैं। आप क्यो ऐसा काम नही करते ? 
आज आप एक छोटे-से खड्डे में पडे हो। आप महासागर में आओ ओर हमारे 
साथ काम करो । आपको बहुत मौका मिलेगा। दुनिया भर में हमारे एम्बेसेडर 
( राजदूत ) जाते हे। वहाँ जाओ, वहाँ जाने के लिए तैयारी करो। जबव तो 
मेंग्रेज चला गया । आपको उसकी सुरक्षा प्राप्त थी। अब तो आपको अपने 


शिवाजी पाक, वम्बई ८७ 


देश के लोगो का साथ देना पडेगा। आज लोग भागे-भागे राजमहल पर जाते 
है और आपको अपनी रक्षा के लिए पुलिस रखनी पडती है। भई, कोई ऐसा 
भी राजा होता है, जिसकी रक्षा करने के लिए पुलिस रखनी पडे ? वह तो 
बहुत वडी मुसीवत है । इस तरह राज करने मे क्या मजा हैं ? 

मेने यह सब कहा तो वे समझ गए । उन्होनें मान लिया कि आप जैसा 
कहेंगे, हम वैसा ही करेगे । मेने कहा कि हुकूमत हमको दे दो। तो उन्होनें 
हुकूमत दे दी । तो ठीक है। अव वें आराम से बैठे हे, अब उनको अच्छी तरह से 
नींद आती है । सारा बोक अब मेरे पर पडा हैँ। उडीसावाले खुश हो गए 
है कि हमारा एक प्रान्त करने की कोशिश बहुत सदियों से थी, वह पूरी हो गई। 
और मेने २४ घटे मे यह सव काम किया । लोग नही जानते हे कि हमने 
र४ घटो मे कितना काम किया। वहाँसे हवा में उडकर नागपुर चला गया। 
वह, कोई १८ राजा थे, जिन्हे 'सैल्यूट स्टेट” ( सलामी रियासते ) कहते हे । 
उन सवको मेने बुलाया । उनमे जब कभी कोई जात्ता था, तो तोप छोडकर 
उसकी सलामी होती थी। मेने भी कहा सलाम । सब ने बहुत मुहत्वत से मुझ 
से बाते की । थे भी समझ गए कि यह जो कहते है, वही ठीक हैं । दूसरा रास्ता 
ही नही है। तव मेने कहा कि दस्तखत दे दो। उन सब ने दस्तखत कर दिए । 

अब जिस तरह से मे काम कर रहा हूँ, इसी तरह से हमारे सब मन्त्री।काम 
कर रहे हे। हमारे प्राइम मिनिस्टर पर जो भारी दोक हैं, उनके हिसाव से 
मेर( बोक कुछ भी नही है। मेने तो कहा था कि इत चार-छ महीनो में ही हमारे 
प्राश्म मिनिस्टर की उम्र दस सार वढ गई हैं। मे जब उनका चेहरा देखता 
हूँ तो मुझे दर्द होता हैं कि कितना बडा भार उनके सिर पर है। हमारे प्राइम 
मिनिस्टर ने भी कहा कि त्तीन साल का ट्र,स करो। वह तो खुद भी सोभलिस्ट 
के साथ ज्यादा सहानुभूति रखते हूँ । मेरे बारे में कुछ तो कहते हैँ कि 
धनिको का एजेंट हूँ, कोई कहता हैँ में राजा-महाराजाओ का एजेंट हूँ । 
बहुत-ती बातें लोग कहते हें। लेकिन मेरी चमडी बहुत कठिन हो गई है, 
उस पर असर नही होता है। हाँ, अगर दिल पर असर करनेवाली कोई बात 
हो, तो उसका असर होता है। वाकी चमडी पर कोई असर नहीं होता। 

तो में आपने कह रहा था कि उडीसा में दो छोटी-छोटी स्टेटे थी। ए 
सराय किला और दूसरी खरसवान | उनके साथ ही मेने उडीसा को जो २८ 
स्टेटे सुपुर्दे की, उनमें ये दोनों भी थी। मेने कहा कि भाई यह सव उडीसा 


च्य्द भारत की एकता का निर्माण 


का है। ये सव्‌ आप ले लीजिए । उसके बाद मेरे पास विहार से वहाँ के प्रधान मन्सत्री 
का तार मुझे आया कि ये दोनो स्टेटें विहार में जानी चाहिए, क्योकि वह तो 
विहार की ही है) तो मैंने उनको खबर दी कि भई, अब तो फैसला हो गया है, 
लेकिन आपको कुछ कहना हो तो मुझसे दिल्‍ली में आकर मिलो। सो वह मेरे 
पास दिल्‍ली आए। मेरे साथ बात करते हुए उन्होने कहा कि यह जो फैसला 
हुआ, उसके बारे में हमने कुछ सुना नही था, कुछ जाना वही था। मापने फैसला 
कर दिया और उसमें हमें तो बहुत नुकसान होगा। आप अपना फैसला बदल 
दीजिए और ये दोनो स्टेट विहार को दे दीजिए। तो मेने कहा, आप भी अपने 
सूबे में काग्रेस की हुकूमत चला रहे है, में भी तो काग्रेस का एक अदना सेवक 
हैं । आप इस तरह से काम करना चाहे कि आज हमने वहाँ के राजाओ और 
मिनिस्टरों के साथ बैठकर फैसला किया और आपके कहने से हम और जाप 
उसे अमी बदल दें, तो इस तरह से काम नही चल सकता। हाँ, उसकी जाँच 
करनी चाहिए । कोई कोर्ट का जज हम रखेंगे, जो इस सब की जाँच-पडताल 
करेगा। यदि आपकी बात सही होगी, तो यह फैसला हम बदल देंगे। आज आप 
इसे आर्जी फैसला मान लीजिए, और फिक्र न कीजिए । अब उसको समभा- 
बुझा कर मेने भेज दिया । 

चन्द दिनो के वाद उडीसा की सरकार और विहार की सरकार के अमल- 
दार वहाँ पहुँच गए और वहाँ जगल में रहनेवाले जो आदिवासी लोग थे, वे 
तीर-कमान ले कर आ गए । कोई तीस-चालीस हजार आदिवासी वहाँ जमा 
हो गए और उन्होने वहाँ छडाई की । उन्होने पुलिस के सामने तीर फेंके । पाँच 
सात तीर पुलिस को लगे। जब तीस हजार ने दगा किया तो पुलिस ने गोली 
चलाई । उसमें तीस-चालीस आदमी मर गए। उन बेचारे गरीबो में से ४०-५० 
घायल हुए और वाकी बेचारे रोते-रोते भाग गए । इस पर दोतों प्रान्तो की 
सरकारें मेरे पास बडे-वडे तार भेजती रही । उघर अखबारो में यह भगडा 
चलता रहा कि दोनो काग्रेस की गवर्नमेंट हे । अव हमें देखना चाहिए कि हम कहाँ 
जा रहे है। हमारे प्रान्तीय भगडे हमें कितना गिराएँगे। मेने कहा कि इसमें 
लडने की कोई वात नहीं हैं। हम एक जज को मुकरंर करके सब बातों 
की जाँच-पडतार कर अपना फैसला करेंगे । दोनो गवर्नमेंट अपना-अपना 
केस रख दें । अगर कोई कहे कि आज ही फैसला कर दो, तो यह कंसे हो 
सकता है ? 


शिवाजी पार्क, वस्बई द्६ 


जब में कलकत्ता गया, तो बंगालवाले मेरे पास एक वड़ा प्रतिनिधि-मण्डरू 
लेकर आए कि विहार और उड़ीसा का यह जो ऋगड़ा चल रहा है, उसमें 
असली हक तो हमारा है। वह तो वंगारू को देना चाहिए। मे कहता हूँ कि 
भाई, स्वराज्य तो अभी मिला है और अभी तक हम अपने देश को मजबूत 
भी नहीं वना पाए कि उसके पहले बाँटने का ऋगड़ा शुरू हो गया हूँ । तब 
इधर हमारे महाराष्ट्र भाई कहते हैँ कि हमारा कर्नाटक हमे दे दो। वरारवाले 
कहते हे कि हमारा बरार तो अहूग होना चाहिए । इस तरह से और और 
चाते भी चलती है। में सगठन करने की कोशिश करता हूँ कि सम्पूर्ण हिन्दुस्तान 
का एक सगठन करके खडा कर दू और इधर इन तरह से काम चलता है। 

में अमी काठियावाड़ में गया था। सारे हिन्दुस्तान मे जितने राज नही है, 
उतने राज काठियावाड में हु। अढाई-तीन सौ छोटे-छोटे राज वहाँ हें 
यदि हर एक राज का मलग-अलग रग नकशे में भरना हो, तो इतने रग तो 
मेरे पास नहीं हूँ। कंसे करूं ? इत्तनी हुकूमतो के अलग-अलरूग राज वहाँ है । 
उसमें आज एक हवा चढली हूँ कि छोटी-छोटी रियासतो के छोग भी कहते है 
कि हमको अलग-अलग रेस्पासबिल गवर्नमेंट ( उत्तरदायी सरकार ) दे दो ॥ 
जो है नही, वह देगा कैसे ? वहाँ रेस्पासविल गवर्नमेंट वनती कंसे ? कही ५ 
हजार की आवादी हैँ, तो कही १० हजार की आबादी गौर बहुत हुआ तो 
कही २५ हजार की आवादी । किसी राजा के पास २० गाँव है, किसी के 
पास २५ गाँव और जो सबसे बड़ी स्टेट है, उसकी आवादी छ, साढें छः लाख 
की हैं। यह तो गनीमत हुई कि हम जूनागढ़ छेकर बैठ गए। भव काठियावाड़ 
भें इतने छोटे-मोटे राजा है, उन सबको मेने समभाने की कोशिश की कि 
भाई बपने यहाँ सोराष्ट्र नाम का एक प्रान्त बना छो भौर इस तरह महा- 
सागर के भाग वनो, उसमे खेलो । इस तरह यह क्या कर रहे हो ? अंग्रेज 
गया तो उसके साथ सार्वभोम सत्ता भी चली गई। जैसे हम वरणी मे आम का 
आचार रखते है, कि आचार में कीडा न पडें, इसलिए कुछ तेल भी डाल देते 
है, उसी तरह आपको रखकर उसने अपने स्वाद के लिए सामान पैदा किया 
था। नव वह चला गया। बब आप को चाहिए कि बाप ठीक हो जामोी, 
और जबपने को हवा छूगने दो। वे सब समझ गए.कि यह ठीक कहता हैं। तो 
फल रात मेरे पास उनका टेलीफोन जाया कि हमने फैसला कर लिया है कि हमें 
एक सीौराष्ट्र बनाना है । इस तरह से काम चलता है । 


&० भारत की एकता का निर्माण 


अब महाराष्ट्र के राजा-महाराजा करू आठ-नौ बजे मुझसे मिलनेवाले 
हैं। यहाँ जो छोटी-मोटी १८ हुकूमतें हैं, उन सब का भी अब बहुत करके 
यही फंसलछा होगा कि भई, हमें तो वम्वई प्रान्त मे मिल जाना है। तो में 
महाराष्ट्र को बडा वना रहा हूँ, उसे छोटा नहीं वना रहा हूँ । जैसे उडीसा 
बनाया, ऐसे ही महाराष्ट्र को बनाकर मे आपको दूगा । फिर आप अलग हो 
जाइएगा । अभी आपको इतनी जल्‍दी क्यों है ? 

यदि हमें इस तरह से हिन्दुस्तान को एक महान देश बनाना है, तो पाकि- 
स्तान जैसे छोटे टुकडे से आप क्यो डरते हे ? इसमें है क्या ? लेकिन हमें 
दिम्ताग से काम लेना चाहिए और समम-वूककर, आपस मे सगठित होकर 
हिन्दुस्तान को उठाना चाहिए। तब हम सारे एशिया की लीडरशिप ले सकते 
है । इसमें मेरे दिल मे कोई शक नही है। इसलिए मेरी कोशिश यह है कि 
हिन्दुस्तान को एक वना लो। कुछ लोग अन्देशा करते थे कि ऐसा नही होगा। 
कुछ राजाओ के दिल में भी शका थी अब न जानें क्‍या होगा। कुछ हमारे 
सोशलिस्ट भाई भी शका करते थे कि हिन्दुस्तान में राजाओं को पोजीशन 
मिल जाएगी । कुछ लोग तो कहते थे कि अब तो राजा जो चाहे सो करेंगे 
और हमारी कुछ भी नहीं चलेगी । मेने कहा कि भाई, धीरज रखो । हम 
आज़ाद हुए, राजा भी आजाद हुआ है । उसको भी अपने मुल्क का ख्याल 
आएगा । उसके दिल में भी स्वदेशामिमान पेदा होगा, कुछ खुद का अभिमान 
पैदा होगा । हमारे हिन्दुस्तान में ही बुद्ध भगवान पैदा हुए | उनकी कितनी 
छोटी रियासत थी। वह रियासत भी उन्होने छोड दी। अपने पास न बन्दूक 
रखी, न त्तोप रखी। लेकिन हिन्दुस्तान के बाहर तक वह पहुँच गए। वह चीन 
झौर जापान तक पहुँच गए। वह सीलोन में पहुंचे, वर्मा में पहुँचे। आप क्यों 
घबराने हो ? 

इसी तरह से में कहता हूँ कि हिन्दुस्तान में जो घन घरती में भरा है, 
उसे खोद-खोदकर हमें निकालना है। यहाँ इतना घन भरा है, जो कभी किसी ने 
देखा नही होगा । और मुल्को में इतना धन नहीं, जितना हमारी घरती में 
भरा हैं। उसको हमें निकालना है। लेकिन इसके लिए हमें मेहनत करनी 
पडेगी । एक तरफ आप मजदूरों से कहे कि काम कम करो और दाम ज्यादा 
म'गो । इस तरह तो आप इनसालवेंसी (दिवाला) निकालोगे | इस तरह देश 
का काम नही चलेगा। में तो असर में मजदूरों का भी भरा चाहता हूँ । 


शिवाजी पार्क, बस्बई घी 


लेकिन भला कैसे होगा ?े सछा इस तरह होगा कि हम रुपया पैदा करे, और 
फिर उसे आपस मे बांट लें। लेकिन अगर हम कुछ पैदा ही नही करे, तो न 
कूछ मजदूर को मिलेगा, न घतती को मिलेगा, न हमको मिलेगा । 

वार-वार कहा जाता है कि हमें लीडरशिप चाहिए । नेतागीरी तो आज 
मुल्क में रास्ता वन गया है। किसी को नेता बनना हो तो पहले कोई स्पीच , 
करो, कैपिटलिस्ट छोगो को गाली दो। उसके बिना तो चलता नहीं । छोग 
मानते ही नही । कैपिटलिस्ट को दो गाली दो, तो एक-दो गाली, जो सामने 
बैठा है, उसको दो और एक-दो गाली राजाओ को दो ) बस, फिर लीडरशिप 
मिल्ल गई । मगर इस तरह की लीडरशिप से किसी का क्‍या भला होगा ? 
में राजाओो से मी कह सकता हूँ और बहुत खरी बातें मे उन्हे सुनाता हूँ। 
इसी तरह कैपिटलिस्टो से भी मुहब्बत करता हूँ, छेकिन उनको कडी वात भी 
सुनाता हूँ । लेकिन अगर मुझे समझ आ जाए कि हमारे मुल्क मे एक-ए 
कपिटलिस्ट की कैपिटल खत्म कर देने से हिन्दुस्तान का भला होगा, तो उसे 
खत्म कर देने में मेरा नम्बर पहला होगा । में पीछे नहीं रहूँगा। 

मेने कल भी कहा था, आज भी आप छोगों ,से कहता हूँ भौर आप 
भाइयों को समभाना चाहता हूँ कि मुझे सोशलिज्म सिखाने की किसी को 
जरूरत नहीं। मार-पीट सिखाने की भी मुझे जरूरत नही है । जब से मैने 
गान्धी जी का साथ दिया, गौर आज इस बात को बहुत साल हो गए, तभी से 
मेने फेसछा किया था कि यदि पब्लिक छाइफ ( सार्वजनिक जीवन ) में काम 
करना हो, अपनी मिल्कियत नहीं रखनी चाहिए । सोचिए ज़रा। तब से आज 
तक मंने अपनी कोई चीज़ नही रक्‍्खी। न मेरा कोई बैक एकाउ ट है, न मेरे 
पास कोई जमीन है, और न मेरे पास कोई सपना मकान हैं। में यह क्छ 
रखना ही नही चाहता हूँ । अगर में रखू, तो में इसे पाप समझता हैँ। मुभे, 
फोई सोशलिउम का पाठ सिखाए, तो फिर उसे सीखना पडेगा कि पब्लिक 
लाइफ किस तरह से चलानी है। वातें बहुत चलती है। किसी ने मेरा माम 
सरदार कर दिया। अब यहाँ वम्बई में जो सरदार-गृह है, उसके वारे में 
कलकत्ता के एक अखबार में छपा कि सरदार के पास वम्बई में बड़े-बडे मकान 
हैं। उसके नाम पर है । सरदार नाम से अब इस तरह मेरी इज्जत तो बहुत 
बढती है और शायद उनसे मुझे क्रेडिट पर रुपया भी मिल जाए ! 

तो हमारे मुल्क में ऐसी घोखेवाज़ी वहुत चलती हूँ । मगर में आप से यह 


£२ भारत की एकता का निर्माण 


कहना चाहता हूँ कि आप समभते हैं कि आज हमारा काम घरती में से घन 
पैदा करना और बडे-बडे कारखाने वनाना हूँ । क्योकि मेने आपसे कहा था कि 
यदि हमें फौज रखनी है, यदि हमें अपने मुल्क का रक्षण करना है, तो उसके 
लिए हमें अच्छी फौज रखनी पडेगी। उसके लिए हमें सेन्ट्रल गवर्नमेंट को 
मज़वृत बनाना होगा । उसकी रक्षा करनी पडेगी। मज़बूत वनाने से मतरूव 
यह है कि देश भर के लोग उसके पीछे होने चाहिएँ। यदि आप लोग हमारे 
साथ न हो, तो हमारा वहाँ बैठना पाप है। तब हम वहाँ क्यो वैठें ? क्‍या ज़रूरत 
हैं हमें ” यदि आप लोग चाहते हैँ कि वहाँ बैठे, और काम करें तभी हमारा काम 
करना उचित हैँ। क्योकि हम तो आपके ट्रस्टी वनकर वहाँ गए हैँ. और 
इसी हक से हम वहाँ बेठे हे । 
तो जब हम आप की तरफ से वहां बैठे है, तो हमारी वात समझ लीजिए 
कि मुल्क में दो चीजें हमें करनी हैँ । एक तो हमें मुल्क में काम करने के लिए 
उचित आबोहवा पैदा करनी हैँ । अगर यहाँ रात-दिन हिन्दू-मुसठमान के फगडे 
में रहे तो कोई काम नही होगा। आज दो चाक्‌ इधर किसी को मारा, दो छुरा 
किसी को मारा, एक बम उधर डाला, एक कलकत्ता में डाला, एक बम्बई में 
डाला, एक कानपुर में डाला और अखबार उसी सब से भरे रहे, तब तो हम 
कोई काम नही कर सकेंगे। इस तरह काट-मारकर एक साल में कितने मुसलमान 
मारोगे ? उससे किसी को क्या फायदा मिलेगा ? उघर मुसलमान भी बेचैन 
रहते हें और हम न उनका उपयोग कर सकते हैं, न वे हमारा उपयोग कर 
सकते हें। हमारी ३० करोड की आबादी में चार करोड मुसलूमानो का हम क्या 
करें ? तो इस तरह अगर हम भगडो में फेंसे रहे, तो हमारा काम नही होगा । 
मुसलमान से कहो कि आप इघर हैं, तो हमारे साथ आराम से रहो और कोई 
पफिक्र न करो। लेकिन यदि हमें लडना हो, तो जैसा कि मैंने कल भी कहा था, 
आज भी कहता हूँ कि लडने के लिए मौका चाहिए, लडने के लिए कारण चाहिए। 
चताना चाहिए कि किस कारण से हम लठते हैं । दुनिया के सामने रखना 
पडेगा कि इस चीज़ के लिए हम लडते हे। लडने का समय और छरडने का 
कारण आ जाने पर लडाई का पूरा सामान चाहिए, जिससे लडाई में हम मार 
न खाएँ । जब लडना हो, तो पूरी तैयारी से लडना चाहिए। तो यह चीज़ 
आज छुरा-छुरी से नहीं होती है। उससे तो उल्टा हमारा काम विगडता है । 
अगर हमें अच्छी फौजें रखनी हो, तो उसके लिए हमें कितनी चीजें चाहिए, 


शिवाजी पार्क, वस्तरई घर 


यह समझ लेना चाहिए। यह भी जान लेना चाहिए कि लडाई में व्या सामान 
काम आता है। बैसे तो, हमारे बहुत-से सोल्जर्स ( सिपाही ) पिछली लूडाई 
से डीमोबिछाईज़ ( सेना से मुक्त होकर ) होकर आए हे, उनसे पूछों कि क्या- 
क्या चीज़ चाहिए। पहले तो सोल्जर के पास वन्दूक चाहिए। वह वन्दूके हमारे 
यहा कितनी है और कहां बनती है ? आज नौजवान कहते हें कि हमको भर्ती 
करो। हमें काइमीर जाना है, हमे यह करना है, हमें वह करना हैं। लेकिन 
स्ट्राइक से तो यह नही चलेगा। भर्ती कर नौजवान को तो तालीम देनी पड़ती 
है और तालीम के साथ उसको फिट बनाकर उसे वन्दूक भी देनी पडती हैं। 
वन्दूक के साथ गोला-वारूद देना पडता हैं। वह सब कहाँ से आता हैँ? 
बन्दूको के लिए और लडाई के लिए जितनी सामग्री चाहिए, उसके लिए हमें 
कारखाने बनाने पडेंगे । उन कारखानो में यदि कम सामान वनता हो, तो हमें 
वहाँ २४ घटे काम करना होगा या दो शिफ्टो से काम करना होगा। भरे, 
वह तो कहते है कि स्ट्राइक करो। यही हालत रही तो हमारा काम कैसे चलेगा ? 
एक तो यह वात है । 

इसरी वात यह है कि आज के युग मे फौज को छडाई के मेदान में ले 
जाने के लिए हजारो ट्रक्स चाहिए। उसके लिए मोटर-लारी और जीपें चाहिएँ, 
वह पैदल का काम नही है। अपनी फौज को हमे जल्दी-से-जल्दी ले जाना है, 
पहाडो पर ले जाना है, और जगह पर ले जाना है। अब जो यह हजारो ट्ुक्स 
चाहिए वे कहां बने ? उसके लिए हमें मज़दूर चाहिए । अब इधर मजदूरों को 
भी कोई सिखलाता हूँ कि ज्यादा पैदा करो ? वही तो बड़ी मुश्किल वात 
बन जाती है । 

मजदूरों से यह कहना चाहिए कि अपनी फौज के लिए आप को तोप, 
बन्दूक, गोला, एम्यूनिशन ( गोला-वारूद ) सब चीज़ बनानी चाहिए। तोप, 
बन्दूक के लिए स्टील ( इस्पात ) चाहिए, कौन वह पैदा करेगा ? ऊपर से तो 
वरसेगा नही । उसके लिए हमें कारखाना बनाना होगा। हमारे मुल्क में, हमारी 
धरती में वहुत लोहा पडा है, मगर उसके लिए हमे कारखाने वनाने होगे | आाज 
तक लोहा अंग्रेज बाहर से ले आता था और हमारा घन ले जाता था । जब 
स्वराज्य के वाद भी बया हम लोहा वाहर से लाएगे ? नही, वह अब हमें इधर पैदा 
करना हैं। हमारे यहां एक कारखाना टाटा का है। देश भर में मकान बनाने 
के लिए जितना लोहा चाहिए, उतना भी उससे पूरा नही पढ़ता । तो हम नपनी 


६9 भारत की एकता का निर्माण 


आर्मी के आये-एम्यूनिशन के लिए कहा से लोहा लाएँ ? उसी के लिए त्तो 
आज स्टील पर कट्रोल है और वह तोडा नहीं जा सकता। अनाज का, 
कपडे का, शूगर (चीनी) का कण्ट्रोल हम तोड सकते है, लेकिन स्टीलू का 
कण्ट्रोल नही तोड सकते । हमारे यहाँ बहुत कम स्टील है। तो जहाँ ज्यादा- 
से-ज्यादा ज़रूरत होती है, वहीं हम देते हें। आज टठाठा के कारखाने में भी 
बार-वार स्ट्राइक होती है । तो यदि नया गवर्नमेंट का कारखाना वनाना हो 
ती उसमें स्ट्राइक होनी ही नही चाहिए । 
आर्मी को कभी हमें मद्रास ले जाना है, तो कभी पजाव । उसके लिए 
रेलवे चाहिए । एक बटेलियन को ही एक जगह से दूसरी जगह हटाना हो, तो 
उसके लिए कितनी रेलवे चाहिए ? यह सब आपने देखा हो तो मालूम पडे। 
लेकिन हमारी रेलवे तो अब बूढी जैसी हो गई । क्योकि यह जो पश्चिम में 
पिछली लडाई चली, उससे उसके ऊपर बहुत बोक पडा । लेकिन अव लूडाई 
खत्म हो गई तो उसके लिए जो कुछ वैगन चाहिए, कुछ नये इजन चाहिए, नये 
बाइलर चाहिए, सब चीज़ें चाहिए | वे चीजें इधर वनती नही तो बाहर से 
लानी पडती है और बाहरवालछे मुल्क तग आ गए है। उनके पास भी पिछली 
छडाई में सफाचट मैदान हो गया है। उनको भी यही सब चाहिए। सो बहुत 
मुद्िकल पडती है । उघर हम टूटी-फूटी रेलवे छाइन की मरम्मत की कोशिश 
करें और उधर रेलवे के काम कफरनेवालो को कहा जाए कि स्ट्राइक करो, 
तो सब खत्म हो गया । उस हालत में हम लरूडाई कैसे जीतेंगे ” किस तरह 
हमारा काम चलेगा ? 
अब जितने ट्रक्‍्स हमारे पास हैं, उनमें पेट्रोल चाहिए । पेट्रोल बिना ट्रव्स 
नही चलते | जीप नही चलती। पेट्रोल कहाँ से ले आएँ ? जिसके पास पेट्रोल 
है, वह चाबी बन्द करके बैठ जाए, तो हमारी लडाई खत्म । तो पेट्रोल भी 
हिन्दुस्तान की घरती में पडा हैं। लेकिन उसे हम कैसे निकालें ? उसके लिए 
हमें कारखाने वनाने चाहिएँ। पर हमारे भाई कहते हैं यह “की इण्डस्ट्री” 
( आधारभूत व्यवसाय ) हैं। यह तो सरकार की तरफ से करना चाहिए। 
अरे सरकार के पास इतने काम पडे हैं, और उसका काम चलानेवाले जो चन्द 
लोग हैं, उसके पास तो इतना बोफ पडा है। इस प्रकार का काम इन लोगो ने 
कभी किया भी तही। आज में सरकार की तरफ से यह नही कह सकता हूँ कि 
हम कोई ऐसी इण्डस्ट्री कटपट नेशनालाइज़ करें, जिसके बारे में हमें कोई 


शिवाजी पार्क, वस्बई ह्पू 


अनुभव न हो । उसमें तो हमें परदेशी लोगो को भी साथ लेना पडेगा। क्योकि 
इधर हमारा कोई आदमी जानता ही नही कि पेट्रोल किस तरह से निकालना 
चाहिए। या पेट्रोल का कुआ कहाँ है ? तो उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी । 

अब हमे कोयछा चाहिए । कोयले के बिना कोई कारखाना नही चलता । 
कया तो व्यवसाय की चावी है । कोयले के बिना कोई काम नही चलता । न 
गाडी चलती है, न इजन चलता है, न कोई कारखाना चलता हैँ । तो कोलि- 
यारी तो घरती में पडी है। हमारे देश में वहुत-सी खानें है, जिनमे कोयला 
भरा है । लेकिन माइनों में से कोयला ग्रेजुएटो से नही निकलेगा, या सोग- 
लिस्ठो से भी नही निकलेगा । वह तो मजदूरों से ही निकलूवाना पडेगा। अभी 
हम मजदूरों से मेहनत करके कोयला निकालने को कहेंगे, तो वे उनके पास 

पहुँच जाएँगे और कहेगे कि हडताल करो। 

क्या जब में बताऊँ भापको ? वताने की वहुत-सी वाते हे। उसमें बहुत 
समय छगेगा। लेकिन जब में यह वाते कहता हूँ तो वे कहते है कि यह हमारा 
विटर क्रिटिसिज्म ( कडी समालोचना ) करता हूँ । में विटर क्रिटिसिज्म की 
वात नही करता हूँ । में आपके दिल में घुसना चाहता हूँ और आप को बताना 
चाहता हूँ कि कितनी सदियों के वाद आज आप को यह मौका मिला है। एक 
हजार साल के बाद आज हमारा हिन्दुस्तान जितना सगठित हो गया है, उतना 
चह पहले कभी नहीं था। अपने इतिहास को पढो तो सही । कभी आपने 
सोचा कि हमने अपना हिन्दुस्तान किस तरह गेंवाया था ? अपने पायलपन से 
गेवाया था। हमारे राजा आपस में लडते थे। हमारे अपने यहाँ के लोग एक 
नही थे और हमारे ही कुछ लोगो ने दुग्मन का साथ दिया था। उसी से हमने 
अपना देश गेंवाया । अब गान्धची जी की तपश्चर्या से यह पहला मौका वाया 
है। कई लोगो ने वलिदान किया, तव हमारे सद्भाग्य से यह मौका हमें मिला 
हैँ । यह मौका गेँंवाओगे तो क्‍या करोगे ? हमारा तो दित खत्म हुआ | 
हमारा काम तो पूरा हुआ । लेकिन अपनी यह गठरी जाप अपने सिर पर रस 
कर अपना बोका आप उठा सके, ऐसी णक्ति हम आपको देना चाहते हूँ । सोते 
हुए के ऊपर गठरी रखने से क्‍या फायदा ? 

अगर आप लोग जागृत नही रहेंगे, तो वम्वई गिर जानेवाला हैं। वम्बई 
भाज तक तो देय में सब से पहला रहा है । इधर जो कुछ घन पैदा हुआ, इधर 
जो दिमाग पैदा हुआ, इधर जो पोलिटिकलू लीडर पैदा हुए, उन पर आप 


६4 भारत की एकता, का निर्माण 


गवे कर सकते है । लेकिन आज अगर आप उल्टे रास्ते पर चले तो आप गिर 
जाएँगे । आज तो यहाँ डेमोक्रेसी है, लोक-शासन है । उसमें लोक का साथ 
नही होगा, तो कुछ भी नही होगा । तो जो गलत रास्ते पर चलते हे, उनको 
सममकाना आपका काम हैं। और अगर वे न मानें तो आप को उनका साथ नहीं 
देना चाहिए, बल्कि कोशिश करके उन्हे रोकना चाहिए | यदि आप नागरिक 
अपना फर्ज नही बजाते, तो स्वराज्य मिला न मिला, एक बरावर है। उससे 
हमारा देश गिर जाएगा। 

मेने जितनी बातें आप लोगो के सामने रखी है, उन पर आप गहराई से 
सोचें। आप अपनी जिम्मेवारी उठाने के लिए कोशिश करें। मेरे दिल में जो 
ञाग भरी है, वह में आपके सामने रखता हूँ। यह इसलिए कि जो मौका हमें 
मिला है, उसका हम पूरा फायदा उठावें । ईइवर आपका कल्याण करे। 


( ५) 
गान्धी जी की हत्या के एकदम बाद 


दिल्‍ली, ३० जनवरी, १९४८ 
भाइयो और वहनो, 
आपने मेरे प्यारे भाई पं० जवाहरलाल नेहरू का पैगाम सुन लिया ) 
मेरा दिल दर्द से भरा हुआ है। क्‍या कहूँ क्या न कहूँ? जवान चलती नहीं है । 
आज का अवसर भारतवर्ष के लिए सव से बडे दुख, शोक और शर्म का अवसर 
है । आज चार वजे में गान्धी जी के पास गया था और एक घंटे तक मेने 
उनसे वात की घी। वह्‌ घडी निकालकर मुझ से कहने छगे कि भेरा प्रार्थना 
का समय हो गया है; अब मुझे जाने दीजिए । तो वह भगवान के मन्दिर की 
तरफ अपने हमेशा के समय पर चलने के लिए निकल पडे । तब में वहाँ से 
अपने मकान की तरफ चला। में मकान पर अभी पहुँचा नही था कि उतने में 
रास्ते में एक भाई मेरे पास आया। उसने कहा कि एक नौजवान हिन्दू ने 
गान्ची जी के प्रार्यना की जगह पर जाते ही अपनी पिस्तील से उन पर तीन 
गोलियाँ चलाई, वह वर्हा गिर पड़े और उनको वहां से उठा कर घर में ले 
जाया गया हैं। मे उसी ववत वहां पहुँच गया। मेने उनका चेहरा देसा। वही 
चेहरा था। वैसा ही शान्त चेहरा था, जैसा हमेशा रहता घा। ठीक वही चेहरा 
घा । और उनके दिल में दया और माफी के भाव अब भी उनके चेहरे से प्रकट 
भा० ७ 


ह्द मारत की एकता का निर्माण 


होते है। आस-पास बहुत लोग जमा हो गए। लेकिन वह तो अपना जो काम 
उन्हे करना था, उसे प्रा करके चले गए ! 

पिछले चन्द दिनो से उनका दिल खट्टा हो गया था और आप जानते हैं 
कि आखिर उन्होने उपवास भी किया । उपवास में चले गए होते, तो 
अच्छा होता । छेकित उनको और भी काम देना था तो रह गए । पिछले 
हफ्ते में एक दफा और एक हिन्दू नौजवान ने उनके ऊपर बम फेंकने की कोशिश 
की थी। उसमें मी वह बच गए थे। इस समय पर ही उनको जाना था। आज 
वह भगवान के मन्दिर में पहुँच गए | यह बडे दुख का, बडे दर्द का समय 
हैं, लेकिन यह गुस्से का समय नही है। क्योकि अगर हम इस वक्‍त गुस्सा करें, 
तो जो सबक उन्होंने हमको ज़िन्दगी भर सिखाया, उसे हम भूल जाएँगे। और 
कहा जायेगा कि उनके जीवन में तो हमने उनकी वात नहीं मानी, उनकी 
मृत्यु के बाद सी हमने नही माना । हम पर यह धब्बा लग्रेगा। तो मेरी 
प्रार्थता है कि कितना भी दर्द हो, कितना भी दुख हो, कितना भी गुस्सा आए, 
लेकित गुस्सा रोककर अपने पर काबू रखिए | अपने जीवन में उन्होने हमें 
जो कुछ सिखाया, आज उसी की परीक्षा का समय है। बहुत शान्ति से, 
बहुत अदब से, बहुत विनय से एक दूसरे के साथ मिलकर हमे मज़बूती से 
पैर जमीन पर रखकर खडा रहना हूँ। आप जानते हैं कि हमारे ऊपर जो बोफ 
पड रहा है, वह इतना भारी है कि करीब-करीब हमारी कमर टूट जाएगी । 
उनका एक सहारा था और हिन्दुस्तान को वह बहुत बडा सहारा था । हमको 
तो जीवन भर उन्हीं का सहारा था। आज वह चला गया ! वह चला तो गया, 
लेकिन हर रोज़, हर मिनिट वह हमारी आँखों के सामने रहेगा ! हमारे हृदय 
के सामने रहेगा ! क्योकि जो चीज वह हमको दे गया है, वह तो कभी हमारे 
पास से जाएगी नहीं | 

कल चार बजे उनकी मिट्टी तो भस्म हो जाएगी, लेकिन उनकी आत्मा 
तो अब भी हमारे वीच में है। अमी भी वह हमें देख रही हैं कि हम लोग 
क्या कर रहे है। वह तो अमर हैं। जो नौजवान पागल हो गया था, उसने व्यर्थ 
सोचा कि वह उनको मार सकता है। जो चीज उनके जीवन में पूरी न हुई, 
शायद ईश्वर की ऐसी मर्ज़ी हो कि उनके द्वारा इस' तरह से पूरी हो। क्योकि 
इस प्रकार की मृत्यु से हिन्दुस्तात के नौजवानों का जो कॉनशस ( अन्तरात्मा) 
है, जो हृदय है, वह जाग्रत होगा, मे ऐसी आशा करता हूँ। में उम्मीद करता 


गान्धी जी की हत्या के एकदस बाद ६६ 


शी 


हें और हम सव ईब्वर से यह प्रार्थना करेगे कि जो काम वह हमारे ऊपर घाकी 
छोड गए है, उसे पूरा करने में हम कामयाव हो । में यह भी उम्मीद करता हें 
कि इस कठिन समय में भी हम पस्त नही हो जाएँगे, हम नाहिम्मत भी नहीं हो 
जाएँगे। सव को दृढ्ता से और हिम्मत,से एक साथ खडा होकर इस बहुत बडी 
मुसीवत का मुकाबविला करना है और जो वाकी काम उन्होने हमारे ऊपर छोडा 
है, उसे पूरा करना है। ईश्वर से प्रार्थना कर, आज हम निश्चय कर ले कि 
हम उनके वाकी काम को पूरा करेगे। 


६० 0) 


गान्धी जी की शोक-समा में 


रामलीला मैदान; 
दिल्ली, 

२ फरवरी, १९४८ 

सदर साहब, बहनों और भाइयो, 
जब दिल दर्द से भरा होता है, तब जबान खुलती नही हैं गौर कुछ 
कहने को दिल नही होता है। इस मौके पर जो कुछ कहने को था, भाई 
जवाहरलाल नेहरू ने कह दिया, में क्या कहूँ ” जब से गान्घी जी हिन्दुस्तान में 
आए तब से, या जब मेंने ज़ाहिर जीवन शुरू किया तब से, में उनके साथ रहा 
हैँ। अगर वे हिन्दुस्तान न आए होते, तो मे कहाँ जाता और क्या करता, उसका 
जब में ख्याल करता हूँ तो एक हँरानी-सी होती है। तीन दिन से में सोच 
रहा हूँ कि गान्धी जी ने मेरे जीवन में कितना पलटा किया और इसी तरह 
से लाखो आदमियो के जीवन में उन्होने किस तरह से पलटा किया ? सारे 
भारतवर्ष के जीवन में उन्होने कितना पलटा किया । यदि वह हिन्दुस्तान में न 
आए होते तो राष्ट्र कहाँ जाता ? हिन्दुस्तान कहाँ होता ” सदियों से हम गिरे 
हुए थे । वह हमें उठाकर कहाँ तक ले आए ? उन्होने हमें आज़ाद बनाया 
उनके हिन्दोस्तान आने के बाद क्या-क्या हुआ और किस तरह से उन्होने हमें 
उठाया, कितनी दफा किंस-किस प्रकार की तकलीफें उन्होने उठाई, कितनी 
दफे वह जेलखाने में गए और कितनी दफे उपवास किया, यह सब आज ख्याल 


गाधी जी की शोक-समभा में !ण्रे 


आता है। कितने धीरज से, कितनी शान्ति से वह त्कलीफें उठाते रहे, 
ओऔर आखिर बाजादी के सब दरवाजे पार कर हमें उन्होंने आजादी 
पिलवाई। 

लेकिन इसके वाद क्‍या हुआ ? इसके वाद खुद हमारे एक नौजवान ने 
उनके बदन पर गोली चलाने की हिम्मत की) यह कितनी शरम की वात है ! 
उसने गोली किसके ऊपर चल।ई ? उसने एक बुढे बदन पर गोली नही चलाई, 
यह गोली तो हिन्दुस्तान के मर्म स्थान पर चलाई गई हैँ ! कौर इससे हिन्दुस्तान 
को जो भारी जस्म रूगा है, उसके भरने में बहुत समय लगेगा । बहुत बुरा 
काम किया ! छेकिन इतनी शरम की बात होते हुए भी हमारे वदकिस्मत मुल्क 
भें कई लोग एसे हे, जो उसमें भी कोई बहादुरी समभते है, कोई खुशी की बात 
समभते हू। जो ऐसे पागल लोग है, वे हमारे मुल्क में कया नही करेंगे ? और 
'जव गान्ची जीके तन पर गोली चलू सकती है, तो आप सोचिए कि कौन सला- 
मत हूँ ? और किस पर गोली नही चल सकती है ? 

तो क्या गान्घी जी ने हिन्दुस्तान को जो आज़ादी दिलवाई, इसी काम के 
लिए ? अगर हम इसी रास्ते पर चलेंगे, तो कहाँ जा कर वैदेंगे ? हमारे पास 
क्‍या बाकी बच रहेगा ? क्या हम आज़ादी को हज्म कर सकेंगे ? दुनिया में हमारी 
चया हालत होगी ? जब गान्धी जी ने दिल्‍ली में यह अन्तिम उपवास किया 
तो में तो उत्त रोज़ इधर से चला गया था। लेकिन मुझे बहुत शक था कि 
इस समय वह उपवास में से वचेंगे कि नहीं । और जब वह उठे और उपवास 
छूट गया तो बहुत खुशी हुई । लेकिन यह खुशी कितने दिन की रही ? और 
कौन कह सकता हुँ कि उपवास छूटने से फायदा हुआ, जब पीछे से उन्हें गोली 
से मरना हुलआा। अगर वह उपवास से मरते, तो भी हमको बहुत णरम होती । 
लेकिन गोली से मरे, तो कोई थोड़ी शरम की बात नही है । सारी दुनिया में 
हमारा मुह काला हो गया है । 

हाँ, यह कह सकते है कि यह काम एक पागरू आदमी ने किया। छेकिन 
में यह काम किसी अकेले पागल आदमी का नहीं मानता । इसके पीछे कितने 
पागल है ? और उसको पागल कहा जाए कि शैतान कहा जाए, यह कहना 
भी मुध्किल हैं । ठेकिन जो लोग उसके पीछे हे, उनको ओर बढ़ने दें, तो मुल्क 
से क्या नहीं जा सकता है। यह आप छोगो के सोचने की वात है | जिसके 
पास हुकूमत हूं, उसकी तो हूँ ही। छेकिन जब तक जाप लोग अपने दिल साफ 


हर] 


९०२ भारत की एकता का निर्माण 


कर हिम्मत से इसका मुकावला नहीं करेंगे, तव तक काम नहीं चछेगा । 
भगर उसका मतलब यह नहीं है कि आप कानून अपने हाथ में लेकर उसको 
सज़ा देने लय जाएँ। तब तो उससे भी बुरा होगा। क्योकि तब तो जैसे वह 
पागल हो गया, वैसे ही हम भी पागल बन जाएँगे । तो कानून में हस्तक्षेप किए 
बिना हमे इन चीज़ो का विरोध करना चाहिए | अगर हमारे घर में ऐसे छोटे 
वच्चे हो, हमारे घर में ऐसे नौजवान हो, जो उसी रास्ते पर जाना पसन्द 
करते हों, तो उनको कहना चाहिए कि यह बहुत बुरा रास्ता है और तुम हमारे 
साथ नही रह सकते | इस तरह साफ वात न करें, तो ये चीजें बढती जाएँगी। 
ऐसे मौको पर इसी तरह लाखो आदमी तो जरूर जमा हो जाते है, लेकिन 
चन्द दिनों के बाद अगर असल चीज भूल गई, तो फिर उस से भी बुरा 
नतीजा आएगा। 

तो गान्धी जी ने कोशिश करके हमको आज़ादी तो दिलवाई | लेकिन 
उसके बाद जिसने आज़ादी दिलवाई, उसको भी हमारे सामने मरना पडा । 
यह बहुत बुरा काम किया गया । जिन लोगो ने यह काम किया, गवर्नमेंट की 
तरफ से उसकी पूरी खोज की जाएगी । लेकिन सरकार की इस कोशिश 
में, आपको साथ देना हो और अपना धर्म बजाना हो, तो आप को इस चीज के 
प्रति अपनी नापसन्दगी और घृणा वतानी चाहिए । जब में इधर आ रहा था 
तो एक भाई ने मेरे पास चिट्ठी भेजी कि कम्युनिस्टो का एक जुलूस निकला, 
उस जलूस में वे कहते थे कि हम बदला लेंगे । यदि फिर भी हम इस ढंग से 
काम करेंगे तो माना जाएगा कि गान्धी जी की बात जिन्दगी भर तो हमने सुनी 
नही, माती नही, लेकिन मरने के बाद भी उसे नहीं माना | 

बदला लेना हमारा काम नही है । इस तरह से बदला नही लिया जाता 
हू । वैसा किया गया तो हम लोग गलत रास्ते पर चले जाएँगे। तो न किसी 
को मारना, न किसी के घर पर हल्ला करना और न किसी को पीटना । 
लेकिन यदि आपको कोई चीज़ मालूम हो तो तुरन्त हुकूमत को बता देना चाहिए 
कि इस प्रकार छोग काम करते हे। तो इन छोगो को रोकना चाहिए कि 
वे ऐसा काम न करें | जो बुरा काम करता है, उसको रोकना, उसको ठीक 
तरह से रोकने की कोशिश करना हमारा काम है । लेकिन इस तरह से कोई 
बदला लेने की वात करे, तो उसकी वात हमें नही सुननगी चाहिए। आज हम 
लोगो को इतनी सालो की कोशिश के वाद जो कुछ मिला है, गान्धी जी ने जो 


गांधी जी की शोक-सभा।[यमें (रे 


कुछ दिलवाया है, वह चीज़ हमें फेक नही देनी हैं। यह थाती गान्ची जी हमारे 
पास रख गए हैं। इसको हमे ठीक तरह से चलाना है। इसके लिए हमे गान्धी जी 
के बताए हुए मार्ग को समझकर उस रास्ते पर चलने की कोशिश करना 
हैं। यही हमारा कर्तव्य है। हम ईश्वर से माँगे कि वह हमे उस रास्ते पर चलने 
की शक्ति दे । 


( ७ ) 
अपहता नारियों के लिए अपील 


१८ फरवरी, १९४८ 
देश की हजारो दुखित औरतो के लिए जो जोरदार अपील की जा रही 
है, उनके पक्ष में में मी अपनी ओर से कुछ कहना चाहता हूँ। पिछले दिनो 
पूर्वी और पर्चिमी पजाव और सीमाप्रान्त में जो अराजकता फंली थी भौर 
जिसने काइमीर की सुन्दर वादी के कुछ भाग और जम्मू प्रान्त को भी घेर लिया 
था, उसमें निर्दोष औरतो और बच्चो के अपने सम्वन्धियो से जबरदस्ती से 
छीनकर दूर किये जाने और उन पर तरह-तरह के जुल्म-अत्याचार करने से 
जितनी हमारी इज्जत गिरी, उतनी किसी और घटना से नहीं गिरी होगी । 
इस प्रकार की दुर्घेटनाएँ तो जानवरो के रहन-सहन के नियमो के अनुसार भी 
नही है। ऐसे कुकर्म समाज और सम्यता की परम्पराओो के विलकुल विपरीत 
है । इसलिए ऐसे लोगो के लिए इस दुनिया में कोई स्थान नही हो सकता। और 
हमारा कतेंव्य है कि सम्यता के विरुद्ध ऐसे आचरण का हम दृढतापूर्वक 
दमन करें। 
जब में इन माताओ गौर वहनो की दुर्देशा और उनके कष्टो का ख्याल करता 
हूँ तो मेरा हृदय शोक और पीडा से भर जाता है। अच्छे घराने की पढी-लिखी 
स्त्रियाँ, जिनका जीवन खुशहाली की गोद में पला, जो शान्ति से अपने परि* 
वार वालो के साथ अपना सुरक्षित जीवन व्यतीत करती थी, बहुत-सी स्त्रियाँ 


का “7४5 7८ प्ः 


पक्की जल फिट आ ता अचात। अऑऑलजलऑिलिओ नी «5 
7 


हु 


॥8॥ ॥भ-ट्रे४ । 


0] २9५ ४२% 


| प्र 


हि 


है 


0885 





अपहृता नारियों के लिए अपील (० 


जो गरीब घरो का आभूषण थी, आज उजाड और वरबाद हो गई हे। उन्हें 
दुराचारियो ने अपने घरो से जबरदस्ती दूर कर ऐसी हालत में डाल दिया है, 
जो मानवता के नाम पर कहूक है । यदि हमे मानवता को फिर से उसके 
पुराने स्थान पर प्रतिष्ठित करना है, तो हमारा कतंव्य है कि हम उन अभागी 
ओरतो को उनकी वर्तमान पतित दक्षा से निकाले और उनको उनकी पुरानी 
परिस्थिति में पहुँचा दें । यदि हम ऐसा न कर पाएँ, तो मानव-इतिहास में 
हमारा कोई भी स्थान न होगा और आतनेवाली पीढिया हमे जानवरों से भी 
गया-बीता समझभेंगी । 

इस सत्काय॑ में जो लोग हर प्रकार की मुसीवतो को भेलकर और विभिन्न 
वाधाओ की चिन्ता न करते हुए लगे हुए है, उन्होंने देश और मनुण्य जाति के 
भ्रति अपना कर्तव्य पूरा किया है । इसके लिए उनकी जितनी प्रशसा की जाए, 
कम है । यह ठीक हैं कि यह समस्या इतनी महान है कि जो कुछ अब तक हो 
पाया हूँ, वह सब तुच्छ मालूम पठता है। किन्तु इस थोडें-से नतीजे को 
हासिल करने में ही हमें कितनी मेहनत और जी त्ोडकर काम करने की जरूरत 
हुई हैं। अगर हम इसका विचार करे, तो हमें अनुमान हो सकता हैँ कि यदि 
मानवता के खडहरो से हमें ये आभूषण बचाने है, तो अभी कितना काम 
हमे और करना होगा । यह स्पष्ट हैँ कि ऐसे महान कार्य को सफलता से 
पूरा करने के लिए जनता और सरकार का सहयोग जरूरी है | हिन्दुस्तान 
भीर पाकिस्तान की जनता और सरकार दोनो का यह कर्तव्य है कि इस काम 
में प्री-पू्री सहायता दें। ऐसा न करना, न केवल उन आदइवासनों के खिलाफ 
होगा, जो दोनो सरकारो ने एक दूसरे को दिए हे, वल्कि समाज और सम्यता 
के सब सिद्धान्तो के भी प्रतिकूल होगा । हमे उन जपराधियो की आत्मा को भी 
जगाना है, जिनके कब्जे मे यह औरतें हे और जो इस प्रकार उनसे व्यवहार 
करते हुँ कि मानो वे बाज़ार की क्रीत वस्तुएँ या जीती हुई छूट हो। में उनसे 
अपील करूंगा कि वह अपनी गलतियाँ महसस करें और इस पर विचार 
करें कि उनके इस गलत रास्ते पर चलने से समाज की कितनी हानि 
हाताह 

रस महा अपराध का दण्ड देते समय इस बात का कोई विचार नहीं किया 
जा नकता कि अपराधियों ने यह काम धर्म के नाम पर, या प्रतिशोव या छद- 
खतोद की भावना से प्रेरित होकर किया था । यदि उन्हे फिर से मानव अधि- 


रै०्इ भारत की एकता का निर्माण 


कार प्राप्त करने है, तो उन्हे चाहिए कि वे पश्चात्ताप करें और जो बुराई 
उन्होने की हे, उसे ठीक करने में सहायता दें | यदि वे फिर से मनुष्य बनना 
चाहते हे, तो उनके लिए बुरी राह छोडने का यही अवसर हैं। उन्हे चाहिए 
कि वे अपनी आत्मा की पुकार सुनें, अपने धर्म के आदेश, अपने समाज के 
नियम और जीवन के सिद्धान्त के अनुसार चले। उन्हें चाहिए कि वे सोचें कि 
यदि उनकी अपनी स्त्रियो पर यह मुसीबत जाती, तो वे खुद क्या करते ? मुर्के 
विश्वास है कि अगर ये लोग शान्ति से इन बातो पर सोच-विचार करेंगे, तो 
अवश्य ही उन्हे अपनी भूल का अनुभव होगा और वे उन लोगो का पूरा साथ 
देंगे, जो इन स्त्रियो की रक्षा और सहायता का प्रवन्ध कर रहे है। 

में उन अभागे मौर शोकग्रस्त परिवारों से भी दो-चार शब्द कहना चाहता 
हूँ, जिन्होंने अपनी माँ, वहनो या वेटियो को खोया हैं। मे उनकी पीडा और 
घोर यातना को समझ सकता हूँ । में जानता हूँ कि वे अपने प्रियजनों को फिर 
से पाने के लिए कैसे-कैसे खतरो का सामना कर रहे हे और करने को तैयार 
हैं। मुझे अभी तक ऐसा कोई आदमी नही मिला, जो इन दुखित व पीडित स्त्रियों 
का फिर से अपने घर में स्वागत करने के लिए राज़ी वल्कि उत्सुक न हो । 
में उनसे यही कहुँगा कि आप हिम्मत न हारें, और अपनी कोशिश वरावर जारी 
रखें । जहां सैकडो और हजारो व्यक्तियो का प्रइन हो, वहाँ यह सम्भव नही कि 
सब काम केवल सरकारी साधनों से ही हो । व्यक्तिगत अथवा सामूहिक गैर- 
सरकारी कोशिश, निरी सरकारी कार्यवाही की अपेक्षा अधिक सफल होती है। 
में आशा करता हूँ कि कार्यकर्ता लोग निराशाओं और विघ्न-बाधाओ से हिम्मत 
नही हारेंगे, और उत्साह, तत्परता तथा दृढ निश्चय के साथ इस सत्कायें में छंगे 
रहेगे । 

अपनी इन झोकग्रस्त वहनो को में सहानुभूति और समवेदना का सदेश 
भेजता हूँ । उनकी दुर्दशाओं और यातनाओ ने हमारे हृदय पर गहरी चोट 
पहुँचाई है । हमें उनका वरावर ध्यान रहता है। उन्हें इस बात में तनिक भी 
सदेह न होना चाहिए कि उनके परिवारवाले उन्हे सहर्ष वापस लेने के लिए 
हृदय से तैयार हे और हम उनकी रक्षा और उद्धार के कार्य में किसी प्रकार 
की कमी न आने देंगे। में जानता हूँ कि उन्हें अपने वर्तमान जीवन का एक 
एक पल विष का घूट होगा । किन्तु घीरज और विश्वास से बडी-से-बडी कंठि- 
नाइया भी हल हो जाती हैँ और कडे-से-कडा दिल भी पिघल सकता है ) 


अपहृता नारियों के लिए अपील 2०७ 


आप धीरज और विद्वास को न छोडें और परमात्मा से प्रार्थना करे कि जो 
लोग आप की रक्षा करने का प्रयत्त कर रहे है, वे अपने शुभ कार्य में सफल 
हो और बुरा काम करनेवालो की सोई हुई जात्माएँ फिर से जागे, ताकि वे 
अपने कतंव्य को समझ सके । 


( 
पेप्स का उद्घाटन, पटियाला 


१५ जुलाई, १९४८ 
भाइयो, आज हम लोग एक बडे ऐतिहासिक प्रसंग पर यहा हाजिर हुए 
हैं। हिन्दुस्तान के इतिहास में आज एक नया चैप्टर (अध्याय) लिखा जाता है 
और इस समय पर वह नया इतिहास बनाने में हम लोगो को भी हिस्सा लेने 
का सद्भाग्य प्राप्त हुआ है । इसलिए इस अवसर पर हम और हमारा देश्व गवें 
अनुभव कर सकते हे । इस ऐतिहासिक मौके पर जो भाई जमा हुए हैं, उन्हे इस 
समय पर ईरवर से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह हमारा दिल साफ कर दे। 
जिस पवित्र काम के लिए आज हम जमा हुए हे, वह काम करते हुए हम किसी 
प्रकार का मैल अपने हृदयो में न रखें । राजा और प्रजा सब के लिए, आज 
हृदय-मन्धन का समय उपस्थित है । 
यह अवसर आज कितनी सदियो के बाद प्राप्त हुआ है । बहुत समय से 
भारत गुलामी में पडा था और जाज हमें अपने जीवन में भारत को स्वतन्त्र 
देखने का मौका मिला है । भारत को स्वतन्त्र बनाने में जो मुसीबर्ते आई, जो 
विडम्वना सहन करनी पडी, वह सब आपने देखी है ! लेकिन जब इतनी बडी 
ऋरान्ति होती है, तो उसमें मुसीवर्तें आाया ही करती है। हमारा तो सद्भाग्य 
हैं कि उन सब मुसीबतो से हम करीब-करीब पार निकर आए हे। आज भी बहुत- 
सी कठिनाइयाँ हमारे सामने हूँ | गौर यदि आज हम गलती करेंगे, तो हम 


$ 
5 2००७० *फ्रटडरह 
ह ७. 
पे 
-+-. उनन्‍.# 


मिट इक | 


रद 


मे अल 3). 2 >क) ४९% प्रथा दर 
327: 4 ८६ ७४१४४४४४2"-- ० 





२१० भारत की एकता का निर्माण 


| 


हैं । इतने समय में तो देश में बहुत बडी क्रान्ति हो गई हैं। इधर चार-पाँच 
महीनों से कुछ में वीमार पड गया था। आज पहली वार में बाहर निकलता 
हूँ। मेरे डाक्टरो ने मुझे इधर आने से मना किया था। उन की नाखुशी बर- 
दाइत करते हुए भी मे यहाँ आ गया हूँ । क्योकि मेने पटियाला महाराजा को 
इसके लिए वायदा दिया था । पटियाला महाराजा के साथ मेरी उतनी मुहब्बत 
भी है । उन्होने मुझ को हिन्दुस्तान को गुलामी में से निकालने में और उसे 
एक वनाने में हृदय से साथ दिया था। मेने उनको जो वायदा दिया था, वह 
वायदा पूरा करने के लिए में आज इधर आया हूँ। 

साथ ही आप लोगो को कुछ बाते समभाने के लिए भी में इधर आया हूँ। 
क्योकि ऐसा मौका फिर नहीं आएगा । राजाओ के पास से राज्य ले लेना 
आसान है । क्योकि जब तक हमारे ऊपर परदेसी हुकूमत थी, तब राजाओ के 
दिल में चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन तब वे भी आजाद नही थे । जैसे हम 
तब गुलाम थे,*वे हम से भी दुगुनी गुलामी में फंसे हुए थे । अब हम सब 
आजाद हैं । यह आप समझ ले कि मेने बहुत-से राजाओ के साथ प्रजा की 
तरफ से लडाई की । बहुत-से राजा मुझ पर कुछ नाखुश भी थे। लेकिन आज 
जितती मेरी राजाओ के साथ मुहब्बत है, उतनी और किसी की नही होगी। 
क्योकि स्वतन्त्र राजाओं के दिल में भी देश के लिए उतना ही प्रेम है, जितना 
हमारे दिलो में है। उससे कम नही है । उससे कम होता, तो स्वतन्त हिन्दु- 
स्तान में किसी का राज्य नही चल सकता था। 

तो राजा लोग समझ गए और उन्होने अपनी जगह समझा ली । बीच 
में एक मौका ऐसा आया था कि कई राजा अहूग राजस्थान बनाने के लिए 
कोशिश कर रहे थे । जब पाकिस्तान बना तो उस समय यह हिन्दुस्तान के और 
टुकडे करने की कोशिश भी हो रही थी | तब पटियाला महाराजा ने कहा कि 
ऐसा कभी नही हो सकता । उन्होने कहा कि हिन्दुस्तान के राजा हिन्दुस्तान के 
साथ रहेगे । उसी समय से मेरी उन से मुहब्बत हुई । वह मुहब्बत कभी टूट 
नही सकती । और चाहे कोई भी कहे कि हम राजाओ के साथ कैसे चल सकते 
है, मगर में आप से कहना चाहता हूं कि से खुद चल सकता हूँ, तब आप क्यो 
न चले । 
जव पहला स्वतन्त्र हिन्दुस्तान था, तो अपने पुराने इतिहास में हम देखें 
कि तब वडे-बडे राजर्षि हमारे देश में हो गए थे। इन्ही राजा लोगो ने हिन्दु- 


पेप्पू का उद्घाटन, पटियाला 28 
स्तान के बाहर हिन्दुस्तान की सस्कृति फँछाई थी। उसी हिन्दुस्ताव में उनवी 
सनन्‍्तान को राज्य करने का मौका मिला था। 
जब मे पिछले सितम्बर-अव्तूबर मे घर जाया था, तब आप देखते थे 
कि पजाव की क्या हालत थी और हिन्दुस्तान की क्या हालत थी । जब पजाव 
के दो टुकडें हुए, तब पजाव पर जो मुसीवते आई थी, वे किसने नही देखी 
है ? कौन ऐसा दुष्ट और क्र है, जिस का हृदय रोता नहीं था। मेरा दिल 
तो तब रात-दिन रोता रहा है। मुर्भे वह दिन याद है, जब दस-बारह छाख 
मुसलमान इधर से पाकिस्तान जा रहे थे और उन के जाने का एक ही रास्ता 
अमृतसर गहर के बीच मे से था। सिक्ख लोगो ने इन्कार किया कि वे इधर 
से नहीं जा सकते । उधर पश्चिमी पजाव के एक हिस्से में हमारे हिन्दू और 
सिक्‍ख भाइयों की दस-वारह लाख की कतार थी, उसको वहाँ पाकिस्तान के 
मुसलमानों ने रोक लिया । उस भगडे में लाखो आदमी मुसीबत में आ पड़े । 
वे न इधर जा सकते थे, न उधर कंम्पोी में रोग फैल रहा था और ऊपर पानी 
पड रहा था । सब छोगो को बहुत कष्ट हो रहा था। उस समय मेने 
पटियाला महाराज को बुलाया और कहा कि मेरे साथ चलो । हम दोनो ने 
अमृतसर-निवासियों को समकाया कि यह पागरूपन है । आजाद हिन्दुस्तान 
में हम इस तरह के पागरूपन का उपयोग नहीं कर सकते । तव महाराजा 
पटियाला पर और मुझ पर हमारे सव सिक्‍ख नेताओं की बहुत मुहब्बत थी। 
आजकल मुर्क अफसोस हूँ कि में उतनी मुहब्बत नही देखता हें । उस मुहब्बत 
का मभाकों गे है। वयोकि सिक्‍्खों को में इस बात का विश्वास दिलाना 
चाहता हूं कि उनका सब से वा दोस्त और सबसे अधिक हित चाहनेवाला 
में ही हु। आज तो में आप लोगो से अपील करने के लिए आया हूँ कि यह 
आपस में लडने का समय नहीं हैं। जनी वडी-बडी मुसीबत हमारे सामने 
आ मकती हूँ । अगर हमारा जहाज किनारे पर आ कर डूब जाएगा, तो हम 
उुदा के सामने, मुल्क के सामने, कौम के सामने, वे गुनाहगार वन जाएँगे । 
तो में आपको अमृतसर को घटना सुना रहा था। तब सब सिस्तो ने मेरा 
साथ दिया था। मेने तब उन से कहा या कि हम को एक रास्ता करने के लिए 
ओर मुसलमानों को जाने देने के लिए फौज का उपयोग करना पढें, पुलिस 
का उपयोग करना पे और आप पहलवान छोग हमारे किसी काम न जाएँ, जिनसे 
हमारा लप्कर वनता हूँ, हमारी फोज बनती है, हमारे सिपाही बनते हैँ, यह 


68॥ भारत की एकता का निर्माण 


ठीक नही होगा ! मेने उन्हे समझाया कि आप को वालन्टियर बन कर मुसल- 
मानो को जाने का रास्ता करना चाहिए। तब अगर वे लोग हमारे आदमियो 
को रोकेंगे, तो हम देखेंगे | हमारी बात उन लोगो ने मान ली । वह चीज 
भारत के इतिहास में हमेशा याद रहेगी । 

इसी तरह से आज हमें स्वतन्त्र भारत का रास्ता काटना है। देश की 
मुसीबतो में आपको उसी तरह से काम करना है। छोटी-छोटी हुकूमतो का आपस 
में हिस्सा बाटने के लिए हमें लडाई नहीं करनी है । कौन मिनिस्टर हो, कौन 
न हो, कौन हाकिम हो, उस भंगडे में हमें नही पडना है । कौन कौम का 
सच्चा सेवक हो, हमें तो यही काम देखना है। वही रास्ता बनाने में हमारा 
कल्याण है । मे आप को उसी रास्ते पर चलने के लिए निमन्त्रण देने आया हूँ। 

आज आपने देख लिया है कि यहाँ हमें जो प्रधान मण्डल बनाना था, वह भी 
नहीं बना । पर मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है । इस काम में मुभे. 
कोई अघीरता भी नहीं है । जब हमें लोकशासन बनाना है, डिमोक्रेसी को 
जन्म देना है, तो हमें धीरज से काम लेना होगा । जिन छोगी ने कभी सत्ता 
का अमल नही किया है, जिसने कभी हुकूमत देखी नही है, उन के पास हुकूमत 
लेने का पहला मौका आता है, तो वह भिभकते ही है । लेकिव जरूरी बात 
यह है कि अपना दिल साफ होना चाहिए। राज्य में एक पार्टी, दो पार्टी, तीव 
पार्टी, चार पार्टी ऐसा पक्षापक्ष बनाने का समय अभी नही आया है । उसके लिए 
अभी जल्दी मत करो। जो मुल्क लोकशासन में चलता है, उस मुल्क का 
इतिहास आप देखें, तो आपको पता चलेगा कि जब राज्य में काफी स्थिरता 
और मजबूती आ जाती है, तभी वह अच्छी तरह से चलता है । लेकिन हमारे 
यहा अभी राज्य का पाया मजबृत नही हुआ और हमारा जहाज अभी महासागर 
के बीच में कोला ( कककोरा) खाता हैं । 

कई लोग कहते हे कि भारत में तो काग्रेस का राज्य हुआ है । यह तो 
एक पार्टी का राज्य है, एक पक्ष का राज्य हैँ । डिमोक्रेसी में दो दूसरा दर 
भी होना चाहिए । डिमोक्रेसी में औपोजीशन ( विरोध ) भी होना चाहिए। 
यह वात ठीक है। लेकिन उसका जब समय आएगा, तब हम खुद ही कहेगे कि 
ओऔपोज्ञीशन वनाओ | शायद हम खुद ही औपोजीशन के लीडर बनकर वाहर 
निकल आएँ। लेकिन आज में यह कहना चाहता हूँ कि अभी तक तो हमारा 
सव जहाज ही ढीला-ढीला है । उसको हमें टाईट (कसना) करना है । और 


प्यू का उद्घाटन, पटियाला रहे 


व त्तक हमारा जहाज मजबूत न बने, हम उस पर खेल नहीं सकते | यह्‌ 
ग्राप को सम्भालना है । अगली १५ अगस्त को हमारी आजादी का एक साल 
(रा होगा। हमारी एक साल की आज़ादी में ही हम पर कितनी मुसीवतें 
डी। एक छोटे-से साल भर के बच्चे पर जितनी आपत्तियां आ पडी, उतनी 
गुसीवर्तें शायद इतिहास मे किसी मुल्क पर नहीं आई । हमने वह सब बोक 
फैछा हैं। और यदि हमे आज़ादी के इस बच्चे को मजबूत बनाना हो तो हमें 
उसकी सलामती की वबरावर कोशिश करनी चाहिए । 

में आप से कहना चाहता हूँ कि आप इस वात का भी ध्यान रखे कि 
आप किस जगह रहते है । हमारे हिन्दुस्तान की पुरानी सरहद आज चली गई 
हैं । आज हमारी नई सरहद वनी हैं । उस सरहद पर एक बहुत स्ट्रेटेजिक 
पोजीशन (महत्वपूर्ण अवस्थिति) में आप रहते हँ। यहाँ रहते हुए आपकी क्‍या 
जिम्मेवारी है ? यदि आप का अपने पडोसी के साथ मुहब्बत और मित्राचार 
होता और उसके दिल में विद्वास होता, तव भी और वात थी । आज तो अवि- 
एवास भरा है । यदि दोनो पडोसियो में परस्पर मुहब्बत न हुई, एक दूसरे का 
विश्वास न हुआ, तो हमारा क्या कर्तव्य हैं ? वया इन हालतो में हम आपस 
में लड सकते है ? तो में आप से यह कहना चाहता हैं कि इस जगह पर आप छोग 
वैठे है, इसलिए आपकी सब से वडी जिम्मेवारी है। क्योकि यहाँ रह कर आप 
हन्दुस्तान की सरहद पर बैठे हे । सरहद के सिपाही को हकूमत का रुयाल नही 
होना चाहिए। उसे तो सरहद की रक्षा करने का ही ख्याल होना चाहिए । जब 
लडाई होती हैँ, तव सव एक हो जाते है । इसी प्रकार हमारा आाज कतंव्य है कि 
हम सब एक वने । 

कई लोग कहते है कि यह जो पटियाका और ईस्टर्न स्टेट्स ( पूर्वी राज्यों) 
का यूनियन बनाया गया, उस में किसी की नियत कुछ ऐसी है कि जिस से कि उन्हें 
दाक होता है । पर मे यह बता देना चाहता हैं कि मेरी नियत किसी तरफ 
चुरी नही हैं । लेकिन मेरी एक रुवाहिश ज़रूर है और वह यह कि जो हिन्दु- 
स्तान अब बना है, उसकी हमे पूरो हिफाजत करनी चाहिए। यह हर एक हिन्दु- 
स्तानी का धर्म और पहला फर्ज है कि वह हिन्दोस्तान को अब कभी गुलाम 
न बनने दे, सब कुछ देकर भी उसकी आज़ादी की रक्षा करे । 

में चाहता हूँ जब भारत की एकता में कोई कचाई न हो, उसकी स्थिरता 
में कोई कचार न ही। हमारा संगठन भी पूरा बन जाए। उसमें राजाओ ने भेरा 

भा० ८ 


९१2 भारत की एकता का निर्माण 


पूरी तरह साथ दिया । आप जानते हे कि में गुजरात से आता हूँ। उघर के 
जामनगर से पहले में वहुत लडा । तब ब्रिटिश हुकूमत थी । लेकिन आज मेरी 
और उनकी इतनी मुहब्बत है कि हम दोलनों सगे माई जैसे हो गए हैं। क्योकि 
आखिर वे भी समझ गए और में भी समक गया कि हिन्दुस्तान की सलामती 
न हो, तो न राजाबो की सलामती है और न हमारी सलामती हैं। हमारी 
इज्जत छोटी-छोटी रियासतो में राज्य करने से नहीं बनती, लेकिन अगर दुनिया 
में हिन्दुस्तान की इज्जत बढे, तो उसमें हमारी भी इज्जत बढती है और राजाओो 
की भी इज्जत बढती हैँ | तो हमारा पहला फर्जे है कि हम हिन्दुस्तान को मजबूत 
कर दें । तव हम इसे दुनिया के बडे मुल्को की कतार में खडा कर सकते हे। इस 
काम में जितना समय हम विगाडेंगे, वह हमारा ही कसूर होगा । उसमें हमारी 
ही गलती होगी, हमारा गिला होगा । हमें इस काम में अधिक-से-अधिक जल्दी 
करनी है । 
कई लोग कहते हे कि हिन्दुस्तान की रियासतो में छ महीने में ही जो क्रान्ति 
हो गई है, वह एक बडा भारी विप्लव हो गया है। वे कहते हे कि इस काम 
में बहुत जल्दबाजी की गई हैँ । दूसरी तरफ आपको यह समभना चाहिए कि 
हिन्दोस्तान में जो आज़ादी का दिन आया, वह एक दिन एक सदी बराबर था। 
आप देखिए कि आज दुनिया कंसी हालत में पडी हुई है। जो मुल्क लडाई में 
पड़े हुए थे, उनकी क्‍या हालत हुई है ” जो वडी-बडी सल्तनतें दुनिया पर राज 
करती थी, उन का क्या हाल हुआ हैँ ” इस मस्थिर दुनिया में हम थोडी स्थिरता 
से बैठ सकते है, ज़रा शान्ति से बैठ सकते हैं, तो यही सनन्‍्तोष की बात है। 
राजाओ का तो घमं है कि वे रैयत का साथ दें। रैयत के लिए इस काम में 
धीरज रखना ठीक है। सगर कमी-कमी वह अधीर हो जाती है। कमी-कभी 
हम गुस्सा भी करते है कि इन लोगो को कैसे राज्य सुपुर्दे किया जाएं। लेकिन 
चाहे जो कुछ भी हे, वही हमारे लोग हे। वे चाहे जैसे हे, हमें उन्हीं को ठीक 
करना है । इसलिए हमारा, हिन्दुस्तान की सरकार का काम है कि वह रियासतों 
की प्रजा को उन्नत करे । यह काम हम दो प्रकार से कर रहे हे एक तो रिया- 
सतो को आपस में मिछा कर उन का एक राज्य बना देना और दूसरा यह कि 
छोटी-छोटी रियासतो को उनके आस-पास के प्रास्तों में मिला देना । इस तरह 
नए बडे यूनिट ( इकाई ) बनाकर, बडे-बडे प्रान्त बनाकर, इन रियासतो को 
हम बडे भारत का अग वना रहे है। साथ ही हमारा दूसरा बडा कर्तेन्य यह है 


पेप्यू का उद्घाटन, पटियाला श्र 


कि इन नए राज्यों में हमे लोकशासन का प्रवेश कराना हँ। बह काम भी हम 
दो तरह से कर रहे हें। एक ओर तो हम छोग यह काम कर रहे है और दूसरी 
तरफ रियासतो के राजा भी यही काम कर रहे है । कितने ही राजाओ ने बडी 
सुशी से हमे अपना साथ दिया है । बहुत-सी रियासतो में उनके राजाओं के 
सहयोग से यह काम भछी प्रकार पूरा हो गया है। अब थोडे-से राज्य बच रहे 
हे, उन में भी सव ने छोक-शासन का सिद्धान्त तो स्वीकार कर ही लिया है और 
उस पर अमऊ भी हो रहा है । 

अब सिर्फ एक ही राज्य वाकी है, जो हँदराबाद है। वहुत-से छोग हिन्दु- 
स्तान की सरकार के लिए सोचते हे कि हैदराबाद के बारे मे वह कमजोरी 
चयो दिखा रही हैँ । लोग खीककर पूछते हे कि वह क्‍या कर रही है और भव 
क्या होगा। मेने जब जूनागढ़ में प्रवेश किया था, तभी कह दिया था कि हेदरावाद 
यदि नहीं समभता, तो जो हाल जूनागढ का हुआ है, वही हैदराबाद का भी 
होगा। इसके बारे में दो मत नही हो सकते । छेकिन मेरी उम्मीद यह थी, कम-से- 
कम हमारे पिछडे गवर्नर-जनरल छार्ड माउन्टवेटन की पूरी उम्मीद यह थी कि 
उनके जाने से पहले वह निजाम सरकार को समभा सकेंगे, उन्हे उनकी जगह 
वता सकेंगे । मौटेन कर हेदराबाद का सलाहकार था, वह भी भअग्रेज था। 
उसने और हमारे गवर्नर जनररूू ने मिलकर मुझसे कहा था कि एक साल 
के लिए भाप हेदराबाद से एग्रीमेण्ट ( समभीता) करें | इस वीच हम 
समभौता कर छेगे। मेने यह वात मान ली । ऊेकिन जब समभोते की माग 
हुई, तो फिर उन्होने मौटेन कर को भी हटा दिया । तव हमने दूसरे सलाहकार 
के साथ एक साल का समझौता किया। वे लोग जो समभौता करते थे, वही 
निजाम का राज चलाने के लिए बंठते थे । वे लोग अब लाल्‍हूच में पठे कि 
हम को कुछ और दिया जाए । 

तो हमारे गवनंर जनरल ने हमारी तरफ से आखिरी दिन तक कोशिश 
की। तब तक कोशिश की जब तक वह यहाँ रहे । लेकिन निजाम की सरकार 
तो एक प्रकार की ब्रिटिश सल्तनत थी । एक प्रिय वस्तु थी, और उस को ब्विटिन 
शाहशाह का एक खास दोस्त कहा जाता था। हम भी चाहते थे कि यदि हमारे 
गवर्नर जनरल के हाथ से, जो उनऊा दोस्त है, कोई चीज हो जाए, तो वहूत 
जच्छा है । लेकिन उन्हे भी आसिरी दिन तक जो उम्मीद थी, वहपूरीन हो 
पाईं। मैने उनसे पहले से ही कहा था कि यह चीज़ बननेवाली नहीं हैं। चलते 


१! मारत की एकता का निर्मार 


चलते उन्हें भी पूरा अनुभव हो गया। में चाहता था कि हम पर कोई दोप 
आए, इसलिए मेंते अपने गवर्नर जनरल से कह दिया था कि ठीक है, हमार 
तरफ से आप जितनी कोशिश चाहें, उतनी करो। कभी हमें यह नही कहना <ि 
हम ने कोई गलती की, या हमने उदारता नही बताई । गवर्नर जनरल ने उनवे 
साथ समभौता करने के लिए जो-जो बातें कही, वे सव वेकार हो गई भौ 
उन्होने कह दिया कि वे बाते तो पुरानी हो गईं। अब कोई समभौते की वात नह 
होगी । 

अब हम भी कहते हैं कि अब समभौते की कोई वात नहीं होगी । जैस 
मुल्क में और जगह पर हुआ है, वैसा ही इधर भी होगा। मुझे तो ज़रा भी 
उम्मीद नही कि किसी दूसरी तरह से हैदरावाद का फैसला हो सकता है। भर 
राज्यों ने जो कुछ किया है, अगर हेदरावाद भी खुद इसी तरह से करने के लिए 
तैयार हो, तो हम उनकी इज्जत करेंगे । तव हम उनकी मुहब्बत करेंगे । लेकिन 
अगर वे डण्डे से, धोके से, या वाहर की मदद की उम्मीद से कोई रास्ता लेना 
चाहेगे, तो वह नही होगा। हिन्दुस्तान इस तरह से कभी वरदाइत नही करेगा। 
उस तरह से स्वतन्त्र हिन्दुस्तान जिन्दा भी नही रह सकता है । तो हम मानते 
है कि हमने देरी की है। उसमें देरी करने की कितनी वजह थी, वह सब हम 
अभी आप लोगो के सामने नहीं रख सकते है । 

लेकिन में यह एक वात कहना चाहता हूँ कि जो छोग अघीरता करते हें, 
उनसे में कहना चाहता हूँ कि आप भरोसा रक्‍खें | आपके दिल में जितना दर्द 
हैदराबाद के लिए है, हमारे दिल में उससे कोई कम दर्द नही है । हैदराबाद की 
प्रजा पर जो जुल्म हो रहा है, उसके लिए हमारे दिल में बहुत दर्द है। लेकिन 
जब एक ओपरेशन ( चीरा-फाडी) करना होता है, तो उसमें कम-से-कम खराबी 
हो, कम-से-कम खून निकले, इस तरह से उसे काटना चाहिए। आप को विश्वास 
रखना चाहिए कि हम उसे काठटनेवाले हे। हम उसे छोडेंगे नहीं । बहुत दफा 
हमने हँदराबाद में लाठी चार्ज की बात सुनी है, बहुत दफा अपसान को बर- 
दाइत किया है। केकिन जब वक्‍त आएगा, त्वव हम आपको करके बता देंगे । इस 
तरह से नुकसान तो होगा । दोनो तरफ नुकसान होगा । पर उसकी जिम्मे- 
दारी लिए बिना हम राज्य नही चला सकते हें । आज हुदरावाद राज्य के बाहर 
जो लोग पडे है, वे वहाँ से हुकूमत चलाते हे। ऐसे राज्य के साथ हमारा 
समभौता नहीं हो सकता । भगर राजा के साथ हमें समझौता करना हैं, शो 


पेप्यू का उदघाटन, पशथ्टियाला [० 


हुकूमत भी उसी के पास होनी चाहिए, और उसे वकवास करनेवाले को वन्द करना 
चाहिए | अगर वह न हो सके, तो उसके साथ वाजिव ढंग से हमें फैसला करना 
पडेगा । और उसके लिए हमारी पूरी तेयारी है । आज हिल्दुस्ताव में बहुत 
छोग सोचते ह॑ कि हम क्या कर रहे हे । हम क्‍यों ढील दे रहे हे । में उनको 
विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारे घीरज की भी परिसीमा है । लेकिन 
हमारे पर ज्यादा जिम्मेदारी है, इसलिए हम अवलमन्दी से, अच्छी नीयत से 
और घीरज से काम करना चाहते हे । इसीलिए हम इतनी देर कर रहे हे । 

कुछ लोग यह भी समभते है कि हमारी हिन्दुस्तान की सरकार में कोई 
मतभेद हैँ । कोई कहता है कि हमारी सरकार मे आपस मे मतभेद है, हम आपस 
में लड़ते है । कोई आगे बढ़ना चाहते है, कोई पीछे हटना चाहते हे । सचाई 
यह है कि ऐसी कोई वात नही है। आज हिन्दुस्तान की सरकार कसी भी बनी 
हो, उसमें कितने भी पक्षो के लोग हो, लेकिन दे सब एक राय से और एक साथ 
मिलकर काम करते हूँ। उन में जब ऐसा मतभेद होगा कि वे एक साथ नहीं 
चल सकेगे, तो मेरे जैसा आदमी उसमे नही रह सकेंगा। में आपको इस बात 
का विश्वास दिलाना चाहता हूँ । आज हम सब इकट्ठे बेठे है। क्योकि आगे 
हमारे सामने का पाँच मील तक का रास्ता हम सब के एक साथ इकट्ठा चलने 
का हैं। जब तक हम वह रास्ता ते नही कर लेते, तव तक हम एक साथ बठे है! 
लेकिन जब हम को मालूम पडेगा कि अगले भील से हम अलूग-अलूग चलले- 
वाले हैं, तब हम हट जाएँगे । क्योकि हम वेवकूफ नही हैं कि हम यह न समर्के 
कि आज हिन्दुस्तान किस जयह पर बेठा है, वह किस हालत में हैं और उसकी 
जरूरते क्या हे । 

में आपसे यह भी कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे में कुछ लोग बेवकूफ ह, 
दो राजाओं में भी कोई-फोई वैसे ही बेवकूफ हे। कोई समभते हैँ कि उन्हे 
किसी ज्योतिषी ने बताया है कि अगस्त में यह सरकार टूट जाएगी और उन्हे 
मौका मिलेया। वे यह नहीं देखते कि इतनी वडी सल्तनत टूट गई और किसके 
हाथ से बह दूडो । ऐसी वेबकूफी की वातों में आप को नहीं आना चाहिए । 
कोई साधु निकलता है और कहता हूँ कि यह राजपूतो का मौका है। कोई कहता 
हूँ हि यह जादो का मौझा है । ऐसी-ऐसी बातो को माननेवाले वैसे वेवकूफ 
है ? यह हमारा सोमाग्य है कि साधारण जनता में इस तरह की बेवकू फी की 
चातो पर विश्वास करनेवाले लोग बहुत कम हूं 


श्श् भारत की एकता का निर्माण 


आज हमारे लिए यह बहुत खुशी की वात हैं कि इस जगह पर हमने अपना 
माखिरी यूनियन भी वना लिया हैं। इस जगह पर, भाज जो राजा छोम बैठे 
है, उन सब को में मुवारकबाद देना चाहता हूँ। और बडी खुशी से में इन राजाओं 
की तारीफ करता हूँ । में आप सब को बधाई देता हें कि भारत का नया इति- 
हास बनने मे आप लोगों ने बहुत उदारता दिखाई और बहुत दूरन्देशी दिखाई 
है । इसके लिए आपको में घन्यवाद देता हूँ, और भविष्य के लिए मे आपसे 
माँगता हूँ कि भले-बुरे जैसे भी हमारे लोग हे, उन्हीं को हमें साथ लेना हैं । वे 
गलतियाँ भी करें, तो उससे आपको विगडना नहीं चाहिए । जैसे अपने वच्चे 
के साथ हम उदारता का बरताव रखते है, उसी तरह इनसे भी करना चाहिए। 

भें और सव लोगो से भी कहना चाहता हूँ कि राजाओ ने अगर विगाड किया 
होता, तो उससे हमको बहुत नुकसान हुआ होता । लेकिन उन्होंने कोई विगाड 
नही किया, और हमारे साथ रहे । हिन्दुस्तान को आगे बढाने में और अपनी 
सत्ता अपनी इच्छा से आप लोगो को सुपुर्दे करने में उन्होंने जो बहादुरी और 
समभदारी दिखाई है, उसके लिए आपको अब सोचना हैं। अब हम सोचे कि 
हमारा क्या कर्तव्य है ? में हिन्दुस्तान की रियासती प्रजा से कहना चाहता हूँ कि 
एक हाथ ( एक व्यक्ति ) से राज्य चलाना एक तरह से आसान है, लेकिन 
पचायत से हुकूमत चलादा और वह भी उस पचायत से जिन्होने पहले कभी 
राज नही चलाया, बडा मुश्किल काम है। आप देख लीजिए कि जब मिनिस्टरी 
बनाने का वछ्त आता है, तब क्या होता हैं ” तब कितनी मुश्किल होती है । सिनि- 
सस्‍्टरी को जब सत्ता मिल जाती हैं, तव उसको चलाने के लिए कितनी मुसीवत 


आती हैं । 
सब राजाओ से मेरी यह बिनती हैँ कि आप घीरज से अपनी जनता का 


साथ दें । इसीलिए हिन्दुस्तान की सरकार हर जगह पर जह-जहाँ रियासतों 
में मिनिस्ट्री बनती है, कुछ सलाहकार (एडवाइज़र) रखती है, जो अनुभवी लोग 
होते हैं । हम कहते हे कि भाई इन लोगो की सलाह से आप चलो । यदि कोई 
मुसीबत आए, तो हमारे पास आ जाओ । उसमें भी कई मिनिस्टर लोग यह 
भानने छगते है कि हम पर यह कण्ट्रोल (नियन्त्रण) क्यों चाहिए । हिन्दुस्तान 
की सरकार का एडवाइज़र हम पर क्यो रखना चाहिए ? ठीक हैं । हम आप 
पर कोई एडवाइजर लादना नही चाहते, क्योकि हमारे पास तो खुद ही बहुत 
कम अनुभवी अमलदार है । काम करनेवाले होशियार छोग बहुत कम हैं। तो 


ली प5 
बॉ 


पप्पू का उद्घाटन, पटियाला १६ 


हम किसी को इस तरह आपके ऊपर लादना नही चाहते । लेकिन आपको यह 
समभना चाहिए कि एक-आध गलती की तो कोई वात नहीं, मगर भाप अधिक 
गलतिया करेंगे, तो आप तो गिर जाएँगे । सिर्फ आप ही नही गिरेगे, अपने 
यूनियन को भी आप गिरा देगे । और अगर आप उसको गिराएँगे तो आपको 
तो नुकसान होगा ही, आपसे अधिक आपके मुल्क को नुकसान होगा। 
तो सारा हिन्दुस्तान आज देख रहा है| वाहर के लोग देख रहे है कि यह जो 
रियासतों में रेवोल्यूशन ( ऋतन्ति ) हुआ, उसको अब हिन्दोस्तान के छोग किस 
तरह चलाएँगे ? 

हम चाहते हूँ कि लोकशासन तो अपनी जगह पर रहे और देश भर में लोगो 
की आवाज़ से काम चले । लेकिन साथ ही हम यह भी चाहतें है कि उसमें 
कोई वडी गलती न हो। छोटी-मोटी गलती तो खर सभी करते रहते हैँ । वयोकि 
स्वराज्य चलाने का मतलब ही यह हैं कि गलती करते-करते सीखना | क्योकि 
जिस को पानी में तैरना हैँ, उसे एक दिन पानी में पडना ही है। अगर वह सदा 
बाहर या किनारे पर रहेगा तो वह कभी तैरना नहीं सीखेगा । इसलिए 

मगर डिमोक़ेसी में हमें राज्य चलाना हूँ, तो गलतिया तो होगी। लेकिन कोई 

चहत बडी गलती हो जाए, तो उसका हमको भी अफसोस होगा, जिनके पास 
राज्य की सत्ता होगी, उनको भी अफसोस होगा, और जिन लोगों के वारे 
में वह गलती होगी, उन छोगो बगे तो दुख होगा ही। इसलिए हम उनको राज 
चलाने में मदद देने के लिए अनुभवी अमलदार देते हे। उन लोगो की सलाह 
आपको माननी चाहिए । 

जैसा कि मेने अभी कहा, आप हिन्दोस्तान की एक वडी महत्त्वपूर्ण सीमा 
पर रहते है । इससे आपकी बहुत वी ज़िम्मेवारी है, आपके सारे यूनियन की 
बडी जिम्मेवारी है। भीर जगह कोई गलती हो, तो घ्ायद उससे कम नुकसान 
होगा, लेकिन इस जगह पर अगर कोई गलती हो, तो उससे बहुत बडा 
नकसान हो सकता है मौर उससे मुल्क को चोट लग सकती हूँ । इसलिए 
जापकी इस जगह से कोई वडी गलती नहीं होनी चाहिए । इसके लिए आप 
लोगो को अपना स्वार्य पीछे रखकर मुल्क का स्वार्थ जागे करना है | ऐसे हो 
जादमियों को यहां बैठना हैं। दूसरे आदमी यहाँ बैठेंगे तो गलती करेंगे । 

में आपको बद्यो बदव से कहना चाहता हें कि मजहब के मामले से आप 
नही जाइए । क्या आप यह समझते है कि हमने आज़ाद हिन्दुस्तान बनाने के 


7९० भारत की एकता का निर्माण 


लिए यह जो इतनी कोझिश की, वह क्या किसी मज़हब पर हल्ला करने के लिए 
की ? नहीं। हमने तो उनके मज़हब पर भी कभी किसी त्तरह की वदनीयती नही 
की थी, जो हम से अलग हो गए हैं । उन्होने वहाँ पाकिस्तान तो बनाया है, 
लेकिन आज भी पाँच-सात हजार मुसलमान जेल में पडे हैं। खान अब्दुल गपफार 
खान वादब्षाह को भी उन्होने जेल में बैठा दिया हूँ ; उसने मुल्क को आजाद 
कराने में जितनी कुर्बानी की, उतनी और किसने की, यह मुझे बताइए तो 
सही ? छेकिन उसको भी आज जेल में बैठना पडा । बौर फ्रान्टीयर ट्राइव के 
बहुत-से लोगो को जेल में बिठाने के बाद, उन ट्राइवी के ऊपर वजीरिस्तान में 
बस भोला किसने फेका ? वह कोई दूसरे मज़हववाले तो नही फेक रहे । मुझे 
याद हैँ कि इण्टैरिम गवर्नमेण्ट (अन्तरिम सरकार) के ज़माने में जब काग्रेस 
और लछीय साथ मिलकर हिन्दुस्तान की गवर्नमेंट चलाते थे, तव एक समय यह 
मौका आया था, जब हमारे फ्रान्टीयर से गवर्नर ने प्रोपोज्ल (प्रस्ताव) भेज 
था कि हमें वज्जीरिस्तान पर बम फेंकने पढेंगे | त्तद हमारे प्राइममिनिस्टर से 
विरोध किया था कि ऐसा नही हो सकता । यह ठीक नहीं | और जो साहब 
आज पाकिस्तान के प्राइममिनिस्टर हे, उन्होने कहा था कि हम मुसलमानों 
पर बम्ब करने के लिए थोडे ही सैन्कशन (भनृमति) देंगे। पर जब सत्ता आती 
हूँ, तो सारी शक्ल बदल जातीहै । तो आप यह समझ लीजिए कि हम किसी 
के मजहब पर हाथ फेकनेवाले नहीं हें। आप यह भी समझ लीजिए कि यहाँ, 
हमारे देश में, हिन्दू, मुसलमान, सिक्‍्ख, क्रिव्चियन और पारसी सभी के सब 
काम सलामत हैं। हमारा यह सँंकक्‍्यूलर स्टेट ( धर्म निरपेक्ष राज्य ) है । 

भज़हब के नाम से पोलिटिक्स सें कमी दखल नहीं करना चाहिए। मज़हब 
को अपने रास्ते पर चलने दो। अगर कभी आपको अपने मजह॒ब के ऊपर कोई 
खतरा मालठ्म हो, तब हमारे पास आमो । हम आपको छोड के कहाँ जाएँगे ? 
आपके बिना हम कैसे आगे चलेगे ”? माव छीजिए कि सिख धर्म के ऊपर 
कोई खतरा आया, तब क्या पटियाला महाराज से बढ़कर किसी और को सिवख 
धर्म के लिए ज्यादा दुख होगा ” वह क्या हम उनको चैन से बैठने देगे ? 
हमारी और उनकी दोस्ती क्‍या ऐसी ही है ? में आप लोगो से कहना चाहता 
हैं कि मिनिस्ट्रियो को तोडने-फोडने की यह्‌ खटपट छोड दो। आज हमारे पास 
और जरूरी काम पड़ा हूँ । 

आपके साथ ही वाले ईस्टर्न पजाब ( पूर्वी पजाब ) में हमारी हुकूमत है। 


ग्रेप्पू का उद्घाटन, पटियाला ९२९ 


वहाँ एक साल में दो दफा मिनिस्ट्री बदली । अब हम कब तक शरारत करते 
रहेगे ? आप जानते है कि पाकिस्तान में हमारे कितनें लोग मर गए ? कितने 
चच्चे, कितनी औरते, कितनी हमारी वहन-वेटियाँ वहाँ मर गई ? कितनों 
की इज्जत गई ? कितनी लडकियाँ परदेस मे उडा ली गई! ? उसकी चोट तो 
हमारे दिल में लगी है । यह चोट रहते भी हम इस तरह से वर्ताव करेगे, 
तो हम मुल्क की क्या सेवा कर सकेगे ? में तो चाहता हूँ कि यहाँ जो मिनिस्ट्री 
वनती है, उसमे और पजाव की मिनिस्ट्री के बीच में पूरी मुहब्बत होनी 
चाहिए । दोनो हुकूमतो को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए | असल में 
दोनो हुकूमतें तो एक ही है । अब दोनो ही हिन्दोस्तान की सरहद पर बैठे है। 
अगर आप आपस में छडते रहे, तो हमारा काम किस तरह चलेगा ? 

तो में तो इन सब वातो के लिए इधर आया हूँ। में चाहता हूँ कि आप 
समभ ले कि आप के ऊपर वडी भारी जिम्मेवारी है। हमने यह यूनियन बनाने 
का काम तो कर लिया, लेकिन यह काम हमने इस उमीद से किया है कि 
यहाँ आप इस तरह से चलेगे कि जिस से आपकी भी इज्जत बढे, और 
मुल्क की भी इज्जत वढे । राजाओं की तरफ से तो हम को सहयोग का हाथ 
मिल ही रहा हैं । आपकी तरफ से भी में उमीद करता हूँ कि दिल की सफाई 
करके आप को हमारा साथ देना है। न दोगे, तो भविष्य की प्रजा आप को 
शाप देगी और इतिहास कहेगा कि उन लोगों को आज़ादी तो मिली, लेकिन 
दे नाछायक लोग थे । ऐसा कभी नहीं होना चाहिए । 

तो इस जगह पर आज हमें अपना दिल साफ कर ईदवर को हाज़िर- 
नाजञिर समभकर प्रतिज्ञा करनी है कि हम मुल्क की सेवा के लिए एक होकर 
भागे चलेंगे, ताकि सारा मुल्क आगे बढे । हमने अगर ऐसा किया तो भविष्य 
के लोग कहेगे कि हमारे पूर्वज छोग लायक थे । जिन राजाओ ने उदारता और 
शराफत्त से अपने अधिकार छोटे है, मविप्य की प्रजा उन पर अभिमान करेगी । 
राजा लोग भी यह अनुभव करेंगे कि हमने जो कुछ किया, ठीक किया । 

आज में जिस नये यूनियन का इनऑग्यूरेशन (उद्घाटन ) कर रहा हूँ, 
उस फा नया कान्स्टिट्यूगन ( सविधान) बना है। उसमे महाराजा पदियारा 
महाराज प्रमुख हैं और यह मेरे पास, मेरे दाहिने हाथ, बपूरवला के महाराज 
चैंठे है, वह्‌ उपराज-प्रमुस है। उन्हें और पदटियाल्‍्या महाराज को मे एक 
सोगन्ध करानी हैं, यह मेरे पर वहत बड़ी ज़िम्मेवारी है । में कौन हैं ? में 


श्स्र्‌ भारत की एकता का निर्माण 


तो उनकी रैयत होना पसन्द करता ! छेकिन मुझे को आज उनका स्वागत 
करने का मौका मिला है । उनके ऊपर इतनी बडी जिम्मेवारी हैं। हम दोनों 
मुल्क के सेवक वनना चाहते हे, और सच्चा सेवक बनना चाहते हे। इसलिए 
में त्र तो किसी राजा की हैसियत से, न॒ किसी लीडर की हँसियत से काम करता 
हैं । हम दोनो हिन्दुस्तानी की हैसियत से काम करते है । में उमीद करता हूँ 
कि आप लोग भी इसी हैसियत से इस चार्ज को समझ लेंगे। आप समझ जाएँगे 
कि आज हर हिन्दुस्तानी के ऊपर बहुत वडी जिम्मेवारी हैं। तो में पटियाला 
महाराज को प्रतिज्ञा करने के लिए बिनती करूँगा । आज आप यह प्रतिज्ञा लेंगे 
और वाद में महाराज अपनी मिनिस्ट्री से यह प्रतिज्ञा करवाएँगे | यह जो 
स्टेटो का सगठन करना है, उसमें कोई एक या सवा महीने का समय लगेगा। 
लेकिन उसके पहले आज से जो काम शुरू करना है, उसमें यह दो प्रमुख राज 
प्रमुख और उपराज प्रमुख वन जाएँगे और वे अपनी प्रतिज्ञा ले छेंगे। उसके 
बाद यह जो प्रजा मण्डल और बाकी सस्थाएँ हैं, उनके लोग आपस में मिलकर 
एक हपते में अपनी मिनिस्ट्री के नाम दे देंगे। उसके बाद मिनिस्ट्री को सौगन्ध 
दी जाएगी । 

हम जो यह काम कर रहे हे, उसमें हमारे सामने एक दिक्कत है। आज 
प्रजा के चुनाव से यहाँ कोई सस्था नही है । अपने प्रान्तो में हम लोग जिस 
तरह चुनाव करा रहे हे, इस तरह से इधर कोई ढंग नहीं हैं । तो यहाँ हम 
चुनाव से किसी को लीडर नही बना सकते हें। सवाल यह हूँ कि हम खुद कैसे 
लीडर पसन्द करें ? तो यहा जो छोटी-छोटी सस्थाएं हैं, उन्ही के आपस 
के मेल-जोल से यह काम करना चाहिए । इस बारे में मुझ पर और महाराज 
पर बहुत बोक डाला गया है। महाराज ने और मेने इकार कर दिया कि यह्‌ 
हमारा काम नही है । आप लोगो को यह जिम्मेवारी लेनी हैँ कि यहा मिनि- 
स्टर कौन बने, प्रधान कौन बने । यह आप लोगो का काम हैं। यदि आप से 
नही बनेगा, तो फिर जिस तरह हमने और कई जगहो पर किया, इसी तरह से 
इधर भी करना पडेगा। 

आज आप को एक और बात भी समभनी हैं। वह यह कि गाज जो चीज़ 
बनेगी या कुछ दिन वाद जो मिनिस्ट्री बनेगी, वह इन्टेरिम ( अन्तरिम) 
मिनिस्ट्री होगी, वह ज्यादह दिन के लिए नही होगी । भारत के सब नागरिकों 
को मताधिकार दिया जाएगा और इसके वाद नया चुनाव होगा । वह चुनाव 


पेप्पू का उद्घाटन, पटियाला श्र 


हमें जल्दी-से-जल्दी करना है । उस चुनाव में जो पार्टी जीतेगी, उसका जो 
लीडर होगा, वह आपका मुख्य-मन्त्री बनेगा । लेकिन आज तो हमारे पास 
वैसा कोई साधन नही है । आज जब एक आदमी चुनना है, तो वह वोभ हमारे 
ऊपर नहीं डालना चाहिए | क्योकि फिर उसमे से लोग वहने लगेंगे कि इस 
सरकार को तो महाराजा ने हम पर डाल दिया, या सैन्‍्द्रलू गवर्नमेंट ने हमारे 
ऊपर लाद दिया। हम ऐसा नही कहलाना चाहते । आप को हम पूरा मौका 
देना चाहते है । आप एक हपता ले ले, दो हफ्ते ले ले, उससे ज्यादा टाइम 
न लगाना चाहिए। मुभे उमीद है कि आप जल्दी-जल्दी वह काम खत्म करेगे। 
इसी में आपकी भलाई है । इसी में आपकी भी इज्जत हैं और हमारी भी 
इज्जत हूँ । अब में पटियाछा महाराजा को सौगन्ध दिलाने का काम शुरू करता 
हैं। ( तालिया। ) ( इसके बाद सोगन्ध दिलाई गई । ) 


(:%:) 


इम्पीरियल होटल, नई दिल्ली 


३ अक्तूबर, १९४८ 

लाला देशबन्धुजी, दिल्ली निवासी दोस्तो और नारियो | 
आपने जो प्रेमपूर्वक मेरा स्वागत किया, उसके लिए में आपको धन्यवाद 
देना चाहता हूँ ॥ और जो भानपत्र आपने मुझे दिया है, उसके बारे में भी 
में आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इस समय पर में जो एक प्रकार का सकोच 
यथा एक प्रकार का एम्बेरेसमेंट अनुभव कर रहा हूँ, वेसा मेने पहले कभी अनु- 
भव नही किया है । क्योकि इस तरह से दिल्ली में ही मेरा स्वागत करना या 
इस तरह से मानपत्र देना, कहाँ तक योग्य है, इस वारे में मेरा मन अतिशय 
शकाशील है । और मेरे सब साथी यह बैठे हैं । खुद हमारे गवर्नर-जनरल साहब 
और हमारे प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ बैठे हे। उनके सामने आप लोग मुझे अलूग 
करके इस प्रकार का मानपत्र देते हें, वह आपके लिए कुछ भी हो, मेरे लिए 
तो एक प्रकार की उद्धताई ही है और मुझ को यह चीज़ बिलकुल नापसन्द है । 
६ महीने से देशवन्धु जी मेरे पीछे लगे थे। दिल्‍ली के चन्‍्द और निवासी भी मेरे 
पीछे लगे थे । में ठालता रहा। लेकिन मेने समझ लिया कि इन लोगो के दिल 
में एक ख्याल है। ये सोचते हे मेरे सब साथी तो ज्यादे सारू तक काम करने 
वाले हैं, लेकिन मेरे बारे में वह समझते है कि इनका दिन पूरा हो गया है। 
क्योकि एक तो मेरे स्वास्थ्य को बडी ठोकर लगी है और उसमें से में बहुत 


शम्पीरियल होटल, नई दिक्षी /रे 


मुसीवत से उठा हूँ । मेरा इस दुनिया में रहना एक प्रकार से अनुचित ही हैं, 
क्योकि गान्धी जी के साथ मेरा जीवन भर का साथ रहा । मेरा उनका 
एक प्रकार का वायदा था, कौल था, कि हमें एक साथ जाना हैं। और में पीछे 
रह गया ! उसका मुझे दुख है और मंने कोशिश भी की लेकिन में त्तो बच 
गया हूँ ! 
अब जो कुछ वचा है, मेरी आयु के जो थोडे दिन, और मुझ में जो थोडी- 
सी ताकत बाकी है, उसे उस काम को पूरा करने मे रूगाना चाहता हूँ, जो काम 
गान्धी जी ने छोडा है । क्योकि में समभता हूँ कि अगर गान्धी जी जाते समय 
मुझे से कुछ भी कह सकते तो यही वात्त कहते कि तुम ठहर जाओ, भर मेरा 
काम पूरा करो । बहुत दफ हमारी उनकी बात हुई है । वहुत दित हम एक साथ 
रहे । अकेले साथ रहे, एक दूसरे के दुख-सुख में बहुत हिस्सा लिया । इस 
प्रकार वह चले जाएँगे, स्वप्न में भी मुझे इसका ख्याल नही था । और उनके 
लिए तो इस तरह चला जाना वहुत ही अच्छा हुआ। लेकिन हमारे लिए वह 
चहुत ही वडी शरम की वात है । और हम भी इतने नालायक निकले कि उनको 
इस तरह से जाने दिये। हमने उनका काम भी पूरा नही किया। वह पूरा 
किया होता, तो इस तरह का घृणित काम ही न होता। या हमने उनकी पूरी 
रक्षा की होती तो वह चीज़ न होती । लेकिन दोनो में हम गाफिल रहे । 
बच उसके लिए तो अफसोस ही करना हूँ और हम कर ही क्या सकते हे ? 
हू, इतना हम जरूर कर सकते है, कि जो कुछ उन्होंने अघूरा छोड़ा है, उसी 
काम को पूरा करें। तभी उनके प्रति हमारी वफादारी ठीक होती है। 
बभी आप ने जो मानपत्र मुझे दिया है, उसमे मेरी जो तारीफ की है, 
उसे बारे में म॑ क्या कहूँ ? में उसके दो हिस्से करता हूँ । एक तो मेरे गवर्नमेंट 
में आने से पहले के समय की, जब में भारत की आजादी की लड़ाई का एक 
सिपाही था। तब युद्ध के जितने मौके आए, उन सब में सिपाहियो के साथ 
मेने भी, जो कुछ मुझ से हो सकता था, करने का प्रयत्त किया । लेकिन में 
जानता हूँ, मुझे मालूम है कि हमारे मुल्क में सैकडो ऐसे छोग पडे है, जिन्होंने 
स्वावीमता के युद्ध मे अपना सव कुछ बलिदान दे दिया, अपनी जान वक दे 
दी। उन सब को हम भू गए। वें सव कहां गए ? कच्ची उम्र में अपने कृटुम्ब 
भोर बपनती सहूलियतो को छोड़ कर वे चले गए, वे हंसते चेहरे वाले नौजवान 
पे गए । उन्होने मुल्क के लिए कुर्बानी की। उनको न कोई प्रसिद्धि मिली, 


(९) 


इम्पीरियल होटल, नई दिल्ली 


हे अक्तूबर, १९४८ 

लाला देशवन्धुजी, दिल्‍ली निवासी दोस्तो और नारियो ! 
आपने जो प्रेमपूर्वक मेरा स्वागत किया, उसके लिए में आपको धन्यवाद 
देना चाहता हें । और जो मानपत्र आपने मुझे दिया है, उसके वारे में भी 
में आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इस समय पर में जो एक प्रकार का सकोच 
यथा एक प्रकार का एम्बेरेसमेंट अनुभव कर रहा हूँ, वैसा मेने पहले कमी अनु- 
भव नही किया है | क्योंकि इस तरह से दिल्ली में ही मेरा स्वागत करना या 
इस तरह से मानपत्र देना, कहाँ तक योग्य है, इस बारे में मेरा मन अतिशय 
शकाशील है। और मेरे सब साथी यहाँ बैठे हें। खुद हमारे गवर्नर-जनरल साहब 
और हमारे प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ बैठे हे। उनके सामने आप लोग मुझे अलूग 
करके इस प्रकार का मानपत्र देते हैं, वह आपके लिए कुछ भी हो, मेरे लिए 
तो एक प्रकार की उद्धताई ही है और मुझ को यह चीज़ बिलकुल नापसन्द है । 
६ महीने से देशबन्धु जी मेरे पीछे छगे थे । दिल्‍ली के चन्द और निवासी भी भेरे 
पीछे लगे थे । में ठालता रहा। लेकिन मेने समझ लिया कि इन लोगो के दिल 
में एक ख्याल है । ये सोचते हे मेरे सब साथी तो ज्यादे साल तक काम करने 
वाले हैं, लेकिन मेरे बारे में वह समझते हें कि इनका दिन पूरा हो गया है। 
क्योकि एक तो मेरे स्वास्थ्य को बडी ठोकर लगी हैं और उसमें से में बहुत 


श्मीरियल होटल, नई रिक्षी ?रप्‌ 


मुत्तीवतत से उठा हूँ । मेरा इस दुनिया में रहना एक प्रकार से अनुचित ही है, 
क्योकि गान्धी जी के साथ मेरा जीवत भर का साथ रहा । मेरा उनका 
एक प्रकार का वायदा था, कौल था, कि हमें एक साथ जाना हैं। और में पीछे 
रह गया ! उसका मुझे दुख है और मेने कोशिश भी की लेकिन में तो बच 
गया हूँ ! 

अब जो कुछ बचा है, मेरी आयु के जो थोड़े दिन, और मुझ में जो थोडी- 
सी वाकत बाकी है, उसे उस काम को पूरा करने में लगाना चाहता हैं, जो काम 
गान्धी जी ने छोडा है । क्योकि में समझता हूँ कि अगर गान्वी जी जाते समय 
मुझ से कुछ भी कह सकते तो यही वात कहते कि तुम ठहर जामो, और मेरा 
काम पूरा करो। बहुत दफे हमारी उनकी वात हुई है । बहुत दिन हम एक साथ 
रहे । अकेले साथ रहे, एक दूसरे के दुख-सुख में बहुत हिस्सा लिया । इस 
प्रकार वह चले जाएंगे, स्वप्त मे भी मुझे इसका ख्याल नही था। और उनके 
लिए तो इस तरह चला जाना वहुत ही अच्छा हुआ। छेकित हमारे लिए वह 
बहुत ही वडी शरम की वात है । और हम भी इतने नाहायक निकले कि उनको 
इस तरह से जाने दिये। हमने उतका काम भी पूरा नही किया। बह पूरा 
क्रिया होता, तो इस तरह का घृणित काम ही न होता । या हमने उनकी पूरी 
रक्षा की होती तो वह चीज़ न होती । लेकिन दोनो में हम गाफिल रहे । 
भव उसके लिए तो अफसोस ही करना हैँ और हम कर ही क्या सकते हे? 
हैं, इतवा हम ज़हर कर सकते हे, कि जो कुछ उन्होंने अधूरा छोड़ा है, उसी 
काम को पूरा करें। तभी उतके प्रति हमारी वफादारी ठीक होती है। 

अभी आप ने जो मानपत्र मुे दिया है, उसमे मेरी जो तारीफ की हैं, 
उसके वारे में में क्या कहूँ ? मे उसके दो हिस्से करता हूँ। एक तो मेरे गवर्नमेट 
में आने से पहले के समय की, जब में' भारत की आज़ादी की लडाई का एक 
सिपाही था। तव युद्ध के जितने मौके आए, उन सब में सिपाहियो के साथ 
मेने भी, जो कुछ मुझ से हो सकता था, करने का प्रयत्न किया । छेकिन में 
जानता हूँ, मुझे मालूम हैँ कि हमारे मुल्क में सकड़ो ऐसे लोग पड़े है, जिन्होंने 
घाधीमत्ा के युद्ध में अपना सव कुछ बलिदान दे दिया, अपनी जान तक दे 
ही। उन सब को हम भूक गए। वे सब कहां गए ? कच्ची उम्र में अपने कदुम्व 
जोर अपनी सहूलियतों को छोड़ कर वे चले गए, वे हँसते चेहरे वाले नौजवान 
पड़े यए। उन्होने मुल्क के लिए कुर्वानी की। उनको न कोई प्रसिद्ध मिली, 


7९ भारत की एकता का निर्माण 


न कोई मानपत्र मिला । असल में अगर किसी को भी मानपत्र देना उचित 
हो, तो वह उन्ही लोगो को दिया जाना चाहिए। अगर में भी मानपत्र ले सकता 
हैं, तो उन्ही के नाम से ले सकता हूँ। हां, आप लोगो ने वारदोली की घटना 
का ज़िक्र किया है, उस समय तो हर मौके गान्धी जी मेरे साथ थे। 
मुझ पर उनकी निगरानी थी। वह देख रहे थे कि मे किसी गलत रास्ते पर न 
चलू। उनका आशीर्वाद भी मुझे प्राप्त था। हर काम में मेरा उनका साथ रहा। 
जव आखिरी लडाई हुई, जिसमें हमें करीव-करीबव तीन साल लगातार अहमद- 
नगर के किले में रहना पडा, तब तक मेरे साथ हर मौके पर महादेव देसाई 
थे और वह गान्धी जी के सन्देश को घोल-घोल के पी गए थे। तब मुर्भे वहुत' 
मासानी रहती थी और बहुत निर्चिन्तता भी रहती थी। मुझे यकीन रहता था 
कि में कोई गलती न कर पाऊँगा, क्योकि गान्धीजी के प्रतिनिधि मेरे साथ हैं। 
इस तरह से मेरा काम चलता था । 
लेकिन जब में गवनंमेंट में आया, तव तक महादेव भाई तो चले गए थे। 
लेकिन गान्धी जी के साथ बात-चीत करने का समय मिलना भी कठिन हो गया 
था । क्योकि में अपना काम छोड नही सकता था। बहुत दफा कोशिश की, 
लेकित समय निकलता भी नहीं था और काम भी इस प्रकार था, जो काम 
हमारे लिए एकदम नया था। वहुत-सी मुसीबर्ते आई । ऐसा मौका आया, जब 
दिल्‍ली शहर में ऐसी हालत हो गई कि हम बडे परेशान हो गए । दिल्‍ली के वे 
काले दिन चले गए। पर जब में उनका ख्याल करता हूँ तो यही मालूम होता 
है कि यदि खुदा की मेहरबानी न होती, तो हिन्दुस्तात बच नहीं सकता था। 
और आज अगर हम गिर नही गए तो उसकी वजह यही हैं कि ईश्वर की कृपा 
हम पर है । नही तो वह ऐसा मौका था कि हम डूब जाने वाले' थे। लेकिन बच 
गए । अब हम सबको भी एक प्रकार का तजुर्बा हो गया हैं और हम समझ गए 
है कि हिन्दुस्तान हम सब का हैं, और हम सबको इधर ही रहना है । सब को 
हिन्दुस्तान के वाशिन्दे बन कर रहना हैं और आपस में मिल-जुल कर 
रहना है । 
आज से छ महीने पहले जब मुझसे कहा गया था कि हम आप का स्वागत 
करना चाहते है, तब मेने कहा था कि भाई, आज तो हमारी हालत भी ऐसी 
नही है, और जब तक हैदराबाद का भगडा खतम नही हो जाता, तब तक हम 
मानपत्र या स्वागत के वारे में वात भी नहीं करना चाहते । जब तक हमें एक 


इसीरियल होटल, नई दिल्‍ली १२७ 


दूसरे पर भरोसा नही है, विश्वास नही है, हम मानपत्न की वात कसे कर सकते 
हूँ ? लेकिन आज ईदवर की कृपा से ऐसी हालत हो गई है कि अब सारे 
हिन्दुस्तान में कही भी किसी प्रकार का कौमी बखेड़ा होने का भदेशा नहीं रह 
गया है ! और न उन ऋगडो के लिए अब कोई वजह ही वाकी है, क्योकि हम 
सत्र समझ गए है कि जो कुछ हो गया, वह तो हो गया, कोई बुरा माने या 
भला माने, लेकिन वह तो हो गया ! अब हमारे मुल्क का दो टुकडा हो गया 
है । अगर हमारे दिल में कोई चोरी होती, कोई अन्देणा होता या हमारी 
नीयत ठीक न होती, तो हम कभी वह चीज़ कबूल न करते । अब राजी-खुभी 
से हमने उसे कबवूछ किया । राजी-खुशी का यह मतलरूव नही कि हमको यह चीज़ 
पसन्द हैं । टुकड़े करने की वात हमें विलकुल नापसन्द है। छेकिन हमने वह समझ 
लिया कि यदि हम यह चीज़ कबूल न करें, तो मुल्क का दो टुकडा तो क्या, 
सेकडो टुकडा होनेवाला है । इस बात को कबूल करने का मुझे कोई पदचात्ताप 
नही है । और मुझे पूरा विश्वास हैं कि हमने यह चीज़ न की होती, तो हमारी 
बहुत बडी गलती होती । क्योकि उस समय की जो हालत थी, उसका चित्र 
मेरे सामने से कभी हटता नही है । इस चीज का ज्यादा बयान में नहीं करना 
चाहता। लेकिन इतना में आपसे जरूर कहना चाहता हूँ कि जो हालत मुल्क 
की हो रही थी, उस हालत में से बचने का एक ही उपाय था कि हम अपने 
मुल्क की स्वत्तवता ले ले और परदेशियो के दवाव से बच जाएं। स्वतत्र होकर 
भाई भाई रूड भी सकते है, किसी दिन वे समभेगे । नहीं समभेगे, तो भी अपने 
अपने घर में तगडा बनने की कोशिश तो करेंगे । 

वदकिस्मती से हमारा कगडा नहीं मिटा और हम गहरे पानी में चले 
गए । अभी भी जब कभी में पाकिस्तान के अखबार देखता हूँ, तो दुख होता 
है । कभी म॑ नही देखता, लेकिन मेरे डिपार्टमेंट वाले मार्क कर भेरे पास भेज 
देते है । यह उनका काम है | उनके रेडियो के वयान भी चे भेरें पास भेजते 
रहते है । कभी-कभी मुझे स्थाल होता है, क्या सचमुच वें हमसे उरते हे ? 
कभी स्याल बाता हैँ क्‍या सचमुच वे अपने आप ही से ठउरते हें कि अपना सग- 
ठन ठीक रखने के लिए उनके पास कोई दूसरा उपाय ही नही है ? लाली हिन्दु- 
स्तान पर जहर उगलने से वे अपनी शवित संगठित रुख सकते हे। कभी यह 
स्याल आना है, कभी वह स्याल जाता हैँ । लेकिन हमने बार-बार उनसे कहा, 
एमारे मुल्क में गान्यी जी के जाने के वाद हमारे प्राइम मिनिस्टर से वटकर 


शर्ट भारत की एकता का निर्माण 


ट्रासपेरेंट सिन्सिएरिटी ( विशुद्ध ईमानदारी ) वाला व्यक्ति और कोई नहीं हैं। 
उन्होने भी उपाय कर देखा और कहा कि “भाई क्यो डरते हो ” हम आपका 
बुरा नही चाहते, भला ही चाहते हे ।” लेकिन न तो वे सुनते हैँ, भौर न 
मानते ही हैं। अव उसका क्‍या उपाय है ? और दूसरी जोर यह भी होता है 
कि जितने मुसलमान वहा ये अखवार पढते हे या उनका रेडियो सुनते हैं, 
उनका ठीक दृष्टिकोण हो ही किस तरह सकता है। थे दूसरी चीज़ें समभ ही 
नही सकेंगे । उसमें जब तक फर्क न आए, तब तक हमें जाग्रत और सावधान 
रहना है । इसका मतलब यह नही है कि हमें उनके साथ कोई फगडा करना है । 
हमें तो उनकी भलाई का ही ध्यान रखना है । लेकिन हमारे यहा उसका जहर 
न फैले, उतना हमें जरूर सेमालना है । हेदराबाद का किस्सा खत्म होने पर 
वहा जो हालत हुई और उसके वाद वहा हिन्दोस्तान के पक्ष में जो प्रदर्शन 
हुआ, उससे हमें पूरा विश्वास आता है और आना भी चाहिए। दुनिया को भी 
यह विश्वास आना चाहिए | हमें और दुनिया भर को जो चीज इतनी भयकर 
डरवाली छग रही थी, वह सब चीज़ गलत निकली । 

यह एक सचाई हैं कि गान्धी जी की इस प्रकार की मृत्यु से हमारे देश 
का वातावरण ही बदल गया। हमें यह मानना चाहिए कि उनका आश्वीर्वाद वहा 
से भी हमारे देश को वरावर प्राप्त हो रहा है । जाते हुए भी वह हमारे देश की 
एक वहुत बडी समस्या को सदा के लिए हल कर गए। उनके सन्देश को अमल 
में छाने की हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए । 

आपने इस मानपत्र मे, स्टेटो के बारे में मेने जो कुछ किया, उसका जिक्र 
किया है । हँदरावाद के बारे में हमारी गवर्नमेंट ने जो कुछ किया, वह ठीक ही 
किया । सब स्टेटो के साथ, सब प्रिन्सो के साथ, हमने वायदा किया था कि भाई 
किसी प्रिन्स या किसी राजा का हमें अलूग फैसला नही करना है। हम सब का 
एक ही साथ और एक ही तरह का फैसला करेंगे । लेकिन हैदराबाद के लिए 
हमने अछूग समझौता किया । पहले तो उसने दो महीने की मोहहत मागी कि 
हम को पद्धह अगस्त १९४७ के बाद भी दो महीना दो। १५ अगस्त ४७ के 
पहले भोर सब त्रिस्ेज़ तो भारत में मिल गए थे, केवछ जूनागढ़, काइमीर 
ओर हंदरावाद ये तीन ही रह गए थे। जूनागढ लो एक छोटी चीज थी, 
स्वाहमसख्वाह किसी ने उस को गलत सलाह दी और वह उसमें फेस गया | लेकिन 
हँदराबाद का किस्सा वडी चीज़ थी, हमारे उस समय के गवर्नर-जनरल हार्ड 


इम्पीरियल होटल, नई दिल्ली १२६. 


माउन्टवेटन से वढकर निजाम का पक्का हितेच्छुक और कोई नही था, इसका 
म॑ साक्षी हें । उन्होंने निजाम को समभाने की वहुत कोशिश की। निजाम ने दो 
महीने की मोहछत और मागी । निजाम के एडवाइजर मोगटन साहव ने 
भी कहा कि हम को दो महीने और मोहलरूत दो। हमारे कौस्टीट्यूशनल गवर्नर- 
जनरल लार्ड माउन्टवेटन ने कहा कि दो महीने की इस नई मोहरूत में वह 
निजाम को समभाएँगे । उत्तको जो कुछ करना था वह हमने उन्हें करने दिया। 
उसका मतलव यही था कि निजाम के साथ एक प्रकार का अंग्रेज लोगो का जो 
सम्बन्ध था, शायद वह उसका लिहाज करें | इसलिए जहा तक वे करना 
चाहते थे वहा तक हमने उन्हें करने दिया । दो महीनो के बाद उसने अपना 
एक समभोौता वनाया । सव स्टेटो के साथ जो समझौता था, उससे अलग यह 
समभौता था । इसको स्टैण्डस्टिल एग्रीमेंट (7080 घ8870७॥7076) 
घाहते है । यह्‌ एक साल के लिए किया गया। उसमे हमने बहुत छूट-छाद दी। 
हमारे गवर्नर-जनरल माउन्टवेटेन साहव और मौगटन साहव दोनों ने कहा 
कि हम कोशिश करके एक साल के भीतर बहुत जल्दी उनको समझा छेंगे। 
क्योकि हूँ दरावाद हिन्दुस्तान से अलग नही रह सकता और सब स्टेटों गौर 
सब राजाओ ने जो कुछ किया है, वह भी उसी प्रकार करेगा । तो भी हमने 
उन्हे वैसा ही करने दिया। उसके बाद जब स्टैण्डस्टिल समझौते पर हमारे दस्त- 
खत करने का आखिरी दिन था, उस दिन हैदराबाद की ओर से दस्तखत करने 
वाले तीन आदमी थे * निजाम गवनेमेट के प्राइम मिनिस्टर नवाव छतारी, उनका 
दूसरा साथी मौमटन साहब, और चुलतान अहमद । तीनो को बहा हेंदरावाद 
में घेर लिया गया और निकलने ही नहीं दिया गया। आखिर तीनो ने इस्तीफा 
दे दिया। इन तीनो ने हम लोगो को आकर यह रिपोर्ट दी कि हम तो सकभाते के 
लिए चले आते, लेकिन वहा हमारी कुछ चलती नही । 

इस पर दूसरी गवर्तेमेंट बनाई गई । अब प्राएइम मिनिस्टर छायकबली 
साहव बैठे थे। मेने उस समय पर कहा था कि उन लोगो को र्टैण्डस्टिल एग्री- 
मेंट पर दस्तखत नहीं करने चाहिए । लेकिन हमारे गवर्नर-जनरल साहव ने 
जोर मौंगटन साहव ने उस समय पर भी यही कहा कि आपको व्यवित से वया 
मतलप हूँ, आपको तो अपना काम कर लेना चाहिए। मेने कहा कि इसी तरह 
सलती होती हूं, क्योकि जो इस प्रकार जबरदस्ती करके एक गवर्नमेंट को हटा 
दे, उसके साथ समभौता करना बड़ा सतरनाक है। लेकिन तब दोनो ने कहा कि 

भा० ५ 


१३० भारत की एकता का निर्यास 


हम इतको समभा देंगे । तब हमने भी सात लिया । लेकिन छायकअछी ने एक 
ओर तो दस्तखत किया, दूसरी ओर वह पाकिस्तान के साथ अपने २० करोड 
रूपये के लोन की बातचीत चला रहा था। हम से यह बात छिपाई गईं थी । 
उसके बाद एक-एक करके जो काम उसने किए, उन सब का बयान हमने एक 
व्हाइट पेपर में निकाला है। वह सब वातें सुताकर में आपका समय नहीं 
लेना चाहता । छेकित में आपको यह जरूर कहना चाहता हूँ कि दुनिया में कोई 
ऐसी गवर्दमेट नही होगी, जिसने जितनी ढीली रस्सी छोडी हो, जितनी इस किस्से 
में हमने छोडी । कम-से-कम अग्रेज तो कमी ऐसा नही करते । जिस प्रकार की 
कार्रवाई हैदरावाद में हुई, वहाँ जितना छूट-पाट, अत्याचार और स्त्रियों पर 
बलात्कार हुआ, उसे कोई बरदाश्त नहीं कर सकता था। लेकिन हमी जानते 
है कि हम क्यों इस खतरे में पडे । हम नहीं चाहते थे कि हिन्दू मुसलमाल 
में फिसाद हो । लेकिन जितनी ज्यादा कोशिश हमने की, उतना ही उन लोगो ने 
समझा कि ये कमज़ोर है और इन से कुछ होनेवाला नही है । वे समझे कि 
हम लड नहीं सकते । हमने बार-बार उनसे कहा कि भाई, जो हाल जूनागढ का 
हुआ, वसा ही तुम्हारा हाल भी होगा | लेकिन वे हँसते थे । अच हम क्या करते ? 
जब आखिर कोई उपाय बाकी न रहा, तब हमने नोटिस दे दिया। उसके बाद 
जो काम हुआ, वह तो आपने देखा ही हैं । 

हँदराबाद के पुलिस एक्शन को दुनिया में गलत रूप से पेश करने की 
कोशिश हुई हैँ । हैदराबाद में भी गलतफहमी फैलाने की कोशिश की गई | अब 
हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब वहा जा रहे हैं। आशा हैं उनकी नेकनीयती, सचाई 
और कावलियत से सारी गलत-फहमी दूर हो जाएगी । हिन्दुस्तान में एक भी 
आदमी ऐसा नही है, जो अपने दिल में यह समझता हो कि हमने हँदराबाद 
के साथ कोई बुराई या नालायकी की है । जब हमको यह कहा जाता है कि 
हमने आक्रमण किया हूँ, तो यह समझ नही जाता कि हमने किसके ऊपर आाकऋ- 
मण किया है । हिन्दुस्तान के अपने ही एक हिस्से पर, जो अपना ही हिस्सा है, 
जो छोय अपने ही हे, उन पर आक्रमण कंसा ? उसका माइता मेरी समझ में नही 
आता । छेकित कई लोग यह समझाना ही नही चाहते । ईइवर की बडी दया 
हुई, जो सारा काम ठीक से पूरा हो गया । 

अब देखें कि आज हमारी हालत कया है । यह ठीक है कि हिन्दुस्तान अब 
एक वन गया है और कोई खतरा वाकी नही रहा, कही कोई फिसाद अब नहीं 


इस्पीरियल होटल, नई दिल्ली 4५ 


 । 


डहोगा। लेकिन हम इतने से सनन्‍्तोप मान के बैठ गए, तो हमारा काम नही चलेगा। 
अभी हमें कया काम करना है, वही सोचना चाहिए। आप जानते है कि जब 
हमने हिस्सा-वॉट ( पार्टोशन ) कबृल किया तो उससे पहले हम अपनी आर्मी 
कम करना चाहते थे । क्योकि हमारे पर उसके खर्चे का बहुत बडा बोभ हैं 
और इतना बोफ हु कि हिन्दुस्तान उसे वर्दाण्त नही कर सकता । तो हम उसे 
कुछ कम करना चाहते थे। लेकिन जब फिसाद शुरू हुए तो हमने फौज कम 
करने का इरादा छोड दिया। उधर काश्मीर में कगडा शुरू हुआ। जब कंगडा 
चलता रहा तो हम सोचने लगे कि हमे अपनी फोज तो कूछ वढानी पड़ेगी । 
हालत यहाँ तक पहुँची कि दस वटालियन तो हमे नेपाल से छेने पडे | जब यह 
सव खर्चा हम कहां से लाएँ और हम क्या इन्तज़ाम करे ? क्या हमारा मुल्क 
छस प्रकार का बोक उठा सकता हूँ ” क्या हमारी आमदनी बढ रही है ? हमारी 
आधिक दशा सुधर रही हूँ ? ये सब चीजे हमारे सोचने की है । क्योकि हम 
इन सव के वारे में न सोचे, तो हमारा बुरा हाल होगा । 
तो यह जरूरी है कि जिन लोगों के पास घन है जौर जिनके पास इल्म 
है, उन दोनो का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। हमने अभी तक न कोई गवरन- 
'मेंट चलाई हैं और न हमने कोई विजनेस या इण्डस्ट्री ही चलाई है। हमने सारी 
उम्र तो एक परदेसी सल्तनत के साथ लडने का इल्म पाया था, सो वह कर 
लिया । लेकिन अब मुल्क आजाद हो गया है, अब हमें उसको उठाना हैं। तो 
जिसके पास वन हूँ और इण्डस्ट्री ( व्यवसाय ) चलाने का तजुर्वा है, वे हिन्दो- 
“स्तान की आधिक स्थिति सुधार सकते हूं ।, वे लोग हमसे अलग बैठे है, और 
इधर हमारे मजदूर लोग, कारीगर लोग भी मागते है कि भई ये कीमते तो हर 
रोज़ बढती जाती हैँ और हमारे पास पूरा खाना-पीना तक भी नही है, सो 
हमको ज्यादा तनसाह दो । हमारे गवर्नमेट सर्वेट भी यही कहते है, रेलवे में 
लोग पठे है वे भी इसी तरह की वाते करते रहते है। सव मागते है, मगर 
गोद बह नहीं सोचता कि उसकी अपनी सिम्मेदारी क्या है। हम यह सब कहा 
से रएंगे ? 
हमारे जो एक्सपर्ट ( विशेषज्ञ ) लोग है, उनसे हम कन्‍्सल्ट (राय छेते) 

फरते रहते हूं | हम अपने उद्योगपतियों को भी कन्सल्ट करने हैँ, छेवरवालो 
को भी बन्सत्ट करते हे, सब को कन्सन्‍्ट करते हे । सव की राय लेकर और सब 
सोच-विचार कर हमे तो एक ही रात्ता नमक आया है कि बहुत दिन जिन लोगों ने 


रे? भारत की एकता का निर्माण 


पैसा कमाया है, उन्हे अब देश की इण्डस्ट्री बढाने के काम में अपना रुपया 
लगाता चाहिए । उन्हे अब सोचना है कि खाली बैठने से क्या होगा। उनके 
पास नोटो का जो तोडा पडा है, वह किस काम आएगा ? सब सड जानेंवाले 
हैं । उनको यो ही रखे रहने से न आपको फायदा होगा, न मुल्क को फायदा 
होगा । अगर आपने पूरा इन्कमटैक्स ( आय कर ) नहीं दिया, तो उसमें 
आपने चोरी की १ अब अगर आप कहें कि सब ने की, तो यह भी कोई दलील 
नही हुई । किसने इल्कमटेक्स पूरा दिया, किस ने नहीं दिया, उसका फैसला 
हमें किस तरह से करना है ? 

हमने कट्रोल हटाया तो उसका क्‍या नतीजा जाया ? जब क्रो हटाया 
तो फायदा उठानेवाले लोगो ने मतमाना फायदा उठाना शुरू किया | तो में 
आपकी तारीक करूं और आप मेरी तारीफ करें, उससे हमारा काम चलनेवाला 
नहीं है । में हिन्दुस्तान मर के समभझदार लोगो से अपील करना चाहता हें कि 
रात-दिन हमारे और आपके बीच रंगडा रहने से हमारा काम नहीं चलेगा । 
यह बात हम भी सममते हैं, और आपको भी समझती चाहिए | कहा तक आप 
अपना पैसा दबाकर बैठे रहेगे ” जब तक आपका पैसा घुमेगा नहीं, तब तक 
न आपका काम होगा, न हमारा होगा, न मुल्क का काम होगा । तो क्या हमें 
हमेशा डडे से काम लेना होगा ”? एक आर० एस० एस० वालो ने हमारे साथ 
भगडा किया और दूसरा उन लोगो के साथ हमें ऋगडा करना पडता है जो 
अपने को कहते हे कि हमें इधर परदेशी संस्कृति, राष्ट्रीय और आधथिक, सब 
इघर लाना है । हमारी गवर्नेमेंट तो एक साल से बनी है, और अभी बच्चा 
है । उसको तगडा बनाना हो, तो इस तरह से मंगडा करने से क्या फायदा ? 
जब तक आप लोग यह न समझेंगे कि हमारा क्या काम है, और हम सब का 
क्या कतरेज्य है, तब तक देश को तगडा करने का काम नहीं हो सकता। 

कई लोग कहते है कि भई, देश को तगडा करने का रास्ता तो निकालना 
चाहिए । हम भी यह सव सोचते हैँ, देश की इण्डस्ट्री बढाने की बात सोचते है । 
असल में जिसके पास पैसा पडा है, उनको यह बात सोचनी चाहिए। हमारे पास 
पैसा होता, तो हम वह सब मुल्क का व्यवसाय बढाने में लगा देते ॥ हम अपने 
घनिको से पूछते हे कि हमको वताइए कि कौन से रास्ते से यह काम होता 
है, क्योकि यह परदेसी गवर्ममेंट नही है। कभी आप हमारी सलाह गछत मार्नें, 
या कमी हम से गुस्सा हो, लेकिन आखिर तो इस बात का फैसला करना है। 


डइम्पीरियल होटल, नई दिल्ली रे 


अब तो हमें हिन्दुस्तान को इस तरह ठीक बनाना है कि जिसमें हम आगे ही 
बढते जाएँ । भौर अगर हम चढने का सामान पैदा न करें, तो यह मानपत्र 
नही हैँ, यह अपमान-पत्र हैं | में तो यह कहता हूँ कि हिन्दुस्ताव के जिन 
लोगो के पास इल्म हैं, उन लोगो को समभना चाहिए कि वे आपस में 
भंगडठा फरना छोड दें । 

दूसरी बात हमने यह की है कि हिन्दुस्तान में एक प्रकार से गान्ति हो गई 
हैँ और हमारा काम अब पुलिस से चल सकता हैं। इधर वहुत दिनो से इन्टरनल 
आईर (आन्तरिक व्यवस्था) के लिए मिल्टिरी (सेता) की जरुरत नही रही, 
और न रहनी चाहिए | एक अच्छे राज्य में इस तरह इन्टरनलरू आर्डर के लिए 
मिलिटरी का उपयोग नही करना चाहिए। कभी-कभी करना भी पडता है । 
लेकिन यह मौका नही है कि हम आराम से, चैन से, सो जायें जौर यह समझ 
'ले कि यह काम हो गया तो सव ठीक हैं । हमारे आस-पास अचान्ति हैं, 
दुनिया में बहुत जगह पर अगान्ति है, हमारे पडोस में दोनो तरफ अशान्ति है। 
अपने बीर्डर ( स्तीमा ) पर देखिए। मेने परसो एक स्पीच दी थी, उसमें मेने 
चर्मा की जिक्र किया था। जो कुछ म॑ तव कहना चाहता था, ठीक तरह से उसका 
भाव उस स्पीच में नही जाया था। उससे कुछ गलत-फहमी हुई ) मेने कहा 
था कि रगून से दस मील पर वर्मा की गवर्नमेट को शान्ति रखने के लिए 
फायर करना ( गोली चलाना ) पडता है ओर वहा नार्मरू गवर्न॑मेट नही है । 
दस मील तक ठीक है। क्योकि मेने जखवार में देखा हैं कि वहा रयून के वाहर 
जो बन्दूक छूटती है, उसकी आवाज रगून में सुनी जाती हैं । तो वह डिस- 
आडडर ( अव्यवस्था ) है, जिस के लिए वहा एक साल की गवर्नमेट को फायर 
करना पडता हूँ । हमारे यहा भी एक साले की गवर्नमेट हैं । हमारे पास जासाम 
से और कलकत्ता से चिट्ठी जातो है कि वहा कलकत्ता और आसाम में काम 
करने वाले कम्यूनिस्टो का ज्रापस में सम्बन्ध हैं। हमारे पास वार-बार, इस 
प्रवार की इन्फार्मेशन ( सूचना ) आती रहती है । हँदरावाद में तो दो टिस्ट्रिवट 
ही उन लोगो ने अपने कब्जे में कर लिए थे। कहते है कि अगर हम मौर देर 
से गए होते, तो वहा इस प्रकार की अराजकत्ता और ज्यादा फैली होती । अब 
भी अगर हम सावधान न रहे तो हमारा हाल भी दुरा हो जाएगा। तो हमे होच- 
समक कर अपना यवाम संमालना है । 

में हिन्दोल्तान में रहनेवाले सब लोगो को, खास तौर से कहना चाहता 


न्प्् 


!३9 मारत की एकता का निर्माण 


हैं कि आप यह न समझिए कि यह गवरनंमेंट तो कैपिटलिस्ट की है, हालाकि 
वार-वार आप लोगो को ऐसी वातें कही जाती है । लेवर में काम करने वाले 
हमारे कई दोस्त, जो हमारे साथ मिलते नही हे, अपने अलग ख्यालात रखते हे । 
आज हमारा जो लीडर ( हमारे प्रधान मन्त्री ) है, वही ट्रेड यूनियन काम्रेस' 
के पहले प्रेसीडेन्ट थे, उन्होने उसकी वुनियाद डाली थी | उनसे बढकर 
मजदूर का हित चाहनेवाला कोई और मेने नही देखा है । अव जब यह वात 
लोगो के ख्याल में आती है, तव कहा जाता हैं कि उनका ( प्रधान मन्नी का) 
तो कुछ चलता नही, वहा तो गवर्नमेंट में दो पाथ्या हे । छोटे दिल के और 
पागल लोग ऐसी-ऐसी बातें करते हे । ये समझते हे कि हम ऐसे बेवकूफ हैं कि 
मुल्क की आजादी के लिए ज़िन्दगी भर साथ रहने के वाद अब हम आपस 
में इस प्रकार की लडाई कर लेंगे और अपनी दो पादिया वनाएँगे | यदि में अपने 
लीडर का साथ न दे सकू और उनका पैर में मजबूत न कर सकू तो में एक 
मिनट भी गवर्नमेंट में न रहँगा । यह मेरा काम नही है। इस तरह की बेवफाई 
करना मेरे चरित्र में नही हैं । क्योकि अपने जिन लीडर ( भहात्मा गान्धी ) के 
पास से मुल्क की सेवा का धर्म मेने सीख लिया है, उसमें इस प्रकार की बेवफाई 
जा जाए, तो मुझे अपघात ( आत्महत्या) कर लेता चाहिए । लेकिन बार-बार 
छोटे दिल के आदमी ऐसी बातें करते हे और भोले-भाले आदमी उनकी बात 
मान भी लेते है । हा कभी-कभी तो किसी बात के बारे में हम दोनो अपनी 
अलग राय भी रखते हे । हर एक बात के वारे में हम एक दूसरे के साथ मशविरा 
करते है, नही तो ज्वाइट रिस्पॉसिवबिलिटी ( इकट्ठा उत्तरदायित्व ) कसी 
होती है ? डेमोक्रेसी में मशविरा ही तो किया जाता है । हम सब आपस में अलूग- 
अलग राय रखते हे और हर सवाल पर एक, दूसरे के साथ मशविरा करते हैं। 
नही तो ज्वाइट रिस्पौंसिबिलिटी कंसे चले ? ऐसा न हो तो यहा जो पुराना राज 
चलता था, जिसे आठटोक़ेसी ( निरकुशता ) राज कहते हैं, वेसा ही चले । तो 
ये सब गलत ख्याल है । 

तो मे मजदूरों से वडी अदव से अपील करता हूँ और यह कहना चाहता 
हैं कि बहुत दर्फ मेरे पर जो यह अटैक ( आक्रमण ) होता है कि यह तो विडला 
जी का साथी है, अमुक का साथी है, यह सब गलत हैं। मेने जब से गान्धी जी 
का साथ किया, तव से यह एक प्रतिज्ञा ले ली कि अपनी मिल्कियत में कोई 
नही रक्‍्खूगा | यह उनके पास से मेने सीख लिया और उससे बढ कर सोशलिज्म 


इम्पीरियल होटल, नई दिल्‍ली शेप 


कोई और मे नही मानता । गान्बी जी के पास रहकर मेने यह भी सीख लिया 
कि न राजाओ से दुष्मनी करना, न कैपिटलिस्ट से दुग्मनी करना, न लेडलाई 
से दुश्मनी करना और न किसी और से दुश्मनी करना | वेश के हिंत के लिए 
सब से काम लेना, और सब में एक दूसरे के लिए मुहब्बत पैदा कर अपने-अपने 
काम करवा लेना, यह मेने बापू के पास से सीख लिया | यह जो स्टेटो का 
मामला बना है, यह भी उन्ही के पास मेने छुछ इल्म पाया था। में आपको 
बताना चाहता हूँ कि जब यह सौराप्ट्र का या काठियावाड का एक गुट बना, 
तो उस रोज गान्बी जी को उसकी जितनी खुशी हुईं, उतना खुझ मेने कभी उन्हें 
नही देखा था । क्योकि वह वहुत दिनो से जो वात चाहते थे, वह हो गई । 

आज आप यह मानपत्र मुझे देते हे, यह क्या मेरी कृति हैं ”? एक आदमी 
से क्या होता है ? यह तो मेने वार-बार कहा है कि यह ईव्वर की कृति है। 
लेकिन उसके साथ मेरे कई वफादार साथी भी थे | हमारी वंविनेट तो है ही, 
उसके साथ बिना तो कोई चीज बन ही न सकती थी। लेकिन मेने बहुत दफा 
सुना हूँ कि यह जो पुरानी सिविल स्विस है, वह तो उसी परदेशी सरकार ने 
बनाई थी। छेकिन में आपसे यह कहना चाहता हें कि इस सविस में ऐसे- 
ऐसे रत्न पछे हे, जिनकी कीमत बाहर के लोग नहीं जानते । हम भी उनवी 
कीमत न जाने तो हम राज चलाने के लायक नही हूँ। ये लोग मेरे साथ न 
होते, तो यह काम न वनता। जब तो उस सचिस में चनन्‍्द लोग ही हैँ, क्योकि 
सबिस तो टूट गई हूँ । पहले पचास-पचपन फी सदी ऊूँग्रेज थे, ठीक-ठीक ५५ 
फी सदी थे । वे सव तो चले गए । अब जो थोडे-बहत लोग, पहले का एक 
चौथाई हिस्सा, सर्विस में वाकी रही हैं, उसमें भी चन्द लोग ऐसे है, जिनके 
दिल में यह हूँ कि भव चलो आखिर में जितना फायदा उठा सको, उत्तना उठा 
लो | लेकिन उसमें को-कोर्ड ऐसे वफादार लोग हे, जिन लोगो ने बहुत वफा- 
दादी से देश की सेवा की है, उससे हमारे काम में वहूत मदद मिली है। में 
उन लोगो की कदर न करें, तो में भी नालायक हूँ । 

लाप यह भी समक ले कि राजाओं ने भी अपना साथ हमे दिया। जैसे 
हम में सब भले नहीं है, बुरे भी हूं, वैसे उनमें भी भले औौर बुरे दोनो है। 
लेकिन जब देश आजाद हुआ, तो उनको भी रयाल हूआ कि ये लोग मल्फ 
वा कुछ भला करना चाहने हे और इस में हमें साथ देना चाहिए। जब जिसयो 
पास राज हूँ उसवो छो८ देना, जिसके पास सत्ता हैं, उसे छोट देना, यह कितनी 


रे भारत की एकता का निर्माण 


कठिन बात है । जो छोडे, उसी को मालूम पडेंगा । जिसके पास नहीं है, 
उसका यह कहना कि यह आसान वात है, बेमतलूब है । कुछ छोग कहते हैं 
कि हमने राजाओ को इतना पर्स दिया, इतना रुपया दिया, इतना पेंशन दिया। 
लेकिन जो जानता है उसको मालूम है कि यह एक प्रकार का बहुत बडा 
विप्लव है, एक बडा रेवोल्यूडन (क्रान्ति) है । हमें उनकी कोई खुशामद नहीं 
करनी पडी और उन्होनें देश के हित के लिए स्वय इतना वडा स्वाथ्थेत्याग 
किया । यह भगवान की वडी कृपा है और हिन्दुस्तान के सद्भाग्य और भविष्य 
के लिए अच्छा है । 

मेने लेवर से कहा है कि भाई, हमारे पास अगर कुछ ज्यादा हो गया, 
तो वह आपको ही मिलेगा । लेवर में काम करनेवाले लोग कहते हे कि ये 
कैपिटलिस्ट लोग हमको बहुत तग करते हे। में भी मानता हूँ कि वे तग 
करते है । लेकिन उसका उपाय क्‍या हैं ”? जब तक हम देश में अधिक घन, 
और अधिक इल्म नही पैदा करेंगे, तव तक जो कुछ हमारे पास है, उसमें से 
अधिक खर्च कर देने से वह खत्म हो जाएगा। जिन लोगो के पास छिपा हुआ 
घन पडा है, और वे उसे निकाल नही रहे हैं, क्योकि वे डरते हैं कि वे पकडे 
जाएँगे, उनके बारे मे हमे कोई रास्ता करना चाहिए। वैसा न करेंगे, तो 
आगे हमारा कोई काम नही चलेगा। में उनसे भी अपील करता हूँ कि आपके 
पास यह जो अनीति का घन है, वह आपको नुकसान करेगा । और आज 
मौका है क्योकि आपकी सरकार को अच्छे काम में रुपया छूगाने के लिए 
उस घन की जरूरत हैं । आपको चाहिए कि जितना गवरनंमेंट का भाग है, वह 
सब दे दें, नही तो आप पोंस जाओगे । उससे आपको कोई फायदा नही होगा ॥ 

एक दूसरी वात में आप लोगों से कहना चाहता हूँ, क्योंकि में घूम- 
फिर नहीं सकता, लेकिन मेरी वडी ख्वाहिश है कि मुल्क में हर राज्य 
में जाकर में कहूँ और किसानो को सममाऊंँ कि तुम यह क्‍या कर रहे हो। 
आप कहते हो कि हम पैदा करते हे, सो हमको ज्यादा दाम मिलना चाहिए । 
लेकिन आपका पडोसी भूखो मरता है, उसे अगर आप अनाज न देंगे, 
आपको अपने खाने के लिए जितना चाहिए उतना रख कर, बाकी अनाज आप 
दे नर्देंगे, तो हिन्दुस्तान को परदेश से माल लाकर, ज्यादा दाम देकर अपना 
काम चलाना पडेगा। यह वहुत बुरा हैं। उसमें आखिर आपको ही नुकसान 
होनेवाला है, क्योकि उस से हिन्दुस्तान का दिवाला निकल जाएगा । वह क्यो 


उम्पीरियल होटल, नई दिल्ली 


5 


2७ 


झरते हो ? तो देम के लिए ज्यादा-से-ज्यादा धन पैदा करो, ज्यादा-से-ज्यादा 
अनाज पैदा करो, और ज्यादा-से-ज्यादा जितना घन और अनाज देशझ्य की दे 
सको, दो | उतना ही देश का काम अच्छा होगा । 

इसी प्रकार कपडे का सवाल हूँ । चन्द छोग कपडा पैदा करते है और 
उसका उपयोग करनेवाले ज्यादा है। चन्द्र छोगो ने फायदा उठाया, बूछ 
व्यापारियों ने भी फायदा उठाया है। थे सव ईमानदारी बरतें तो हमें क्यो 
ठण्डा उठाना पडे ? उसमे किसी का फायदा क्या है ? वैसा करने से दुनिया 
में हमारी वदनामी भी होती है । तो में उनसे भी कहता हूँ, व्यापारियों से भी 
कहना चाहता हूं कि कप्ट के मौके पर इस तरह फायदा कभी नहीं उठाना 
चाहिए । आज हमारा नैतिक अघ पत्तन हुआ हैं, हम वहुत गिर गए है। कहते 
है कि सविस में भी बहुत कोरप्णन (विकार) है, में इस वात से कही इनकार 
करता हूँ ? कितनी ही बुरी बाते भी हो गई। लेकिन हमें किसी जगह पर अटक 
कर, आगे बढना है। जब तक हम णुरू नही करेगे तव तक यह काम सफल कंसे हो 
पाएगा ? और उसमे एक आदमी से काम नहीं होगा, सब को मिलकर हिन्दुस्तान 
की जावोहवा वदलनी होगी, एट्मोस्फीयर (वातावरण) वदलना होगा । जब 
सक हम कौमी भगडे में फंसे थे, उसका ज़हर जब तक था, तब तक हम दूसरा 
काम नही कर सकते थे । अब यह मिट गया हैं, और बव अगर हम दूसरे काम 
में पड जाएँ तो यह जहर फिर नहीं उठेगा । छेकिन अगर हम बेकार बैठे 
रहेगे, तो कुछ-त-कुछ फिसाद उठेगा । 

आज मेरा स्वायत्त करनेवालों में कई हमारे रिफ्यूजी लोग भी हैं। 
शेसा कोई रिप्यूजी न माने कि गवर्नमेट में जो छोग बैठे हे, वे उनके दर्द के 
बारे में कुछ भी नही सोचते हूँ । रिफ्यूजी भावयो के दुख से हमको बहत कष्ट 
हआ है । छेकिन इतना वोक हमारे पर पट गया है कि बोमा उठाना सुध्विस्ल 
हो गया हूँ । कभी आपको गुस्सा आता है, और आप समझ लेते है कि सवर्नमेट 
कुछ करती नहीं । कभी गलत रास्ते पर छे जानेवाले छोग आप से मिलते है 
और कहते हूँ कि यहा ये गवर्नमेट वाले लोग आपकी कुछ भी परवाह नहीं करते 
और आपको उनके साथ लडना चाहिए । यदि आपको यह गवर्ममेंट पस्तन्द 
न हो, तो जो मरकार आपको पनन्द हों, आप चुन छीजिए । हम उतनी उम्र 


के 
ह 


में इस भगेे में बयो पड़े कि जो काम बापको पसन्द न हो, मल्क को पसन्द ने 
हो, वही करते चले जाएं। में तो एसी उम्मीद पर बैठा हें कि जो बोनस 


श्र भारत की एकता का निर्माण 


दिन बाकी हे, उन्हें इस तरह इस्तेमाल करूं जिससे मुल्क का भला हो । आप 
दुख वर्दाइत करते हे, उसके लिए हमारी सहानुभूति आपके साथ है, लेकिन 
अपने दिल में कोई बुरा भाव आपको पैदा नहीं करना चाहिए । 

एक और वात भी में कहना चाहता हें । वह यह कि रिफ्यूजियो की आड 
मे कितने ही लोग हैं, जो लूठ-काट में पडे हे। वे लोग वहुत बुराई करते है। 
हालत यहा तक पहुँच गई कि हमारे सप्लाई डिपार्टमेंट का परसो तनख्वाह 
वॉटने का दिन था, तव वहा एक टैक्सी लेकर, एक मोटर लेकर कुछ लोगो ने 
रेड ( आक्रमण) किया । एक अच्छी नई मोटर में चार आदमी बैठे, उनमें 
एक रिवाल्वर लेकर आया था। वहा एक बेचारा क्लार्क बैठा था, उसको रिवा- 
ल्वर से गोली मार कर वे पेटी उठा कर चले गए। कोई राज इस तरह से चल 
सकता है ? दिल्ली शहर में, हमारे कैपिटल में इस प्रकार की गुण्डावाजी चल 
सकती है ? ऐसे लोगो के साथ किसी की क्या सहानुभूति रह सकती है ? इस 
प्रकार के जो लोग भीतर घुसते हैं, उनको किसी भी जगह पर नही रहने देना 
चाहिए | अगर उन लोगो की तरफ जो लोग सहानुभूति वताएँगे, वे अपने 
को खतरे में डाल देंगे, गवरनंमेंट को खतरे में डाल देंगे और मुल्क को भी 
खतरे में डाल देंगे ! हमें उम्मेद है कि वे छोग पकडें जाएँगे । लेकिन एक 
चीज़ फैल रही है और वह में देख रहा हूँ | बहुत-से हथियार छोगो के पास 
आ गए हे, बहुत-सा गोली-वारूद जा गया है । उसका नतीजा भी हम देख रहे' 
हैं। तो उससे हमें सावधान रहना है। 

दिल्‍ली शहर आज जितना अन-सैनिटरी ( अस्वच्छ ) हो गया है, इतना 
पहले कभी नही था। इसकी वजह यह है कि दिल्‍ली की मावादी बहुत वढ गई 
है । जितने रिफ्यूजी आए, सव यहा आवाद हुए। उन्हे कितना भी रोकें, लेकिन 
वे जाएँ कहा ? उनके पास रहने की जगह भी नहीं है। आए तो जिस किसी 
तरह पडे हूँ। ऐसी हालत में दिल्‍ली की नाजुक स्थिति हो गई है। यहा रहने 
को जगह नही है । जब दिल्ली में दगा-फसाद हुआ, उसमें यहा की पुलिस टूट 
गईं, वह किसी को मालूम नहीं हुआ । दिल्ली की पुलिस की सव शिकायत 
करते हैं, ठीक है । लेकिन अब यहा जो पुलिस है, उसमें से आधी पुलिस तो 
रिफ्यूजियो में से है । हम कोशिश करते हैं, सममाते हैँ, उनको ट्रेंड करते है कि वे 
ठीक काम करें | छेकिन आखिर जव तक पब्लिक ओपीनियन (जनमत) हमारे 
साथ न रहे तव तक कुछ न होगा । चाहिए तो यह कि सव अपना धर्म समझे 


इ्म्पीरियल होटल, नईं दिल्ली ररे६ 


कि यह दिल्‍ली हमारा भहर है, इसमे कुछ भी यडवड होती है तो उससे हमारी 
बदनामी होती है, हमारी गवर्नमेट की वदनामी होती है । हमारे घहर में हर 
मुल्क के एम्ब्रेसेडर्स (राजदूत )आकर बैठे है। यहा तो गान्बी जी के आदर्श राज्य 
के मुताबिक चलना चाहिए। सव लोग मिल-जुल कर भदव से, और सम्यता 
से बात करें । न कोई ऊँची आवाज़ से वात करे, न कोई किसी से लेने-देने 
की बात करे। सब काम सफाई से करें। रात जौर दिन छो“-छोटे वच्चें-वच्ची 
भी सव जगह निर्भय होकर घूम-फिर सके । किसी को किसी से नफरत न हो, 
किसी को कोई दुस न हो, इस प्रकार का राज्य हमारे शहर में होता चाहिए। 
पुलिस की क्या जरूरत हूँ ? तो में आप सबसे, खास करके दिल्ली निवासियों 
से, हृदय से अपील करता हूँ कि सही स्वागत तो यह होगा कि जो हम चाहते है, 
उसमें आप हमारा साथ दें । तभी हम आगे वढ सकते है । 
एक दफा फिर में आप सब का छुक्रिया अदा करता हूँ । 


(१०) 
गुजरात ओर महाराष्ट्र समाज के 


अभिनन्दनोत्सव में 


१२ अक्तूबर, १९४८ 
काका साहब, महाराष्ट्र और गुजरात के भाइयो और बहनो ! 
चन्द दिन हुए, काका साहब ने मुझ से कहा कि हम एक स्नेह-सम्मेलन 
करना चाहते हे और गुजराती और महाराष्ट्र समाज, सब एक साथ आपसे 
मिलना चाहते हे । काका साहब ने कहा तो में इन्कार कैसे करता ? मेने कबूल 
कर लिया कि मे आ जाऊँगा। और आज यहा जाने का मतलब यह है कि 
एक राष्ट्र पर्व के दिन आप सब से मिलने का मौका मुझे मिले। क्योकि आज 
हिन्दुस्तान का एक बहुत बडा और बहुत पुराना राष्ट्र पर्व है। यह दशहरा हम 
सव के लिए वहुत बडे उत्सव का दिन है, क्योकि इस दिन हमारे देश की एक 
बहुत वडी विजय हुई थी । तभी से आज के दिन हिन्दुस्तान हर साल अपना 
उत्सव मनाता चला जाता है । 
आज हिन्दोस्तान का एक और प्रकार के उत्सव का दिन भी है। क्योकि 
आज हमारे हिन्दोस्तान में कोई खतरा बाकी नहीं रहा, कोई रूगडा-फिसाद 
वाकी नही रहा है और अव एक प्रकार से सारे हिन्दुस्तान में शान्ति का वाता- 
वरण स्थापित हो गया हैँ । यह वहुत अच्छी बात है । क्योकि जब तक मुल्क 
में शान्ति नही होती, तव तक मुल्क की प्रगति नही हो सकती और हम आगे. 
भी नही वढ सकते । हमें आज़ादी तो मिली, पर उसके साथ देश का टुकडा 


गुजरात और महाराष्ट्र समाज के अभिनन्दनोत्सव में ४९ 


होने से एक वदकिस्मती भी साथ मिली । इसीसे आजादी से जो खुशहाली 
होनी चाहिए, वह खुशहाली हम लोगो को नही मिली । यह शायद हमारे पूर्व 
पापी का फल होगा, या हमारी ही कुछ चुटिया होगी कि जैसा हमने कभी 
अनुमान भी नही किया था, उस प्रकार का वायुमण्डल पैदा हो गया, जिसमे 
बहुत-सी खून-खरावी हुई और दुनिया में कम-वेश हमारी वदनामी भी हुई । 

हर कौम या हर राष्ट्र खाली अपनी तलवार से वीर नहीं वनता | तलवार 
तो भपनी रक्षा के लिए ज़रूरी वात है, लेकिन राष्ट्र की प्रथति का माप उसकी 
नैतिक प्रगति से ही किया जा सकता है। पिछले कितने ही सालो से दुनिया में 
हमारे मुल्क की इज्जत वढ गई, वह हमारे एक महान्‌ व्यवित की उच्चता 
का फल था। वह हमारे महान्‌ नेता सारी दुनिया को नैतिक उपदेश देते रहे 
और हमारे मुल्क में तो रात-दिन उसका प्रचार होता रहा। तो अकेले गान्धी जी 
फी तपश्चर्या, उनकी नैतिक शक्ति और आत्मशक्ति से हमारे गुलाम देश की 
भी इज्जत वढ गई । उनके तपोवल से हमारे देश का नैतिक स्तर भी ऊंचा उठ 
गया था। लेकिन पिछले साल हम भंगड़े मे पड गए और उससे खून-खरावी 
हुई । गुलामी से छूटने मे जो बुराइया और मुसीवते आई, उन्हें हम छोड भी नही 
सकते थे। जब हमारा हाथ पत्थर के नीचे पडा हो, तो उसे निकालने में मुसी- 
वत तो होती ही है । तो गुलामी हटाने में जो मुसीबत आई, उसमें बहुत्त-से 
ऐसे काम हुए, जिनसे हमको नुकसान हुआ। लेकिन आज उस सव चीज में से 
हमारा देश निकल आया है । अब एक दुकडा हमने अलग कर दिया, जो लोग 
हमारे साथ नहीं रहना चाहते थे, उनको हमने अलहूग कर दिया और कहा 
कि भाई खुशी से मजे से अपना काम करो। देखो, उसका भी स्वाद देखो कि 
उसमें बया मिठास है ? जब जाप यह कहेगे कि हम से गलती हुई, तव हम 
दोनो सोचेगे। छेकित अगर आपको छूगे कि गलती नही हुई, और यह जो जहर 
के प्रचार पर जापने सारी रचना की, उत्ती पर आपको चलना हो, तो रहो । 
पयोकि हमे मालूम है कि कोई कौस जहर के प्रचार पर जिन्दा नहीं रहती। 
प्रेम पर, चरित्रवद्ल पर और नीति पर ही कौम जिन्दा रहती है । 

जब आसपास ऐसी हालत हैँ कि हमारा मुल्क सलामत नहीं है, तो हमारे 
मुल्क के रक्षा का इन्तजाम पूरा होना चाहिए। वह न करे, तो जिसके पास 
राज की उगाम हूँ, वह गुनाहयार हो जाएगा। अब आजकल सत्ता हमारे हाय 
में हैं, तो हमारा यह धर्म हो जाता है कि हम मुल्क वी हिफाजत करे | छेविन 


(4१५ भारत की एकता का निर्माण 


उस का मतलब यह है कि हमारे मुल्क के भीतर जो अपने भाई-वहन हैं, मराठे, 
गुजराती, वगाली, पजाबी, मद्रासी, हर प्रान्त के अलग-अरूग रहनेवाले हे, 
लेकिन सव-के-सव हिन्दुस्तानी हे, चाहे वे हिन्दू हो, मुसलमान हो, सिक्‍ख हो, 
पारसी हो, या किसी भी मजह॒वब के हो, सवकी हमें रक्षा करनी हैं । इस मुल्क 
में जितने मजह॒व है, जितनी भाषाएँ हैं, उतने मजहब और उतनी भाषाएँ किसी 
ओऔर मुल्क में नही हे । लेकिन तो भी हमारे सारे मुल्क की सस्कृति एक ही 
हैं। यह हिन्दी सस्क्ृति हैं। अब हमारे देश में इतने लोग रहते हैं, वे अगर 
भगडे में पड जाएँ, तो इस प्रकार की हालत नही होनी चाहिए कि हमें फोज़ 
से काम लेना पडे । यह काम पुलिस का है। भीतर मुल्क में शान्ति रखने के लिए 
हमें कम-से-कम पुलिस रखनी पडे, ऐसी हालत होनी चाहिए । अब आप देखें 
कि गुजराती कहा-कहा पडे है । पूना में जाओ तो वे वहा भी पडे है, महाराष्ट्र 
में, शोलापुर में, जहा भी जाओ, वहा आपको गुजराती मिलेगे । सतारा में जाओ, 
कोई भी जगह पर जाओ, गुजराती ज़रूर मिलेगे । इसी तरह महाराष्ट्रीय भी 
सव जगह मिलेगे । अहमदाबाद में जाओ, सूरत में जाओ, सारे प्रान्त में वे मिलेगे । 
इसी प्रकार बम्बई में जाओो, तो हर प्रान्त के लोग वहा आप को मिलेगे। वे 
वहा किस तरह से रहते हैं ? वह किसी फौज के डर से आपस में मिलकर 
रहते है ” या वन्दूक के डर से रहते है ? नही, वह हमारी सस्क्ृति का 
परिणाम हैं कि हम एक दूसरे के साथ इस तरह रहते हैं जैसे हम सब एक 
वाप की प्रजा है। हम अनुभव करते हें कि हम सब हिन्दोस्तानी हैं। तो 
हमें इस देश में मिल-जुलकर रहना हैं | लेकिन आप अपना मजह॒ब' अपनी 
इच्छा से चला सकते हैँ । हम हिन्दुओ में भी वैष्णव हैं, शैव हे, जैन हैं और 
अनेक प्रकार के मजह॒व हैं, लेकिन वह कंगडे की वात नही है । मजह॒ब के बारे 
में फगडा नही होना चाहिए । हमारी जो ईश्वर की मान्यता है, वह हमारी 
खुद की है । जो हमको पसन्द हो, हम मानेंगे | तो मजहव व्यक्ति की अपनी 
चीज़ है । मज़हब के लिए सव को पूरी आजादी होनी चाहिए । उसमें दूसरे 
के साथ कगडा नहीं करना चाहिए । इसी प्रकार हमारा जो रोजगार है, जो 
धन्वा है, उसमें भी हमें कोई कगडा नहीं करना है । तो हम जो आपस में 
मिल-जुलकर रहते हैं, वह किसी तोप-बन्दुक के डर से नही रहते हैं, लेकिन 

मुहब्बत के बल पर रहते हूं । 
इस प्रकार सारा हिन्दुस्तान वना हुआ था। वदकिस्मती से हमारे मुल्क में 


ग्रजरात और महाराष्ट्र समाज के अभिनन्‍्दनोत्तव में /४रे 


परदेसी छोग आगए । पहले पहल जब परदेसी छोग आए तव हमारा समाज 
भी सड गया था, हम गिर गए थे। तो जो परदेसी छोग इधर आए, उन्होंने 
हमारे मजहव पर आक्रमण किया और हमारे मुल्क में जबरदस्ती अपने मज़ह॒बव 
का प्रचार किया और यहा के लोगो का जवरदस्ती धर्मान्तर किया । अब हमारे 
अपने लोग धर्मान्तर करके अलग मजहव में चले गए, उसमे किसकी गलती 
है ? जो जबरदस्ती करनेवाले थे, उनकी जो गलती थी, वह तो थी ही, 
लेकिन हमारी अपनी गछती भी अरूर थी। हमारे मे से छाखो छोग ईसाई 
हो गए, करोड़ों मुसलमान हो गए, वह क्यों ? इसमें हमारी अपनी गलती थी। 
हम में से जो गरीब थे, उनकी रक्षा हमने नही की और ज्यादातर जो छोग गए, 
थे गरीब थे और उन पर जबरदस्ती की गई थी । ऊछेकिन जब एक वार गए तो पीछे 
वहा ही डट गए और ऐसे डट गए कि जो असली थे, वे उनसे भी अधिक बुरे 
यन गए । भव इस तरह से जो सिलसिला जारी रहा, उसमे आगे चलकर 
ऐसी हालत हो गई कि एक दूसरे देश के लोग यहा जा गए और दो सी सालो 
से वे वीच में बैठ कर हिन्दू और मुसलमानों में कंगड़ा पैदा करते रहे। इसी 
कगड़े से उनको फायदा था। इसी से उनको इघर अपना राज जमाने मे 
जासानी हो गई। वहुत समय के बाद हिन्दू और मुसलमान दोनो समभे, कि यह 
तो बुराई हो रही है गौर इस से हम दोनो मर रहे हैं । तो बहुत समय के वाद 
दोनो समझे और कहने छगे कि हमें आपस में मिलकर इन परदेसियों को 
हटाना चाहिए । तब हटाने की कोशिय शुरू हुई । 

इस परदेसी राज में चन्द लोग ही पढे-लिखे थे। इनमें से कुछ पढे-लिखे 
लोग परदेसियों के साथ मिलकर उनकी सुशामद कर कुछ इधर-उधर टुकडा 
लेते थे । धीडा-सा हिस्सा लेते थे। बाकी पटे-छिसे लोग सब से पहले अंग्रेजो 
को चाल फो समझे | उधर सारी जनता को तो एक ही बात सिस्ताई जाती थी 
फि भँग्रेज़ के राज मे वाध और बकरी एक घाट पर पानी पी सकते है, उसलिए 
उनका राज जमर रहे । जब हम पदते थे, तो हमारे स्कूलो में यही चीज़ सिखाई 
पाती थी | तब हमको हमारी गुलामी इतनी मीठो छगने रूगी कि हम तो 
यही समझते थे कि यहू राज्य अमर रहे। बव बाकी जो पढे-लिखे लोग थे, 
जो छोग अंग्रेजों फे नौफर नहीं थे, वे सब से पहले समझे कि यह चीज तो 
दुसे हें । तो पहे-लिसे हिन्दू मौर मुसछमान मिलकर काम करने छगे। छेकिन - 
जिनने मंग्रेज़ी पद्े-लिसे छोग थे, वे उराडने लगे, बयोकि ये दिझ न सवते ये। 


2222 भारत की एकता का निर्माण 


सब से पहले आम जनता में छोकमान्य तिलक ने प्रवेश किया। उन्होने समझ 
लिया कि जब तक हम जनता को साथ न ले, तव तक यह काम होने वाला 
नही है । सब से पहले लोकमान्य ने ही यह काम ज्ुरू किया कि जनता को 
साथ लिया जाए। बहुत सालो तक लोकमान्य ने वहुत कष्ट उठाया गौर राष्ट्र 
की शक्ति को सगठित किया । उनकी तपदचर्या सफल हुई और जब उनका 
देहान्त हुआ, तब महात्मा गाघी जी ने मुल्क के सामने एक वात रक्‍्खी 
कि हमारा यह धर्म है और हमें आज यह प्रतिज्ञा करनी है कि लोकमान्य 
का जो काम बाकी रह गया है, उसे हम परिपूर्ण करेंगे। उन्होने यह 
प्रतिज्ञा निभाई । 
जब से महात्मा गान्धी हमारे नेता वने, तभी से उन्होने कहा कि हमारे 
पास कोई हथियार नही, तो उससे क्या आता जाता है ”? अगर हम सरकार 
को, परदेसी सल्तनत को, उसका राज्य चलाने में सहयोग नही देंगे तो हमारे सह- 
योग के बिना वह्‌ राज नही चला सकते हे। यह सव से वडी बात थी। इस 
चीज़ से हमार देश में वहुत ज्यादा शक्ति पैदा हुई और दिन-पर-दिन वह बढती 
गई। अब यह जो शक्ति बढती गई, वह यहा तक पहुँच गई कि यहा जो परदेसी 
सल्तनत थी, उनको छगा कि अब इधर रहना मुश्किल है । एक ही तरीके से वे 
यहा रह सकते हे कि यहा हिन्दू मुसलमान दोनो के बीच में कगडा कराएँ। तो 
हिन्दू मुसलमान के बीच भगडा पैदा हुआ। उसमें उनका तो स्वार्थ था। अपने 
राज्य की सलामती के लिए और राज्य करने के सुभीते के लिए उन्होने यह सव 
किया। लेकिन हमारी यह वेवक्‌ फी थी कि हम लडें। आज अब उस भागडे में 
पडने की कोई ज़रूरत रह नही गई । क्योकि आखिर लडते-फगडते हमने फंसला 
किया कि भई, हम एक साथ नही रह सकते और जब तक हमारा आपस का 
फैसला नही हो जाता, तव तक तीसरी ताकत को हटा नही सकते और ज़माने 
की सव से वडी जरूरत यह है कि इस तीसरी ताकत को हटाओ। मुल्क को पर- 
देसियो के हाथ से निकालो और गुलामी में से निकल जाओ । पीछे अपने 
आप सव रास्ता निकल आएगा । इसलिए हमने आपस में फैसला किया कि 
मुल्क को वाट दो । वह हमने कबूल कर लिया और हम अलूग हो गए । 
इस तरह अलग होने में जितनी बुराइया आनेवाली थी, वे सव भाई। 
जो वुराइया भाई थी, वे भव हट गई हूँ । छेकिन एक बुराई हट जाती है, तो 
उसमे से दूसरी वुराई निकलती हैं । आज हमारे देश में एक भावना पैदा हुई 


गुजरात और महाराष्ट्र समाज के अभिनन्दनोत्सव में 2224 


हैँ, जो हमको वहुत बड़े खतरे में डालनेवाली हैँ । यह भावना इस वात 
की हैं कि आज वगाली सोचने लगे है कि बगार सिर्फ बगालियो के लिए 
है, महाराण्ट्र के लोग सोचने लगे हे कि महाराष्ट्र महाराष्ट्रियों के लिए है, 
उधर मद्रास के लोग कहते हे कि मद्रास मद्रासियों के लिए हूँ । इस प्रकार के 
जो प्रान्तीय भाव आ गए है, उन से राष्ट्रीय भावना का खून होता हैँ । 

यह प्रान्तीयता का भाव एक जहर हूँ, जिसका प्रभाव धीरे-धीरे आगे 
बहता है । आज मेरे पास बहुत-सी शिकायतें आती है । बंगाली और विहारी 
आपस में यहा तक लडते है कि एक दूसरे के साथ काम-धन्धा नहीं कर सकते 
हैँ, मार-पीट में पड जाते हँँ। इसी प्रकार उड़ीसा और विहार के और तामिल- 
नाद और आनन्‍्थल्रो के वीच में चलता हैं । उधर जासाम और वगारू का चलता 
है । हम छोग गुजरात और महाराष्ट्र में इस प्रकार का काम कभी नही करते 
थे और न हमे करना ही चाहिए। आपस में कुछ भी झंगड हो जाए, तो उसका 
फैसला शराफत से कर लेना चाहिए । इसी प्रकार का काम गुजरात और 
महाराष्ट्र का आपम ही मे नही, सारे हिन्दुस्तान में होना चाहिए। क्योकि मब 
हिन्दुस्तान के पास यह एक पहला मौका आया हैँ, जब सेकडो सालो के बाद 
हमने हिन्दुस्तान को एक वनाया हूँ । इतना बडा हिन्दोस्तान इतिहास में और 

भी नही था। पहले बहुत समय तक अलग अलग छोटी-छोटी रियासतें थी। 

अधिकाश समयो में हमारा देश टुकडो में बंटा रहा ! जब हमने सवको साफ 
करके एक नवशा वनाया । जव हमारा काम है कि उसको उठाएँ। तो जब 
हिन्दुस्तान को दुनिया के और मुल्को के मुकाबले गबि में रखना हो, तो हमें छोटी- 
छोटी बातो के झगड़ो में नहीं पलना चाहिए । 

साथ ही आपको यह भी देसना चाहिए कि यह जो हमारा एुक जग, एफ 
अवयव काटकर अलहूग कर दिया गया, उसमें से वहुत खून गिरा है और वह 
मिरना ही था| एक जिन्दा अग को काटने से खून तो गिरता ही हैं और उसकी 
चोट भी बहुत लगती हूँ । जो पिछला विव्वयुद्ध हुआ धा, उसकी चोट भी सारी 
दुनिया को छगी थी और उससे हम भी नही बचे थे । इन दो चोटो का फल यह 
हुआ है कि जाज सामान्य लोगो के कप्टो का बन्दाज छगाना भी कठिन है । 
इसना जधिक्त कप्ड है । हर चीज का, यहा त्क कि जिन्दगी की जरूरियात की 

भीर यानें-पीने की दीज़ो का दाम भो वहुत अधिक बढ़ गया है। दतना अधिफ 


देड गया हूँ कि सामान्य छोग उसको बरदाब्त नहीं कर सबत्ते। आज मजदूर 
ना० १० 


9६ भारत की एकता का निर्माण 


'छोग है, वह मजदूरी का दाम ज्यादा मागते हे। वे माग्गेंगे भी, क्योकि उनको 
भी खाने-पीने का सामान चाहिए । उनको भी आज आज़ादी मिली हैँं। आज 
तक तो वे गुलाम थे और उनको वन्दूक से डराकर काम चलाया जाता था। 
अब तो मुहब्बत से ही काम चल सकता है। व्यापारी छोग हैं, उन्होने पिछली 
लडाई में कुछ पैसा बनाया और अमी भी उनकी पैसा बनाने की वह आदत 
छूटती नही । क्योकि जहा ज्यादा छालच हो जाता है, वहा नैतिक वन्धन छट 
जाता है । हमारे व्यापारी आज भी ज्यादा लेने की कोशिश करते हे। अब 
इसी प्रकार जो चलता गया और हम उसी ढग से चलते गए तो हम खड़डे में 
गिर जाएँगे । फिर छोग अंग्रेजों के राज की याद करने लगेंगे और यहा तक 
कहने लगेंगे कि हमको आज़ादी तो मिली, लेकिन उससे गुलामी ही अच्छी 
थी। ऐसा कभी नही होना चाहिए । 

हमारा तक्शा तो अब एक हो गया । लेकिन अब हमारा घर्म है कि हम 
आगे बढें | तो उसके लिए क्या करना चाहिए ? सब से ज़रूरी वात तो यह हें 
कि अब हम मुल्क में कोई फिसाद न होने दें । भगडे का जितना भी जहर हो, 
वह हम अभी छोड दें । पीछे देखा जाएगा । अभी तो जरूरत हैँ कि हमारे मुल्क 
में ताकत आए और भाई-भाई सब तगडे हो । जब तगडे हो कर वे लछडेंगे तो 
लड़ने में भी कुछ मजा होगा । लेकिन मुर्दा क्या लडेगा ? आज हमारे पास 
कोई ताकत नही है और इसी कारण दुनिया में हमारी अमी तक ऐसी कोई इज्जत 
भी नही है । तो आज अगर हम अपने मुल्क की ओर सब से अधिक ध्यान देकर 
मुल्क में अधिक-से-अधिक घन पैदा नहीं करेंगे, तव तक हमारा काम नही चलेगा। 
जितना अनाज खाने के लिए चाहिए, उतना आज हमारे यहा पैदा नही होता। 
इसी कारण परदेस से हम अश्न मेंगवाते हैं। जब परदेसी लोग समझ गए है कि 
हिल्दुस्ताव में खाना नहीं हैं । आज़ादी से पहले एक साहू में बगाल में तीस 
लाख आदमी भूख से मर गए थे । दुनिया के लोगो का बरावर ख्याल है कि 
इधर दृष्काल पडे, तो लोग कीडी के माफिक मरते है । तो जब वे जानते है 
कि हिन्दुस्तान के पास पूरा जनाज और घान नही है, तो वे हम से पूरा दाम 
लेते हैं। हमें भी अपनी वाक वन्द करके पूरा दाम देना पडता हैं। इसी प्रकार 
जितना कपडा हमको चाहिए, उतना कपडा हमारे यहा पैदा नही होता। गाघी 
जी ने तो वार-वार कहा मौर जब से वह हिन्दुस्तान में आए थे तभी से यहा 
चर्खा लेकर बैठे थे कि भाई अपना कपडा आप पैदा करो । लेकिन कोई उनकी 


गुजरात और महाराष्ट्र समाज के अभिनन्दनोत्सव में 2७ 


बात माने और करे, तव तो काम हो । गान्वी जी की जय सारा देश बोलता घा, 
डेकिन कपडा पैदा करने के लिए चन्द आदमियो ने ही चर्खा चलाया। जब 
जनता ने चरसे को नहीं अपनाया, तो व्यापारियों ने भी पूरा फायदा उठाने को 
कोशिश की । 

हम सब को अब यह समझ लेना चाहिए कि कम-से-कम पाच साल तक 
हमें आपस में मिलकर मुल्क का काम करना है और इसके लिए अपने स्वार्थ 
का थोडा-सा त्याग करना है । गान्वी जी ने तो अपनी सारी लछडाई त्याग के 
ऊपर बनाई थी। उनका कहना था कि कर्वानी करो । जेल में जाना पड़े तो अपने 
कटम्व की भी परवाह मत करो । फासी पर जाना पड़े, तो फासी पर जाओ | 
छेकिन इस परदेसी हुकूमत से मिकल जाओ । मुल्क ने वह तो किया और 
परदेसी हुकमत से भी छूट गए । जिन छोगो ने कुर्वानी की, वे छोग अब यह 
सममभते है कि भई, हमे उसका बदला मिलना चाहिए । थे कहते हू, हम जेल 
गए थे, हम को कुछ दो। हमारी मिल्कियत गई थी, वह हमको दो। हमारे 
लोगों में ऐसी भावना पैदा हो गई हैं ॥ तो भाई, लोभ तो पाप का मूल है । 
सन्‍्तो का कहना हैँ कि छोभ से पाप की भावना पैदा हो जाती है। लोभ ही से 
ईर्ष्या होती है । ईर्ष्या से हम भंगडे में पड जाते है और तब हम एक दूसरे 
से एरने लगते है । लोभ ही के कारण पहले हम व्यक्ति से डरते है, फिर प्रान्तो 
से डरने लगते है । 

हमारे देश में अगर प्रान्तीय भावना बढ गई, तो हमारे मुल्क के लिए वहुत 
खतरा पैदा हो जाएगा । हमने पहले भी अपने मुल्क को इसी तरह ग्रमाया 
धा। तभी परदेसी इधर आए थे । हम लोग आपस में लडते रहे, इसी से परदेमी 
इधर आए। जब अंग्रेज आए, तो एक कौम ने उनका साथ दिया, कभी एक 
राजा ने उनका साथ दिया, कभी दूसरे राजा ने । वे जमा होकर यहा बैठ गए, 
और हम एक दूसरे से छूडने लगे । अब ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं तो 
इतनी मेहनत के वाद आजादी का जो मौका हमे मिला है, वह हाथ से चर्म 
जाएगा । 

यो बाहर की चिन्ता आप छोट दीजिए, क्योकि आज जो वातावरण हैं, 
उसमे हमें मिलिटरी ओर आर्मी से मुल्क की रक्षा करनी हैं। उसके लिए आप 
थी गयमंमेंट को देखना है, जौर आपको उसकी परवाह नहीं करनी है । हम 
उसका वरावर बन्दोवस्त करेंगे । हमारे मुल्क के ऊपर कोई बाहर से हर 


श्छ्ट भारत की एकता का निर्माण 


करे, ऐसी नोवत हम कभी न जाने देंगे। दुश्मन को हमारा दरवाजा कभी खुला 
नही मिलेगा । हम उसका वरावर बन्दोवस्त करेंगे। लेकिन हमारे देश के भीतर 
जो हालत है, उसमें हमें आप छोगो का साथ अवश्य चाहिए । आपका साथ 
नहीं मिलेगा, तो काम नही होगा । और अगर हमारी भीतर की हालत ठीक न 
हो, तो हम वाहर का काम भी नहीं कर सकते, क्योकि आज की दुनिया में हमें 
जो फोजें रखनी पडती है, उन फौजो के साथ और भी वहुत-सी चीज़ें हमें चाहिए। 
आप देख लीजिए कि हमें जव एक हेदरावाद पर हल्ला करना था, तब उसी के 
लिए हमें कितनी तैयारी करनी पडी । हमें हल्ला करना पडा, क्योकि हँदराबाद 
का दिमाग विगड गया था और वे समझे थे कि अब अंग्रेज़ गए, तो हम स्वतत्र 
हो गए । अगर हेदरावाद कोई व्यक्ति होता, तो हम उसे पागलखाने में भेज 
देते । लेकिन वह तो वम्बई जितना बडा है । उसमें जिन लोगो के पास सत्ता 
थी, उन लोगो ने यह समझा कि अब तो कौन हमको रोक सकता है। और 
उनको यह उम्मीद भी थी कि हम को पाकिस्तान मदद करेगा या कोई परदेसी 
लोग मदद करेंगे, जो उनके पुराने दोस्त थे। लेकिन उन्होने हमारी ताकत की कोई 
परवाह नही की । वे समझे कि हम तो रूड ही नही सकते, या हम में कोई 
ताकत हैँ ही नही । हमने वार-वार कहा कि जो हाल जूनागढ का हुआ, वही 
तुम्हारा भी हो जाएगा । समझ जाओ । लेकिन उन्होने नहीं सुना | अच्छी 
वात है । नही सुना, तो आखिर देख लिया । बहुत-से बाहर वाले लोग गुस्से 
भी हुए कि यह क्‍या हुआ ”? और सौ चूहे मार के बिल्ली हज करने के लिए 
जाती है, ऐसी अंग्रेज़ो की चाल हैँ। सारी दुनिया में सदियों से आज तक 
मंग्रेज़ो ने इसी तरह से काम किया, हमने उसकी अपेक्षा बहुत अच्छी तरह से 
काम किया। लेकिन उनको वहुत क्रोष आया कि यह कैसे हो गया ? अब वे 
पच कंसे बनेंगे । ठीक है, अब यह तो भीतर की बात थी । लेकिन बाहर की 
बात हो, तव कितना क्‍या कुछ करना पडेगा ? जब भीतर के लिए हमको 
इतना कुछ करना पडा । 

हमारा पडोसी, जो हमारे से ही अलूग हुआ, वार-वार हमको दुश्मन 
कहता हे । हमें वार-वार दुश्मन कहकर वह हमारे साथ दोस्ती कंसे करेंगे ? 
उसने दुश्मन होना हो तो उसकी इच्छा । हम तो चाहते हैं कि हम दोस्ती 
रखें । लेकिन इसी तरह से वह हमें दुश्मन-दुश्मन कहते रहें, तो दोस्ती नहीं 
हो सकती । मुहृब्बत के लिए तो उन्हें अपनी चाल बदलनी पडेगी । हम तो 


गुजरात और महाराष्ट्र तमाज के अभिनन्दनोत्सव में ?ए६ 


उनकी जगह पर जाना नहीं चाहते है, छेकिन वे हमारे काश्मीर में जाकर 
घुत्त गए हूं । जब तक वे वहा से नहीं हटेंगे, तव तक दोस्ती की बात उनकी 
जवान पर अच्छी नहीं छगती । अब वें कहते हे कि काश्मीर के विना 
पाकिस्तान रह नहीं सकता। नहीं रह सकता, तो आग्रो पीछे। किसी ने 
रोका है ? छेकिन हम वहा से हटनेवाले नहीं है। हम इस तरह में कभी 
नहीं हटेंगे । 

मैने आपसे कहा, अब आकर हम अपने नीचे की ओर देखे | वर्मा में देखे, 
अभलाया में देखें, चाइना में देखे और साउथ-ईस्ट की सव जगहों को देखे। सब 
देशो मे आपस में कगडा-टी-फगडा चलता नजर आता है। ऐसा ही अगर हिन्दु- 
स्तान में भी हुआ, तो हमने जो कुछ पैदा किया है, वह सव गुमा देगे। ऐसा नहीं 
करना चाहिए | उसके लिए हमें क्या करना हैं ”? सव से जरूरी बात यह हूँ 
कि हमें अपनी भध्यस्थ सरकार को और भी अधिक मजबूत बनाना चाहिए। 
हमारे कई छोग कहते है कि मध्यस्थ सरकार का कोई विरोध नहीं करता, 
इसलिए हमें उसका विरोध करना चाहिए । करो, ठीक है | विरोध करने में 
कौन ना कहता हैं, करो। छेकिन विरोध करने का मतलूव यह नहीं कि कोई 
काम ही नही होने देना चाहिए । अब देखो, हमारे जहाज आकर वहा 
चन्दरगाह पर पटे है। हमने परदेस से अनाज मगवाया था, अब जहाज वम्बई 
के बन्दर में आकर पटे है। अब वहा जो मजदूर डॉक पर काम करनेवाले 
है, वे आज हडताल पर चले गए है । और जहाज वहा पडे हैँ। इधर मजदूर 
हडताल करता है और उधर जिन के पास अनाज पहुँचाना चाहिए वहा पहुँचा 
नहीं सकते । अब उनको कोई यह नहीं कहता कि भाई, हमारे हिन्दुस्तान की 
आधिक हालत ऐसी है कि थोटा-ता दुख बरदाइत करो । अगर आप यह न करेगे 
तो हमारे अपने लोग भूसे मरेंगे । जब आप हडताल करते हूँ तो हज़ारों छाखो 
की भूख की परवाह नहीं करते । अब यहा तक कहते है कि रेलवे में हिस्सा 
मारो । रेलवे में छेवर का हिस्सा कर दो । पोस्ट आफिस घलता है, तो उसमें 
भी ठिवर बंग हिस्सा कर दो। सब चीजों में मजदूरों का हिस्सा कर दो। क्‍या 
दुनिया में किसी और जगह पर ऐसा हो गया है, जो भव हिन्दुस्तान में ही ऐसा 
फरना है? कल ही तो हमारी गुलामी गई है। अभी तो हमारे पेर भी पूरी तरह 
मजबून नहीं हुए । उत्तके पहल़े यह सब चीज़ एक साथ कर दो। यह कौसे हो 
सवता है ? हम भी चाहने हैं कि हमारे मजदूर तगटे हो कौर हमारे मुन्‍्क में 


५० भारत की एकता का निर्माण 


किसी एक आदमी के पास अधिक घन न हो । हम तो चाहते हैँ कि सबके पास 
चर्खा हो। लेकिन हमें समभना चाहिए कि कहां तक हम आज खडे हैं और 
कहा तक हमें जाना हूँ । 

तो मेने कहा कि हमें अपनी मध्यस्थ सरकार को मज़बूत घनाना चाहिए। 
साथ ही हमें अपनी रक्षा के लिए फौज भी चाहिए। हमारी लशकरी ताकत ऐसी 
होनी चाहिए कि जिस से हमें कोई डर न रहे । पहले जैसे हँदरावाद के कुछ 
लोगो ने सोचा था कि ये क्या लडेंगे, इनके पास तो कुछ है ही नही, वैसी बात 
फिर कोई सोच न सके । जब हमारे भीतर तो सब समझ गए। बाहर का भी 
खूब मजबूत होना चाहिए । तो वह कंसे मजबूत हो ? आज हमें फोज रखनी 
हो तो पुराने ढंग की फौजसे काम नहीं चलेगा। अब तीर या तलवार की 
लडाई नही रही है । जब हैदराबाद में हमारे टेक पहुँचे और उनकी जावाज 
सूनाई दी तब दुद्मनो के पेट में जो खाया था, सब हिलने लगा १ वे सोचने 
लगे, यह तो हमने नही देखा था । हम तो रोज ऊपर से हवाई जहाज में पैसा 
खर्च कर के इतने हथियार बन्दुक छाए थे । छेकिन बन्दूक की गोली तो वे 
अभी चला नही पाए कि दूर से हमारी त्तोपों की आवाजें आने ऊगी। उन्होने 
सब ठडा कर दिया। हमने तो पहले ही कहा था, मगर तब किसी ने हमारी 
सुनी नहीं । इसलिए हमें नश्तर तो चलाना पडा, मगर हम ने इस तरह 
नरत्तर चलाया, जिस से कम-से-कम खून निकले । 

लेकिन यह जो हमारे पास सामान था, उसी प्रकार का सामान कहा से 
आता है ? और अपनी रक्षा के लिए हमें और भी क्या-क्या सामान चाहिए ? 
वह न हो, तो काम चलता नही है । उसके बिना आज की कोई फौज नही 
चल सकती । उसके बिना तो, जो रजवी का हाल हुआ, वही हाल हमारा भी 
हो । तो हमारे पास पूरा और अच्छा सामान चाहिए । वह सब सामान 
हिन्दुस्तान में बनना चाहिए । तो क्या-क्या सामान चाहिए ? आर्मी को छे: 
जाने के लिए ट्रक्स चाहिए, वहुत-सी मोटर लौरी, और जीप्स चाहिए, वडे-बडे 
टैक्स, जिसमें तोपे रहती है, चाहिए । ये बडी-बडी चीज़ों हिन्दोस्तान में कहा 
होती हैं ? हमारे यहा तो अभी कोई चीज्ध नही बनती । अगर परदेसी लोग भी 
हमको ये चीज़ें न दें, तो हम वेकार हो जाएंगे । इसलिए वह चीज़ें हमें अपने 
मुल्क में पैदा करनी हे। तो वह सब पैदा कैसे हो? उसका इल्म हम को जान 
लेना चाहिए कि उन्हे किस तरह से पैदा किया जाय । तो हमें और मगडा 


गुजरात और महाराष्ट्र समाज के अभिनन्दनोत्सव में 7५ 


छोडकर अपना यह जरूरी काम खुद करना हैं। अब यह जो द्रवस चलते हे, 
मोटरें चलती हूँ, उनको घोडे के समान पानी नहीं पिलातें, उनको पैट्रोल 
पिलाना पछता है। तो पैट्रोल कहा से लाना है ? हिन्दुस्तान में तो बहुत थोटा- 
सापंट्रोल है। जो है, उस को भी ठीक से निकालने का बभी तक कोई अच्छा 
इन्तजाम नही है। तो हम क्या करे ? गैसोलीन हमारी धरती में काफी पटा 
है, लेकिन कौन तिकाल़े उसे ? आज तक हम तो एक द्वी इल्म सीखे थे कि 
चलो जेल में । दूसरी वात तो अभी तक हम सीखे ही नहीं। लडाई तो हमने 
बहुत की, लेकिन राज चलाने का काम इस तरह से नहीं चलता। यह वहुत 
ही कठिन और विचित्र काम है ! सो यह चीज़ भी हमें इधर पैदा करनी है । 
अव फौज के लिए वारूद-गोला चाहिए, तोप-वन्दूर्के चाहिएँ, यह सव पैदा कंसे 
हो ? यह किसी को व्याल नहीं कि गोला, वासद कहा से लाता है, उसका दाम 
कितना देना पडता हैं । फौज के लोगो के लिए यूनीफार्म चाहिए, कपडा 
चाहिए। आप के पास टुकडा हो न हो, घोती हो न हो, दोपी हो न हो, तो 
भी काम चल सकता हूँ, पर फौज का फाम नहीं चलेगा । फौज के सिपाहियो 
के पेट के लिए भी आपसे तीन गुना, चार गुना खाना जरूर चाहिए, 
तभी काम चल सकता हूँ, नहीं |तो नहीं चलेगा। क्योकि जिससे लाई 


का काम लेना हो, उसको इस कदर खाना जरूर देना चाहिए कि वह 
सब तगढा रहे। 


सब चीज़ें अगर हम अपने मुल्क में पंदा न करे तो हमारा काम नहीं 
चल सकता हैं। और यह सव पैदा करना हो, वारूद-गोला, बन्दूक, तोप, कारें, 
ट्रक, जीप्स सब पैदा करनी हो, तो वढें-वढे कारसाने चाहिएँ। यह वाम चर्सा 
से नहीं होता । चर्सा की जो फिलॉसफी गान्वीजी की है, वह बगर हिन्दुस्तान 
माने मौर दुनिया माने, तो दुनिया में कोई दुसी न रहेगा, न कोर्र भूखा 
रहेगा, न कोई नगा रहेगा। लेकिन वह हमने छोड़ दिया है । हम वह नहीं करते 
?ै। गान्धीजी ने बार-बार कहा कि हिन्दुत्तान मे करोड़ो छोग बेकार पटे 
है। अगर दे सब एक घटा भी चर्सा चलाएँ तो जौर कपटे की जरूरत नहीं 
रहेगी। लेकिन वह माननेवाले नही हूँ । यहा घर में पानी का नल छग गया 
तो बूएं पर फोई जानेवाला नही है। ऐसी हारत हो गई है, तो हमे समझना 
चाहिए फि या तो गान्धौजी के रास्ते पर चलो, ठव कुछ हो सकता है, या 
उस रास्ते पर घलो, झो दुनिया वा रास्ता हैँ । यह रास्सा यह हैँ कि हमारा 


श्पर भारत की एकता का निर्माण 


घर मजबूत होना चाहिए ओर ऐसा नही होना चाहिए कि घर-धर हमारी 
लडकिएं विकती रहे । गैर लोग औरतो को उठा ले जाएँ और हम बेकार रोते 
ही रहें । इसके लिए हमें बन्दोबस्त करना है कि हमारी केद्धीय सरकार और 
हमारी आर्मी मज़बूत हो । और अगर हमें अपनी आर्मी मजवूत्त रखनी हो, तो 
उसके लिए जितने सामान की ज़रूरत होती है, वह सव हमें इधर बनाना चाहिए 
और वह सब बनाने के लिए हमें कारखाने चाहिएँ । 
तो इन कारखानो को कौन चलाए ? बहुत से लोग कहते हे कि इन्हे 
नेशनलाइज़ करो । सब कारखानो को राष्ट्रीय कर दो। अरे, हम में तो अभी 
अपनी गवर्नमेंट चलाने की भी पूरी ताकत नही आई है । वह कारखाना चलाना 
तो फिर दिवाला निकालने की बात हैं । क्योकि हम वह इल्म जानते ही 
नही है । तो इसके लिए हमारे जो धनिक लोग हैं, उनको समभाना पडेगा। 
उनको साथ लेना पडेगा | सो खाली धन का साथ नही है । उनके दिमाग को 
भी साथ लेना पडेगा कि मिलो को कैसे चलाया जाए। अब भी तो हमारे यहा 
बडे-बडे कारखाने बने हुए हैे। सब चीज़ें हमने गुलामी में भी बनाई तो अब 
माज़ादी में इससे ज्यादा क्यो नही बना सकते ? बना सकते हे। दुनिया भर में 
जितना इल्म है, उससे ज्यादा हमारे लोगो के दिमाग में है । लेकिन हम सग- 
ठित होकर चल नही सकते हें। व्यक्तिगत अलूग-अरलूग अपनी अपनी राय रखते 
हैं। वह नही होता चाहिए | हमें अपने समाज को सगठित करना चाहिए । 
तो इस सगठन के लिए पहले तो हमें निए्चय कर लेना चाहिए कि हम आपस 
में कगडा या फसाद नही करेंगे । 
देश के हित की खातिर पाच साल मिल कर काम कर लो ) हम लोग 
तो अब बुद्ं हुए। हमारा काम तो देश को गुलामी से छुडाना था सो वह तो 
पूरा हो गया । लेकिन देश को उठाने के लिए नौजवान तैयार न हो तो 
फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी । यह बात नही है कि हमारे नौजवानों में 
दिमाग न हो । उनका दिमाग तो बहुत तेज़ हैं । बल्कि वह ज्यादे तेज़ हो गया 
है, उसी से मुसीवत होती हैं । जब दिमाग जरूरत से ज्यादा तेज़ हो जाता है, 
तो हर चीज़ में गलती निकालने लूगता है। हर बात की टीका करना या टिप्पणी 
करना और उस पर प्रैक्टिकल (व्यावहारिक) निगाह से न देखना एक बहुत बडा 
दोप है। किताव में क्या लिखा है, सिर्फ यही देखने से काम नही चलता । 
वह तो हाथ-पाव चलाने की बात है । 


गुजरात शरीर महाराष्ट्र समाज के अभिननन्‍दनोत्सव में 7५३ 


हमे अपने व्यापारी और घनिक लोगो से उनका इल्म भी लेना पडेगा, उनका 
साथ भी हमें लेना पडेगा। उनसे भी हम कहेगें कि आगो भाई, युल्क जैसे 
हमारा हूँ, वैसे तुम्हारा भी है। मुल्क मे आज बहुत मैदान पडा हैं, उसमे जितना 
काम आप कर सको, करो । परदेसियो के समय जितना तुम करते थे, 
इससे ज्यादा करने का मौका अब तुम्हे मिलेगा । हालत यह हैं कि धनी हम से 
डरते हैं। हमारा उनको भरोसा नही हूँ । हम उनका भरोसा नहीं करते। इस 
तरह से काम नहीं चलेगा । हमे एक दूसरे पर विश्वास पैदा करना चाहिए | 
तभी काम चल सकता हैँ। मजदूरों का घनिको के साथ भगडा, प्रान्त का प्रान्त 
के साथ भगढा । हम इसी तरह से आपस में कगडा करते रहे, तो इस से हमारे 
देश का काम न चलेगा । हम हिन्दुस्तान के किसी भी प्रान्त में रहते हैं, असल 
में हम सव हिन्दुस्तानी हैं। हमारा यह प्रथम कर्तव्य है कि हम हिन्दुस्तान की 
रक्षा को मजबूत करें और हिन्दुस्तान की आज़ादी की पुष्टि करें । सब को एक 
साय मिलकर दणहरे जैसे राष्ट्र के पर्व पर सकलप करना हैं कि हम पहले 
जैसे खुशहाल थे, उसी प्रकार हम खुघहाल वबनेगे और अपने देश को उठाएँगे । 
आप महाराष्ट्र और गृजरात के छोग दोनो यहा मिल्ले हैँ, वह्‌ तो एक गगा 
जमुना के सगम जैसा है । लेकिन हमे तो हिन्द सागर जैसा बनना है, जिस में 
भारत की सब नदियां मिलती है । 
मुझे आशा हूँ कि अब मुल्क में एप्या का जहर, या इसी तरह की कोई 
नीव भावना नहीं रहेगी और सब प्रेम से मिल-जुलकर अपना काम करेगे। 
इस तरह यहा ऐसा वायुमण्डल बनेगा, जिसमें हमे मुल्क को उठाने के लिए बहुत 
मौका मिलेगा । हमारे नौजवानों को बहुत काम करना हैं। हमने तो कोशिश 
करके जितना हम कर सकते थे, वह कर लिया। आज हमारे नौजवानों के 
लिए मंदान सुला पटा है । और उन्हे काम करने का वहुत मौका हैं । लेकिन 
अगर वे काम करना छोड देगे भर ऐसा समभेंगे कि बस एक आडदिक्ल लिख 
लिया या एक व्यास्यान दे दिया तो उस से काम न चलेगा। उससे कोर्ट नेता- 
गिरी अब नहीं मिलेगी। लोग तो अब उसी को पसन्द करेंगे जो काम कर के 
दिसाए। तो स्वराज्य की बहुत जोखिमदारी है । गुलामी में तो हमें एक ही 
रास्ते पर चल़ना था कि जिस किसी तरह परदेतती को हटाओ | छेविन यह 
जो आपस में कगझ़ें की वात है, और आपस की कमणोरी है, हमारे सुद के 
भीतर फी फमजोरी है उसको हटाना बहूत ही कठिन वगम है । हमे अपने में 


५९ भारत की एकता का निर्माण 


अन्तदू ष्टि पैदा करनी है और हमारे में जितनी कमजोरिया हे उनको हटाकर 
हिन्दुस्तान को उठाने में ईश्वर का साथ मागना हैं 4 ईह्वर से प्रार्थना कर तथा 
गान्धी जी को याद कर हमें अपने मुल्क को उठाने के रास्ते पर चलना है + 
यही हमारा कतंव्य है । 

ईदवर आपको इसमें सफलता दें । 


(११ ) 
चोपाटी, बम्बई 
३० अक्तूबर, १९४८ 


वम्बई प्रान्तिक बाग्नेस समिति के प्रतिनिधि गण, वम्बई निवासी भाइयों 
मोर बहनो ! 
आप छोगो ने मेरे प्रति जो अद्मुत प्रेम दिखाया है, उसके लिए प्रथम 
तो में यह कहना चाहता हूं कि में आपका अत्यन्त ऋणी हू और आप का शुक्रिया 
अदा करता हूं । जो बात भाई पाटिल ने मेरे बारे में जापके सामने कही है, 
उसके बारे में में आप का समय नही लूगा और कुछ नहीं कहूँगा। सक्षेप में 
में इतना ही कहना चाहता हूँ कि इन्सान कुछ नही कर सकता । जो कुछ होता 
हैँ, वह तो इन्सान को प्रतीक लेकर होता है। करने वाली गक्ति जो उसके 
पीछे हूँ, वह सामने नही आती । इसमें जो ईश्वर की इच्छा होती है, वही 
होता है । आाज करीव एक साल के बाद मुझे आप लोगो के दर्भन करने का 
मौका मिला है। में ईश्वर से प्रार्यना करता हूँ और मागता हूँ कि आप छोगो 
का मेरे प्रति जो प्रेम है, जो सदुभावना है, मे उसके छायक बनूं । अब मेरी 
उग्र भी काफी हो चुकी हैं कौर आराम करने का मेरा अधिकार हो गया है । 
लेकिन दिल चाहता है कि जो चन्द दिन वाकी हे, उनमें भी कुछ बगम हो जाए 
जोर हिन्दुत्तान किसी तरह से स्पिर हो जाए। हमारा देश मझबूत हो जाए 
बोर भविष्य में कोई खतरा न रहे, तो अच्छा है। इसमस्टि! इन बचें हुए दिनो 


११६ भारत की एकता का निर्माण 


में, जितनी भी हो सके में कोशिश करना चाहता हूँ । आप जानते है कि हिन्दु- 
स्तान पर पिछले एक साल में बहुत मुसीवतें पडी हे, हमें बहुंत-सी कठिनाइयों 
में से गुजरना पडा है। हमको दिन-रात चिन्ता रहती थी कि यदि हम से 
कोई अपराघ हो गया, तो हिन्दुस्तान नीचे गिर जाएगा | इसलिए हमें रात- 
दिन सावधान रहना पडता था । 

किसी को जिस की उम्मीद नही थी, ख्याल तक नहीं था और न जिस 
का कोई सनसूबा ही था, ईश्वर की इच्छा से वही काम हो गया । जब मेने 
हिन्दुस्तान के दो टुकडे मजूर किए, तब मेरा दिल दर्द से भरा हुआ था और 
मेरे साथियों की भी यही हालत थी। हम छोगो ने राजी-खुशी से इस चीज़ को 
स्वीकार नही किया । हमने लाचारी से इसे कबूल किया | तो भी वह सच्चे 
दिल से किया। क्योकि हमारे दिल में कोई पाप नही था। हम चाहते थे कि 
हम जब साथ नही रह सकते, तो अलग ही हो जाना ठीक है। और हमने यह 
भी देखा कि अगर आज अलग नहों होंगे, तो हिन्दुस्तान के दो दुकडे तो क्या 
दुकडें टुकडे होने जा रहे हे, जिसका परिणाम बहुत बुरा होगा । हमने जो हिन्दु- 
स्तान की स्वतन्त्रता के लिए इतने साल कोशिश की, हमारी वह सारी कोशिश 
मिट्टी में मिल जाएगी और हमको आज़ादी नहीं मिल सकेगी । क्योकि तब 
हम आपस मे बुरी तरह से रूड रहे थे। जहा-जहा मौका मिलता था, वहा एक 
दूसरे की जड काट रहे थे। इस हालत में मुल्क का आज़ाद होना मुदिकल 
था। तब हमारे सिर पर एक तीसरी सत्ता बेठी थी, जो उसका पूरा फायदा 
उठाती थी | हमने सोचा कि हमारा प्रथम कर्तव्य है कि इस सत्ता को यहा से 
हटा दिया जाए और जितनी भी जल्दी हो सके उसे हटाया जाएं। उसके लिए 
जितनी भी कीमत अदा करनी पडे, हम देंगे । इसलिए हमने यह भजूर कर 
लिया कि यदि हिन्दुस्तान की स्वतन्त्रता चन्द दिनो में स्वीकार हो जाए 
और विदेशी हुकूमत यहा से जल्दी हट जाए, तो हम इस प्रकार के टुकटे हजम 
कर लेगे । और हमने उन्हे हज़म भी कर लिया। 

उसका जो कुछ परिणाम हुआ, हमने भोग लिया । बहुत लोगो को कष्ट 
हुआ और आज भी हो रहा है । एक ज़िन्दा अवयव हमारे शरीर से काट लिया 
गया । हमारे अग से बहुत सा खून गिरा, बहुत नुकसान हुआ । लेकिन जो नुक- 
सान होनेवाला था, उससे वहुत कम हुआ । उसका ख्याल मंने अपने दिल में 
पूरा-पूरा रखा | इसलिए आज भी, जवकि मेने यह विभाजन स्वीकार किया था, 


घपाटी, बस्ई श्प७ 


उस समय का ख्याल करता हूँ तो मेरे दिल में कोई पदचात्ताप नहीं होता। पहले 
मेरा स्याल कभी यह टुकडें मजूर करने का नहीं था । लेकिन गवर्नमेंट में 
काने के वाद जब मेने तजुर्वा किया तो समझ में जाया कि अगर यही हालात रहे 
तो जिस तरह जो चीज है, वैसे ही चलती जाएगी, और हमारे साथ कुछ भी न 
रहेगा । तव हमने सोच-विचार कर यह काम किया कि पाकिस्तान के नेता 
लोग ही, जिस पाकिस्तान को एक प्रकार से चूहों का खाया हआ पाकिस्तान 
( मौय-इटन पाकिस्तान ) कहते थे, उसी पाकिस्तान को हमने मजूर कर लिया। 
इसका क्या मतलव हैँ ? वे उसे क्यो कवृल कर लेते है ? हमारे दिल में इसका 
पूरा चित्र था । हमने सोचा कि उनकी नीयत बुरी हैं और ठीक नही हैं। इस 
चीज को कबूल कर फिर आक्रमण करने की उनकी नीयत है । उसके लिए हमारा 
पूरा इन्तजाम होना चाहिए और वह भी ऐसा कि जिसमें उन्हे किसी प्रकार वी 
सफलता न मिले। इसके पीछे उनका साथ देनेवाले वाहर के लोग थे। बडेन्टे 
योग थे, बडी-वटी शक्तिया थी। उनके साथ पाकिस्तान |कियूल कराने में जो 
छोग थे, उन्होने पीछे भी उन का साथ दिया । लेकिन जब हमने यह चीज देखी 
कि उनकी नीथत साफ नहीं है, तो हमने भी पूरी तैयारी की। 

हमारे पास पाच छ. सौ रियासते थी। इतनी रियासतो के अछग-अछुग 
टुफड हो जाते, तो देश नप्ट हो जाता । ऐसी हालत थी कि तव हिन्दुस्तान के 
पास फोई चीज न थी । पुरानी हुकूमत ने हमारे साथ एक प्रकार का समझौता 
किया था, उसमें यह चीज़ थी कि जो सार्वभीम सत्ता थी, वह खत्म हो गई और 
राजाओं फो छूट हो गई कि वह चाहे तो हिन्दुस्तान के साथ रहे या चाहे तो 
अलग रहे। इस मामले में हमने यह कभी नहीं सोचा था कि छोटे-छोटे राजा 
भी हिज्ञ मेजस्टी वन जाएँगे । कोई कोई तो अपने को हिज़ मेजस्दी कहने भी लगे। 
इस चीछ से हमें सबसे वटा खतरा घा। ईश्वर की शृपा से बहत से राजानों 
में अपने देश के प्रति प्रेम भावना थी। उन्होंने भली व॒रो कोर भी वात की हो, 
पर उनकी नीयत अच्छी थी। हमने भी माना और उन्होने भी कि हिन्दुस्तान के 
साथ रहना अच्छा है | जिन छोगो ने बाहर जाने की कोशिश की, उन्होंने 
घधवका साया । 

इस तरह से १५ अगस्त के पहले ही हमने सारे राज्यों को हिन्दुस्तान में 
परीक होने के छिए राजी फर छिया। केवल तीन राय्य ही बाहर रहे । एक 
जूुनागढ, दूसरा हैदराबाद कौर तीसरा वाग्मीर । जब ऊब भगटे की कोई और 


रपट भारत की एकता का निर्माण 


चीज़ बाकी न रही, तो पाकिस्तान ने इन तीनो राज्यो में अपना हाथ डाछा। 
हमने बहुत कहा कि आपको अपना अलग हिस्सा मिल जाने के बाद आप का 
हमारे घर में हाथ डालता चोर डाकुओ का काम है, उसका नतीजा अच्छा नही 
होगा । लेकिन वह नही माने और जूनागढ मे जा कर नवाब से दस्तखत करवाए। 
हमने कहा कि जिन लोगो ने नवाब से दस्तखत करवाया, वही उसकी रक्षा करें, 
हम नहीं करेंगे । खुदा के यहा उनको इसका जवाब देता पडेगा | उस बेचारे 
नवाब को यहाँ से ले जाकर कैदी बनाकर छोड दिया। यहाँ की आज़ादी से 
पाकिस्तान की जेल उसे ज्यादा पसन्द होगी, ऐसा मेरा ख्याल है । 

उसी समय काश्मीर में भी इस प्रकार की कारंवाई हुई कि जो लोग फ्राटियर 
के वाद बोर्डर (सीमा) पर थे, जो ट्राइवल एरिया मे रहते थे, उन्हे बहकाया और 
काइ्मीर में भेजा। जिसकी लडाई अभी तक चलती है। पहले तो ट्राइवल पीपुल 
( सरहदी लोगो ) को वहाँ भेजा, क्योकि सरहद का काम बडे खतरे का था। 
सरहद की हालत ऐसी थी कि आज तक किसी तरह से लालच, रिदवत और 
जिस किसी तरह समभा-ब॒ुभा कर इतने साल अपना काम चलाया गया था।अ ब 
जव मेंग्रेज हट गए मौर पैरामाउट पावर खत्म हो गई, तो उसके बाद यह ट्राइवल 
पीपुल पाकिस्तान के ऊपर नज़र करने लगे । अब पाकिस्तान ही की उन्हें सभा- 
लने की जिम्मेवारी थी । हमारी तो थी नही । उनके पास सामान पूरा था या 
नही, यह तो हमें नही मालूम, पर पाकिस्तान ने उन्हे हमारे ऊपर काइ्मीर में भेज 
दिया । अव वहुत से लोग, जो बाहर के हैं, जो पूरी हालत समझ नही सकते हैं 
उनका यह कहना था कि जिस जगह ज्यादातर मुसलूमान हो, वह पाकिस्तान फा 
ही हिस्सा है, ठीक नही है । क्योकि हमारे अपने मुल्क में चार करोड मुसलमान 
रहते है । इतने मुसलमान जहाँ रहते हो, वहाँ का राज्य साम्प्रदायिक हो ही 
नही सकता । हम किसी दूसरे सम्प्रदाय के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते, 
जैसा कि मज़हबी राज्यों में होता है। हमारे साथ काझ्मीर में ज्यादा मुसलमान 
है । उन्ही लोगो से काश्मीर की छडाई चल रही है, यह्‌ आप जानते ही हैं। 
ओर इसमें पाकिस्तान की ख्वारी हो रही है । पहले तो वे इस लडाई में भाग 
लेने की वात से ही इकार करते थे। अब उन्होने अपना लश्कर ही रख 
दिया है । हमारा तो उघर पडा ही है । 

तीसरी जगह हेदरावाद थी। वहाँ भी पाकिस्तान ने हाथ डाला, हालाकि 
वहाँ भी उनका कोई सम्बन्ध नही था। बस, हिन्दुस्तान को हैरान करना 


चौपाटी, वस्बई श्प्६्‌ 


और हिन्दुस्तान को छिन्न-भिन्न करना ही उनकी नीयत थी। पहले तो कहते थे 
कि हमारा तो कोई इन्ट्रैस्ट ( हित ) हैं ही नही, हम कुछ नही जानते। किन्तु 
जब आहिस्ता-आहिस्ता सव भेद खुल गया, तो उससे मालूम पडा कि हँंदराबाद 
का प्राइम मिनिस्टर ही एक प्रकार से पाकिस्तान का प्रतिनिधि था। 
हैदराबाद ने जब हमारे साथ समझौता किया, तो वह ऐसा था कि जैसा 
हमने किसी और राजाके साथ नहीं किया था। उसमे हमने वहुत उदारता 
दिलाई थी । उधर उनका पाकिस्तान को २२ करोड रुपया देने का मणवरा 
भी जारी था। इस तरह हमारे साव घोखेवाज़ी की। तो भी जब तक लाई माउट- 
वैटन यहाँ थे, हमने हैदराबाद का मामला उनकी मर्जी पर छोडा था। 
पयोकि ब्विटिश गवर्नमेट की नीति ऐसी थी कि शुरू से हँदराबाद के साय 
अलग वर्ताव किया गया था। तो जहाँ तक हो सका, हमने भी उदारता का व्यव- 
हार करने की कोशिश की। लेकिन गवर्नर जनरल के जाने के आखिरी दिन तक 
उम्मीद थी कि वह इग्लंण्ड जाने से पहले खुद हैदरावाद जाकर निजाम से काग- 
जात पर दस्तसत करवा छाएँगे । वह नहीं हुआ और इसका उसे बहुत दुख 
था। गवर्नर जनरल के जाने के वाद इस चीज़ का फैसला हमे तो करना ही था। 
किन्तु जब हम फँसला करने की सोच रहे थे, तव वह पाकिस्तान सरकार की मदद 
से और इग्लेण्ट में उनके जो साथी और साथ देनेवाली घक्तियाँ थी, उनकी 
मदद से, यूनाइटेड नेशन्स आर्गेनाईजेशन की सिक्‍योरिटी कौसिल में जाने का 
छिपा वन्दोवस्त कर रहा था। इस बीच गोआ पोर्ट खरीदने की भी उसने 
फोशिश की। बाहर के मुल्क्रो से आर्म्स और एम्यूनीशन ( हथियार और गोला- 
वारूद ) लाकर भरने की कोशिश भी की गई। किसी तरह की कोर-कसर 
नहीं रसी गई। इस सत्र का कौन जिम्मेवार है, उसका फैसला आज नहीं होगा । 
सुद निजाम साहव कहते है कि उनको तो एक कदी बना कर इन छोगों ने 
यह त़्व फाम किया । एन बन्दी बनाने वाले में उनके प्रीमियर आदि भी थे । 
अव सुद ही यह भी कहते है कि उन्हें यू० एन० ओो० में नहीं जाना है, भौर 
जो प्रतिनिधि उनकी तरफ से सिक्योरिटी कौसिल में गए है, उनको वापस लौट 
आना चाहिए । इन प्रतिनिधियों फो जो रपया दिया गया था, उसमे से जो 
सर्च होने से बावी बच रहा, वह पाकिस्तान के हाई कमिम्नर के नाम मर 
दिया गया। अपना युदुम्य तो उस प्रतिनिधि ने पहले ही पाविस्तान भेज दिया 
था। एस प्रयार की नियत से तो वहाँ काम चल रहा हू । उत्त पर तुर्स यह्‌ 


३६० भारत की एकता का निर्माण 


कि वह शान्ति चाहते हें, सुलह चाहते है, मुहब्बत चाहते हें। इन वातो का 
कोई मतलब नही निकलता । में एक और चीज़ भी वता देना चाहता हूँ कि 
हमने अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ या उससे लडने का कोई काम नही 
किया । 

चाहे हैदराबाद हो, या काश्मीर, जूनागढ हो या और कोई और, किसी 
भी हालत में कोई वाहर की शक्ति हमारी आन्तरिक व्यवस्था में दखल 
नही दे सकती। चाहे हिन्दुस्तान खत्म हो, या पाकिस्तान खत्म हो, या दुनिया 
खत्म हो जाए, हम किसी का दखल वर्दाइत नही कर सकते। हमने पाकिस्तान 
सच्ची नीयत से कबूल किया हैं और आज तक भी हमारी नीयत साफ हैं और 
हम उसका भरा ही चाहते हे । वह अगर खुद अपने हाथो से अपना खडडा 
खोदना चाहते हो, तो उसमें वे गिरें, उसमें भी हम अरूग रहेगे । में आज भी 
यही बात कहता हूँ । 

लोग मुझसे कहते हे कि हैदरावाद का क्या करोगे । कोई कहता है कि 
उसके टुकडे-टुकडे कर दो और आसपास के तीन प्रान्तों में सिला दो। कोई 
कहता है कि निज्ञाम को उठा दो । कोई कहता है कि रेस्पासिबल गवर्नमेंट 
( उत्तरदायी सरकार ) बना दो । सब अपनी-अपनी राय देते हे । ठीक बात 
है । हम सब सुनते हें ओर सोचते हें। लेकिन एक वात पक्की है कि हेंदरावाद 
के लोगो और हँदराबाद की जनता का भला जिस चीज में है, हम वही 
काम करेंगे। इसका फैसला भी जनता ही करेगी। हम उससे अछरूग नही हो 
जाएँगे । 

एक दूसरी बात भी पक्की हैं कि निज्ञाम को रखने के लिए या निज्ञाम की 
डाइनेस्टी (वश) रखने के लिए, या निज्ञाम का कोई भी इन्ट्रैस्ट ( हित ) 
रखने के लिए यदि कोई वाहर वाला मदद करेगा, तो पहले उसे हमसे लडना 
होगा | इससे हम डरते नही हैं । यह हमारा आन्तरिक मामला है, हमारे घर 
का मामला है । चचिल हो या कोई उससे भी वडी शक्ति हो, हम उसे बर्दाश्त 
नही करेंगे। हमें काइमीर के मामले में आज भी कहा जाता है, जब वहाँ के 
मुसलमान चाहते हे, तो हिन्दुस्तान क्यो बीच में पडता है। यदि काश्मीर के 
मुसलमान आज हमसे कह दें कि हम चले जाएँ, तो हम तुरन्त वहाँ से हट 
जाएँगे । क्योकि हम कबूल करते हे कि काइमीर में मुसलमान ज्यादा हें। पर जब 
कि काइमीरी मुसलमान ही हमसे कहते हे कि उन्हें हिन्दुस्तान में रहना हैं, 


चौपाटी, वस्बई /6४ 


तो हम मुसझमानों के साथ धोखावाजी कैसे कर सकते है ? हमने वादा किया 
हैँ कि अगर वह हिन्दुस्तान में रहना चाहते है, तो हिन्दुश्तान रवार ही वयो न 
हो जाए, हम उनका साथ नहीं छोडेगे । इस तरह से जब काच्मीर की प्रजा, 
हिन्दू और मुसलमान दोनो भौर वहाँ का राजा चाहता हैं कि वह हिन्दुस्तान 
में रहे, तो इग्लैण्ट में रहने वाले टोरी हो या लिवरल, या कोई और शवित हो, 
उसे बीच में पडने का कोई अधिकार नही है, और न हम किसी की सुनेगे । 
कोई चाहे छाख कोशिश करे । हमें वडा अफसोस होता हैं कि हिन्दोस्तान के 
हर मामले में, वह जहाँ चाहते है, दखल देते हैं । इसलिए में साफ कर देना 
चाहता हूँ कि जब तक यह लोग नही समभेगे कि हिन्दृस्तान अब आज्ञाद है, 
तब तक हमारा उनका साथ रहना बहुत कठिन है। 

हम उनकी भी मुहब्बत चाहते हे, वयोकि हम दुनिया भर की मुहब्बत 
चाहते है । मगर मुहब्बत इन तरीकों से कायम नहीं रहती । यदि श्सी तरह 
हमारी आन्तरिक व्यवस्था मे दखल दिया गया, तो हमारे सामने यह प्रइन होगा 
कि हम अपनी व्यवस्था कँसे करें। लोग कहते है हमे कॉमनवेल्थ मे रहना चाहिए। 
सर, अब तो हमारे प्रवान मन्त्री वहाँ गए है। वह जब आएंगे, तो सब चीज़ 
हमारे सामने रखेंगे । तव हम देखेंगे कि हिन्दुस्तान के हित में क्या चीज हैं। 
हमारे सामने पहला सवाल यही रहेगा कि हिन्दुस्तान की भलाई की दृष्टि से जो 
बात ठोक हो, वही की जाए। 

यदि चचिल् का यह स्याल है कि हिन्दुस्तान को बचाने वाला वही है, तो 
मेरा कहना यह हैं कि उसको भी यह फैसला कर छेना चाहिए कि अपने इस्टैण्ट 
गो बचाएँ। बयोकि वें दिन अब चले गए । वह सुमारी और वह मगररी के 
दिन भव घले गए। आज दुनिया दूसरी तरह से चल रही है । अगर सारी दुनिया 
एक दूसरे के साथ मिल कर महतव्वत, सचारई और इन्साफ से नहीं चली, और 
दुनिया के देश गान्धी जी के बताए रास्ते पर न चले, तो दो लूशई तो यह्‌ 
दुनिया जिस किसी तरह वर्दाइत कर सकी, पर तीसरी बरदाब्त न कर सकेगी। 
दुनिया पत्म हो जाएगी । दुनिया का नाथ हो जाएगा। इस तरह से किसी का 
काम नहीं चलेगा । 

दूसरी एक बड़ी चीज यह है कि हमारे उपर जो पारिस्तान के कारण 
जापत्ति बाई, उसे एम मूछ नही सकते । उससे दुनिया भर में हमारी ददसामी 
हैं|, बह भी हम नहीं भूल सकते । छेकिन उससे ज्यादा जो हमारे उपर 

भा० ११ 


श्र भारत की एकता का निर्माण 


काश्मीर और हँ दरावाद का भारी सकट पडा, उसमें सबसे वडा हैदराबाद 
का था। जिसके कारण हमारे देश के अन्दर की कौमी हवा इतना विगड रही थी 
कि उसको ठीक करने में बहुत दिक्कत मालृम हो रही थी। यह सब हमने किसी- 
न-किसी तरह सभाल लिया। बीच में और भी आपत्तियाँ आईं कि उनसे 
बचाव करना कठिन हो गया । देश में ऐसी कारवाही हुई कि गान्धी जी की 
मृत्यु इस प्रकार से हुई। हमें बडी शर्म से कबूछ करना पडता है कि इस तरह 
की बात से हमें बहुत नुकसान हुआ । जिसे हम सुधार नहीं सकते । एक तो 
विभाजन की आफत, और दूसरी वापू के मरने की। जिस समय हमें उनकी 
सलाह, उनके साथ और उनके आशीर्वाद की सबसे अधिक ज़रूरत थी, उसी 
समय वह हमसे छिन गए । लेकिन मुझे कहना पडेगा दुनिया की दृष्टि में और 
उनकी अपनी दृष्टि में, यह मृत्यु जिस तरह हुई, बहुत बहादुरी की मृत्यु थी। 
काश कि मेरी भी ऐसी ही मृत्यु हो। जिन लोगो ने ऐसा किया, उनको अगर 
पद्चात्ताप न होगा, तो उनका किसी तरह भी कल्याण नहीं होगा और साथ 
ही हमारा भी। यह बहुत बडी आपत्ति थी, जिसमें से हम अभी गुज़्र कर 
आए हू। 
हँदराबाद में इतनी जअवर्दस्त आपत्ति होते हुए भी सारे हिन्दुस्तान के हिन्दू 
और मुसलमानों में कोई फिसाद न हुआ । इसका मतलब यह हैँ कि हिन्दुस्तान में 
रहने वाली दोनो जातियो में परस्पर एक प्रकार का विष्वास पैदा हो गया हैं, 
और हम शान्ति से अपना काम कर सकते हे। अब हम यह चाहते हैं कि इन 
अनुभवो से पाकिस्तान वाले भी समभदारी से काम ले और हमारे मामलो में दखल 
न दें । क्योंकि उनके दखल देने से हिन्दोस्तान में रहने वाले मुसलमानों को परे- 
शानी होती हूँ । पाकिस्तान की तरफ से उन्हे कोई मदद तो मिलती नही, और 
उल्टा नुकसान होता रहता है । इससे हमको भी नुकसान होता है, क्योकि उस 
हालत में हम अमन और चेन से बेठ कर कोई काम नही कर सकते । 
एक बरस में हमने जो काम किया, वह तो ठीक ही है। समझो तो यह में 

एक सफाई दे रहा हूँ । हाँ, तो हमने हिन्दुस्तान को एके बना दिया। पर इसी से 

काम नही वनता । अभी तो हमें एक मजबृत एकता की ज़रूरत है । अभी क्या 
आप कह सकते हे कि एक साल में जो सारा नक्शा बदला है, वह पक्‍का वंत 

गया है ? उसका एक ही उदाहरण मे देता हूँ । जब गान्धी जी की मृत्यु हुई, 

तब कोल्हापुर स्टेट के राजा के हाथो से हमने सत्ता ले डी थी और वहाँ 


चेपाटी, बस्बई /क्षरे 


अन्न्रिमण्डल बनाया था। वहाँ जो लोकप्रिय मन्त्रिमण्डल बना, उसने क्या काम 
किया, और वहू| लोगो का क्या हाल हुआ, यह सब आप जानते ही होगे, क्योकि 
“आप लोग तो पास में ही रहते है। वहां जितने भी ब्राह्मण थे, उन सबके चुन- 
चुन कर मकान जलाए गए । उनकी माल मिलकियत की लूट हुई। आस-पास 
की छोटी रियासतों में भी ब्राह्मणो को काफी परेशान किया गया । करोडो का 
माल लूट लिया गया और वहुतो को जान से मार डाला गया। यह सव इसलिए 
किया गया, क्योक्ति गान्‍न्धी जी का खन करने वाला एक ब्राह्मण था। यदि इसी 
प्रकार हमने काम किया, तो काम नहीं चलेगा । इससे तो पहले के हिन्दुस्तान 
का नवशा ही अच्छा था। तो जिन लोगो ने अपने हाथ में सत्ता छी हूँ, वह 
सत्ता किस तरह से चला रहे है यह भी देखना है । वहाँ के राजा की सम्मति 
से हमने एक कमेटी वनाई गौर एक हाई कोर्ट के जज को जाँच के लिए भेजा। 
उस कमीणन की रिपोर्ट और समरी प्रकाशित हुई। उस रिपोर्ट से आपको पता 
लगेगा कि वहाँ मिनिस्ट्री नें किस तरह से काम चलाया । अगर इसी तरह से 
राजाओ के हाथ से सत्ता छेकर हम काम चलाएँगे, तो हमारे लोग अंग्रेजों को 
“याद करने लगेंगे कि इससे तो हमारा गुलाम देश अच्छा था। 

अभी तक हमने जो कुछ किया है, चह एक प्रकार से अच्छी खेती के लिए 
खेत साफ करने के वरावर हैं। पर मव भी खेत बोने के लिए काफी काम करने 
को दादी पड़ा हूँ । आज हमने राजामो के हाथ से सत्ता लेकर प्रजा के प्रति- 
निधियों को दे तो दी है, पर वहाँ किस प्रकार कम चलता हैं और हमारी वहाँ 
जया-क्‍या जिम्मेवारी हे मौर कितनी हद तक जिम्मेवारी पूरी हो रही है, अगर 
यह सब हम सोचे, तो हमें धक्का लगेगा। इसीलिए हमारे सामने अमी जो 
काम करने को दाकी हूँ, वह वहुत बडा हुँ। अभी तो हमने केवल शुरूआत भर 
की हूँ। जो कुछ हमने किया है, वह भी बडी वात है, लेकिन इतनी बडी नहीं 
कि जो काम बाकी रहा हूँ, उसे हम भूल जाएँ। जभी तो हमारे पास साँस छेने 
का भी समय नही है, आराम का समय नहीं है । यह सोचने का भी समय नही 
है कि हमारी जायु पितनी है। जमी तो रात-दिन हमे काम करना है। तभी 
हिन्दुस्तान उठ सकता हैँ, नहीं तो वह गिर जाएगा । 

हिन्दुस्तान दितने साल के बाद आज़ाद हुआ हैँ ? जब इतनी सदियों के 
याद हमार पान बाज्ादी बाई है, तो हमें देसना यह है कि वया वर्तब्य हमें 
चांधता हूँ । हमें यह भी देखना चादिए कि हमारे आाम-पास क्या हालत हैं । 


६४ भारत की एकता का निर्मार 


हमारे पदोस में ब्रह्मा, मलाया, हिन्दचीन और चीन हैं। वहाँ क्या आप श्वान्दि 
देखते हैं ? आस-पास शान्ति नही है । साथ ही हमारे पडोसी की नीयत भी 
अच्छी नही है । तो इस प्रकार के वातावरण से जहर पैदा होता है। में वम्बई 
निवासियों के सामने इस चीज़ को वडे सकोच के साथ रखता हूँ । यह मेराः 
पसेनल ( व्यक्तिगत ) कार्य नही हैं। लेकिन आज हमें मुल्क के प्रान्तों को ठीक: 
रूप में अलग करना है । लोग कहते हैँ कि यह काम तुरन्त करो, जिस तरह 
हो सके, करो । यह करने में भाषा की मर्यादा भी नही रखनी है । कुछ लोग 
ऐसा कहते हे कि वम्बई को बलिन बना दो । इसका मायना यह है कि हम हिन्दो- 
स्‍्तान को खत्म करेंगे । यह तो ऐसी बात हुई कि लक्ष्मी तिछक करने आई , तो 
हम कपाल धोने के लिए चले गए ! मेरी वडे अदव से आपसे प्रार्थना हैं कि आप 
यह सोचें कि जब हम गुलाम थे, तव तो बडी मुहब्बत से रहते थे और जक 
आज़ाद हुए, तव आपस में क्यो लूडें ? में अखबार वालो से और आप सभी से 
प्रार्थना करता हूँ हमें इस तरह काम नही करना चाहिए। इस रास्ते से हमारा 
हिन्दुस्तान गिर जाएगा और हमारी भविष्य में आनेवाली प्रजा हमें श्राप देगी 
कि हम एंसे लोग थे कि एक महान पुरुष ने अपनी तपस्या से हिन्दुस्तान को 
आज़ादी दिलवाई और अपना प्राण समर्पण कर दिया और जब आज़ादी मिल 
गई, तव हम ऐसे गलत रास्ते पर चले । ऐसा नही होना चाहिए। जो काम हमने 
एक साल में किया, उसके बारे में बडी-बडी बातें करने से काम नही चलेगा। 
आगे क्‍या करना है, यह भी हमें देखना हैं । जो कोई अपनी पुरानी पूजी पर 
ही खाता खोलता हैँ और पूजी का सही उपयोग नही करता है, वह आखीर- 
में इन्सालवेंट ( दिवालिया ) हो जाता है | तो तुरन्त ही हमें यह सोचनः 
चाहिए कि हमारा दूसरा कदम क्‍या होना चाहिए । 
आज हमारे सामने सबसे बडा प्रशन क्या हैं ? सबसे बडा प्रश्न तो 
हिन्दुस्तान की शान्ति है, जिसमें हमें काफी कामयाबी भी मिली है । फिर 
भी इस शान्ति को मज़बूत वनाओ । उसके लिए आपस में स्नेह, प्रेम और मेल 
चाहिए। दूसरा बडा प्रइन बहुत विकट है। उसी से हम सबसे ज्यादा परेशान 
है। वह यह हूँ कि हिन्दुस्तान मे जितना अनाज चाहिए, उतना नही है, इसलिए 
वाहर से लेना पडता है। इस काम के लिए हमें नाक बन्द करके दाम देना पडता 
है, सो देते हे । करोडो रुपया हमें वाहर देना पडता है और बहुत सा रुपया जहाज 
के किराये पर ही रूग जाता है। करीव १५, १६ करोड रुपया तो अनाज लाने 


चोपाटी, वम्बई /द्‌५ू 


का किराया ही होता हूँ। हमारे पास और जरूरी सामान भी नही है । यदि आज 
हमारी सामथ्य होती, तो हमने अपने जहाज क्यो न बनाए होते ? हमारे पास 
धन हो, तो बाहर से जहाज खरीद कर ही क्यो न ले ले और उनका उपयोग 
करे। किराये में हमारे जहाज निकल आएंगे, इतना फायदा हमे मिल जाएगा । 
पर हम ऐसा काम नहीं करते । ऐसी चीजे नही सोचते । ऐसी बहुत सी और 
यातें भी है ! 

हम अनाज क्यो नहीं पैदा करते ? अनाज और कपडा दो चीजे हमें 
चाहिए । हमारे मुल्क मे साने को रोटी और पहनने को कपडा ये दो चीज़े 
हो जाएँ, तो हम और मुसीवतों को वरदाब्त कर सकते हूँ और चैन से रह 
सकते हे । इतना घान्तिप्रिय हमारा मुल्क हैं। कपडा भी हमारे पास पूरा नहीं है 
और इसी कारण उसका दाम बढता जाता हैं। जितना कपडा हम पैदा करते 
हैँ, उसे सबको पहुँचाने के लिए जिस तरह से व्यवस्था करनी चाहिए, वह 
भी नही होती । उसके लिए हमे क्या करना है ? उसके लिए हम कट्रोल करते 
है । कंट्रोल के सिलाफ वहुत लोग हैँ | कुछ लोग पक्ष में भी हैं। अगर हम 
कट्रोल उठाते हे, तो कई लोग भाव वढा कर फायदा उठातें हे । कई लोग गुस्सा 
दोतें हैं । अभी हमारी एक सार की ही गवर्नमेंट हैं । इसे अपनी व्यवस्था 
ठीक रसनी हूँ, शान्ति रखनी है और साथ ही इन चीज़ों का भी प्रवन्ध करना 


० 
क्त्। 
ई 


पुरानी गवनंमेंट वी जो मशीनरी थी, वह तो टूट गई | पिछले २०० 
साल से जो गवरनंमेट चलती घी, वह सिविल सविस के एक ढाँचे पर चलती 
घी, जिसे स्टील फ्रेम कहते थे । उससे मशीन ठीक चलती थी, क्योकि वह 
उसी काम के लिए वनाई गई थी। लेक्नि जब सत्ता हमारे पास आई, तब 
इस मशीन के दो टुकड़े हो गए। परदेनियों का एक टुकडदा तो चला गया। 
वयोकि ५० से ५५ प्रतिशत उसमें परदेसी थे, वह चले गए । हम लोगो ने 
हिन्दुस्तान के दो टुकटे किए थे, उसमें कई दूसरे टुकड़े मे चले गए । बाकी 
थोड़े से छोग बच रहे। हमने हर जगह अपनी एम्वेसी (दूतावास) चनाई, अपने- 
अपने एस्वेमेएर ( राजदूत ) बनाए । नई उसमे चले गए । हमारे पास 
बहुत कम आदमी वच रटे। इसीलिए बहल कम जादमियों ने ही हम काम चला 
हे हूँ । फुछ रोग कहते है कि सिविच्त स्विसेज वाले लोग पराने ठग से काम 
करते ह्‌। बह झुछ ठोक घाम नहीं गरते। छेविन जिन लोगो शो अनुभय 


१६० भारत की एकता का निर्माण 


हमारे पडोस में अ्रह्मा, माया, हिन्दचीन और चीन है। वहाँ क्या आप शान्ति 
देखते हैं ? आस-पास शान्ति नही है । साथ ही हमारे पडोसी की नीयत भी 
अच्छी नही है। तो इस प्रकार के वातावरण से जहर पैदा होता हैं। में वम्बई 
निवासियों के सामने इस चीज़ को बडे सकोच के साथ रखता हूँ। यह मेरा 
पर्सनल ( व्यक्तिगत ) कार्य नही है। लेकिन आज हमें मुल्क के भ्रान्तो को ठीकः 
रूप में अलग करना है । लोग कहते हैं कि यह काम तुरन्त करो, जिस तरह 
हो सके, करो । यह करने में भाषा की मर्यादा भी नही रखनी हैं । कुछ लोग 
ऐसा कहते हे कि बम्बई को बलिन बना दो । इसका मायना यह है कि हम हिन्दो- 
स्तान को खत्म करेंगे । यह तो ऐसी वात हुई कि लक्ष्मी तिलक करने आई , तो 
हम कपाल धोने के लिए चले गए! मेरी वडे अदब से आपसे प्रार्थना है कि आप 
यह सोचें कि जब हम गुलाम थे, तब तो बडी मुहब्बत से रहते थे और जक 
आज्ञाद हुए, तव आपस मे क्यों लडें ? मे अखबार वालो से और आप सभी से 
प्रार्थना करता हैं हमे इस तरह काम नही करना चाहिए। इस रास्ते से हमारा 
हिन्दुस्तान गिर जाएगा और हमारी भविष्य में आनेवाली प्रजा हमें श्राप देगी 
कि हम एसे लोग थे कि एक महान पुरुष ने अपनी तपस्या से हिन्दुस्तान को 
आज़ादी दिलवाई और अपना प्राण समर्पण कर दिया और जब आजादी मिल 
गई, तब हम ऐसे गलत रास्ते पर चले । ऐसा नही होना चाहिए। जो काम हमने 
एक साल में किया, उसके बारे में बडी-बडी बातें करने से काम नहीं चलेगा। 
आगे क्‍या करना है, यह भी हमें देखना है । जो कोई अपनी पुरानी पूजी पर 
ही खाता खोलता है और पूजी का सही उपयोग नही करता है, वह आखीर 
में इन्सालवेंट ( दिवालिया ) हो जाता हैं। तो तुरन्त ही हमें यह सोचना] 
चाहिए कि हमारा दूसरा कदम क्या होना चाहिए । 

आज हमारे सामने सबसे बडा प्रशन क्या है ? सबसे बडा प्रश्न तो 
हिन्दुस्तान की शान्ति है, जिसमें हमें काफी कामयाबी भी मिली हैं । फिर 
भी इस शान्ति को मज़बूत बनाओ । उसके लिए आपस में स्तेह, प्रेम और मेल 
चाहिए। दूसरा बडा प्रश्न बहुत विकट हैं। उसी से हम सबसे ज्यादा परेशान 
है। वह यह हूँ कि हिन्दुस्तान में जितना अनाज चाहिए, उतना नही है, इसलिए 
वाहर से लेना पडता हैं। इस काम के लिए हमें नाक बन्द करके दाम देना पडता 
है, सो देते है। करोडो रुपया हमें वाहर देना पडता है और बहुत सा रुपया जहाज 
के किराये पर ही लग जाता है । करीब १५, १६ करोड रुपया तो अनाज लाने 


चौपाटी, बम्पर 8५ 


का फिराया ही होता है। हमारे पास और जरूरी सामान भी नही है। यदि आज 
हमारी सामर्थ्य होती, तो हमने अपने जहाज क्यो न बनाए होते ? हमारे पास 
बन हो, तो वाहर से जहाज खरीद कर ही क्यो न ले ले और उनका उपयोग 
करे । किराये में हमारे जहाज़ निकल आएँगे, इतना फायदा हमे मिल जाएगा। 
पर हम ऐसा काम नही करते । ऐसी चीज़ें नही सोचते | ऐसी बहुत सी और 
चाते भी है । 

हम अनाज क्यो नहीं पैदा करते ” अनाज और कपडा दो चीजे हमें 
चाहिए । हमारे मुल्क में खानें को रोटी और पहनने को कपडा ये दो चीजें 
हो जाएँ, तो हम और मुसीवतो को वरदाब्त कर सकते है और चैन से रह 
सकते है । इतना थ्ान्तिप्रिय हमारा मुल्क है। कपडा भी हमारे पास पूरा नही है 
और इसी कारण उसका दाम वढता जाता हैं। जितना कपड़ा हम पैदा करते 
हूँ, उसे सबको पहुँचाने के लिए जिस तरह से व्यवस्था करनी चाहिए, वह 
भी नहीं होती । उसके लिए हमे क्या करना है ”? उसके लिए हम कट्रोल करते 
हैं । कट्टरोल के खिलाफ वहुत लोग है । कुछ लोग पक्ष में भी हे। अगर हम 
कट्रोल उठाते है, तो कई छोग भाव वढा कर फायदा उठाते है । कई छोग गुस्सा 
होते हैं । अभी हमारी एक साल की ही गवर्नमेंट है । इसे अपनी व्यवस्था 
ठोक रखनी है, शान्ति रखनी है और साथ ही इन चीज़ों का भी प्रवन्ध करना 
है । 

पुरानी गवर्नमेंट की जो मशीनरी थी, वह तो टूट गई । पिछले २०० 
साल से जो गवरनंमेट चलती थी, वह सिविछ सविस के एक ढाँचे पर चलती 
थी, जिसे स्टील फ्रेम कहते थे । उससे मशीन ठीक चलती थी, क्योकि वह 
उसी काम के लिए बनाई गई थी । लेकिन जब सत्ता हमारे पास आईं, तब 
इस मीन के दो टुकड़े हो गए । परदेसियो का एक टुकडा तो चला गया। 
पयोकि ५० से ५५ प्रतिशत उसमे परदेसी थे, वह चले गए । हम लोगो ने 
हिन्दुस्तान के दो दुकड़े किए थे, उसमे कई दूसरे टुकड़े मे चले गए | वाकी 
चोट मे छोग बच रहे। हमने हर जगह अपनी एम्वेसी (दूतावास) बनाई, अपने- 
अपने एम्मसेडर ( राजदूत ) वनाए । कई उसमें चले गए । हमारे पास 
परत कम आदमी बच रहे । इसीलिए बहुत कम बादमियो से ही हम काम चला 
“८ €|े। कुठ छोग कहते हूँ कि सिविल स्विसेज़ वाले लोग पुराने ढग से काम 
हैँ । वह कुछ दीक 


है ए० ठोक काम नहीं करते। छेकिन जिन लोगो को अनुभव 


| 


घररत 


0 


१६9 भारत की एकता का निर्माण 


है, वह जानते हे वे कंसा काम करते हँ। वाहर वाले लोग कुछ भी नहीं 
जानते कि भीतर की हालत क्या है। राम ही जानते हे और कोई क्या जाने | 
ऐसी तो हमारी हालत है । तो मेने कहा कि वहुत थोडे आदमी हमारे पास 
रहे है। इनमें से जो काम करने वाले लोग हे, जिनको देश से प्रेम है, काम करने 
की लगन हू, वे सदा हमारा साथ देते हँ। तो एक साल में श्यासतो का काम 
हुआ और जो काइ्मीर की रूडाई का काम हो रहा है, उसमें अगर यह लोग 
दिल से साथ नहीं देते, तो यह काम नही हो पाते । जो छोग कहते है कि यह 
तो पुरानी सविस की रीति और ढग है, वे एक प्रकार का अन्याय करते हैं। 
में इस मौके पर कहना चाहता हूँ कि आप इसे पूरी-पूरी तरह से समझ ले कि: 
हमारी मुसीबत और हमारी दिक्‍ककतें क्या हे ? काम करने वालो को क्या-क्या 
परेशानियाँ उठानी होती हे, इसे भी आप पूरी तरह से समझ ले। ताकि 
आपको मालूम हो जाए कि हमें बाद में क्या करना है। अब जो सविस का 
खड्डा है, जो कमी है, उसे पूरने के लिए भी हम कोशिश कर रहे हे। यह काम 
बन्द रोज़ में तो हो नही सकता । यह काम ऐसा नहीं है कि जो भी आदमी 
जाया, उसे बैठा दिया जाए। इससे काम नही होगा । 

अब रही यह बात कि कंद्रोल को हमने काफी दिनों बाद क्यों उठाया। 
अब उठामा है, तो उसका नतीजा भी देख लिया । अब हम देख रहे हे कि 
अनाज पूरा नही पड रहा है। कपडे पर से भी कद्गरोल उठाया, उससे भी कोई 
फायदा नही हुआ | बहुत छोग गुस्से हुए। उनका अधिकार था। पर हम कितना: 
भी गुस्सा करें, उससे हमारा काम नही चछेगा। हमें सोचना है कि हम किस 
त्तरह करे। बहुत से लोगो ने लडाई में पैसा कमाया । उसमें सरकार को टैक्स 
का पूरा भाग देना चाहिए था, वह भी नहीं दिया । वह छोग अब पैसा लेकर 
बैठे हे, इधर नोटों का तोडा पडा है । वे बाहर निकालने में डरते हैं, क्योकि 
पैसा बाहर निकाले, तो उस पर इनकम टैक्स लगेगा । सो पैसा बाहर निकलता 
नही, और कोई इञस्ट्री चलती नहीं । इधर काम बढता जाता है। जव ज्यादा 
माल पैदा न हो, तो कीमतें वढ जाती है । मजदूरों को ज्यादा देना पडता है। 
अगर मजदूरो को ज्यादा दें, तो गवनेमेंट सर्विस में जितने इम्प्लाइज़ ( कार्ये- 
कर्ता ) काम करते हे, उनको ज्यादा देना पडता है। यह जो सिलसिला चलता 
है, वह कहाँ जा कर खत्म होता है, यह आप देखिए । 

चीन में एक जूता चाहिए, तो कितना रुपया देना पडता है, उसका हिसाव 


चोपाटी, वम्रई ६७ 


में नही जानता । हमारा मुल्क नया-तया आजाद हुआ हैं, अगर यहाँ भी यही 
चीज होने वाली है, तो आजादी से क्या फायदा ? गरीब छोग, जिनके लिए 
हमने उतनी मेहनत की, छोगो ने इतनी कुरवानियाँ की, उन्हे क्‍या फायदा ? 
यह हमें समझना चाहिए । हिन्दुस्तान में मज़दर हो, व्यापारी हो, प्रोफेसर हो, 
महाराज हो, जमीदार हो, कोई भी हो, सवको समभना हैँ कि हम जिस रास्ते 
पर आज चल रहे हे, अगर उसी पर चलते रहे तो देश गिर जाएगा। 
हमने अपने दुश्मनो का मुकाबला किया जौर आगे भी करेंगे । इसमें डर 
काहे का है ? लेकिन जितना मुकावला करना पडे, उतनी ही ज्यादा तैयारी भी 
करनी पटतो है । हमने जब आज़ादी ली और पाकिस्तान कबूल किया, तव 
हमने सोचा था कि शान्ति से रहेगे तो कुछ आर्मी कम करेंगे, हमारा खर्चा 
कम हो जाएगा | ठीक है । और यदि खर्चा कम होगा, तो काम ठीक चलेगा। 
लेकिन काम तो उल्टा करना पडा | हमें अपनी फौज़ बढानी पडी । एक वात 
बिल्कुल पक्की है कि हिद्दुस्तान की तठस्थ सरकार को मजबूत होना चाहिए 
भगीर हिल्दुत्तान की आर्मी को भी मजबूत रुसना चाहिए, क्योंकि आज के 
हालान में हमे चौकीदारी की जरूरत है । जब ये दो चीजें ठीक हो, तो हमारा 
काम बागे बडेगा। लेकिन इन दो चीज्जो को बहुत अच्छा मौर मजबूत बनाने 
के लिए ही और भी तो वहुत कूछ करने की जरूरत होती है । 
आपने देखा कि करीब-करीबव ६, ७ महीनो तक हेदराबाद का प्राइम मिनि- 
रटर कहता था कि हिन्दुस्तान के पास कया है ? हिन्दुस्तान कभी हँदरावाद पर 
डा नहीं कर सकता । उन्हे पूरा विश्वास था कि पाकिस्तान उनकी मदद 
कनंगा, इसलिए वार-वार वे कहते भी थे हिन्दुस्तान में हिम्मत नही हैं। जब 
जब उसमें थोटा सा छेद किया, तो सारी हवा निकल गई । यह तो आपने देखा 
होी। मगर देखा कब ? जब हिन्दुस्तान के ५००,६०० टेक देसे, जिनकी आवाज 
से छयका छूट जाता है। तव समझ गए कि आए ! उस समय तक वे नहीं मानतें 
थे कि हमारे पास यह चीज हूँ । हम वराबर कहते थे कि हम उसका नध्तर 
वरावर करने वाले हे, छेकिन चाकू उस तरह रक्‍सेगे वि कम-से-कम सन 
निफले । ऐसी चीज़ होगी हिन्दुस्तान और हँदराबाद में । हमने ऐसा ही किया। 
तब उनके समझ में आई कि हम जो समनते थे वि हिन्दुस्तान के पास बुछ भी 
4, बहू गलत था । उन्होंने देखा कि ये चीज़े तो उन्हें सत्म कर देंगी और २४ 
घटे में सत्म कर देंगी। दससे ज्यादा देरी भी नहीं छगेगी। तीन दिन थेः 


श्द भारत की एकता का निर्माण 


बाद जब चौया दिन आया, तो उसमें कोई ज्यादा समय लेने की बात 
नही थी। 
तो आपने देखा कि ये सब चीज़ें हमें रखनी पडती हैं, हिन्दुस्तान की फौज 
का पूरा सामान, हवाई जहाज, नौका, टेक, गोला-वारूद आदि । वह सव हम 
कहाँ से लाते हे ” इसके लिए कितना खर्चा करना पडता है ? इसके लिए हमें 
क्या-क्या तियारी करनी पडती है ”? इन प्व चीज्ो का भी यदि आप ख्याल करें 
तो आप समझभेंगे क्रि यह कोई आसान काम नहीं है, यह बहुत कठिन काम है । 
आप यह भी जानते हे कि हम लोगो ने कभी राज-काज तो चलाया नहीं। हम 
कोई एडमिनिस्ट्रेशन ( शासन ) चलाने वाले तो थे नहीं | हमारे पास कोई 
अनुभव भी नही था। दमने तो केवल एक ही चीज सीखी थी, और वह यह 
कि जेल जाना, या गोली आए तो गोली भी खानी । मगर राज्य किस तरह 
से चलाना होता हैँ, यह तो हम जानते नही थे । यह जो काम हमारे सिर 
आकर पडा, बडी मुसीबत का काम है । फिर भी हम कोशिश कर रहे हें। 
जो लोग हमारी टीका कर रहे हे और कहते हे कि हमको औपोज़ीशन 
( विरोधी दल ) की ज़रूरत है, उनसे में वडी अदव से कहता हूँ कि आज 
ओपोज़ीशन (विरोध ) की ज़रूरत नही, आज कोऑपरेशन ( सहयोग ) की 
ज़रूरत है। हिन्दुस्तान के सव छोग मिल कर यदि हिन्दुस्तान को नही उठाएँगे, 
तो फिर पीछे पछताना पडेगा । इसलिए में आज कहता हूँ और सबसे कहता 
हूं कि भाई, ये चीज्ञें छोड दो ओर भगडों में न पडो | हिन्दुस्तान जब मज़बूत 
बन जाएगा और एशिया की लीडरशिप लेने का उसका अधिकार हो जाएगा, 
तब आप जितना खेलना चाहोगे, खेलना, कूदना, लडना, मस्ती करना, जितना 
मफगडा करना है, कर लेना । लेकिन यदि इस समय भरगडा-फिंसाद करोगे, तो 
बदनामी होगी । यदि इस समय पर झूगडा होगा, तो आपके हाथ में जो चीज़ 
आई है, वह भी गिर जाएगी | तो में कहता हूँ कि इस समय तो सावधानी की 
बहुत अधिक ज़रूरत है । 
अब मे आपके सामने सबसे बडी वात रखने लगा हूँ । और वह बात अन्य 
जगह नही बन सकती, वह केवल वम्बई में ही वन सकती हैं । वह यह है कि 
हिन्दुस्तान में आज जो हमारा आर्थिक तन्‍्त्र है, वह तितर-बितर हो गया है। 
और यदि हम इसे ठीक नही करेंगे, तो आर्मी भी गिर जाएगी, क्योकि आर्मी 
के लिए जितना हमें खर्चा चाहिए, जो सामान हमें चाहिए, वह यदि हमारे पास 


चौपाटी, वग्बई ६ 


नहीं होगा, तो हमारी गाडी चल नहीं सकेगी | आज दुनिया म सारा सेल 
'पैसे का हैं और पैसा केवल नासिक के कारखाने मे नोट छापने से नहीं बनता । 
अगर ऐसा किया जाए, तो वह एक तरह की कृत्रिम नीज होगी और उममें 
बहुत नुकसान होगा । उसे रोकना है । वह इस त्तरह से कि सबको थोडा-बोडा 
फड्द उठाना पड़ेगा । घनी को उठाना पड़ेगा, मजदूर को उठाना पड़ेगा, 
व्यापारी को उठाना पड़ेगा, किसान को उठाना पड़ेगा । सब को यह समभ 
लेना चाहिए कि यह फायदा करने का समय नहीं है, और देश की भलाई के 
लिए हमारे कधों पर जो थोडा-योडा वोक पठता है, उसे हमें सुणी से उठाना 
चाहिए । 
इसलिए वम्बई में रहने वाले जो कारखानो के छोग है, मिल मालिक छोग 
हैं, उनसे भी म॑ अपील करना चाहता हूँ कि यदि आपसे कोई बहता है कि 
हम धनी को खत्म करना चाहते हूँ, तो उससे हमे डरना नहीं चाहिए। क्योकि 
आपको समभना चाहिए कि घनी को खत्म करने से यदि दूसरी जगह घन पैदा 
हो, तब तो ठीक हूँ । नहीं तो यदि घन पैदा करने वालो को खत्म कर दो, तो 
हिन्दुस्तान ही सत्म हो जाएगा । जो ये वाते करते हैं, वे अपनी लीडरशिप 
रफने के लिए ही ऐसी बाते करते हे। उनसे आपको घवराना नही चाहिए । पर 
आपको यह जरूर समभना चाहिए कि आज सच्चे दिल से हिन्दोस्तान का साथ 
देने का समय हूँ । और आप छोगो को यह भी समझ लेना चाहिए कि यदि 
आप लोगो की थोडी सी भी बदनामी हुई, तो आपकी सारी प्रतिप्ठा चली जाएगी, 
सारी इज्तत चली जाएगी । जब कपडे पर से हमनें कट्रोल उठाया, तथ जो 
'परिणाम हुआ, उसमें चाहे कोई भी गुनहगार हो, किसी का भी कमूर हो, पर 
यदि आप पा भी उसमें हिस्सा हैं, तो बापने बडी भारी गलती की हैं । 
भाज व्यापारी लोग मारे-मारे फिरते हे, इनके साथ उनके गुमास्ता लोग 

भी मारे-मारे फिरते हू। वे वेकार हो गए है, यह में जानता हैं । मगर उसमें 
हमारा सबका कसूर है । इस सवार को यदि हल करना हो, तो सबको बैठ कर 
हल करना चाहिए । आपको देसना चाहिए कि सरकार क्‍या चाहती हूँ ? बह 
किसकी गवर्नमेंट हूँ ? क्या वह पराई सरकार है ? क्या वह परदेस को पैसा 
भेजना चाहती है ? क्या वह स्वार्थ के लिए बुद्म कर रही हैं ? हमारे लीटर 
६ भारम मिनिस्टर ) की दुनिया में इतती तारीफ और एज्डन हो रही हैं; 

खिसने सासे डिन्दगी इतनी कुर्याती की, जो दिन रात उतनी मेटलत कर अपनी 


७० भारत की एकता का निर्माण 


जिन्दगी खत्म कर रहा है, दिन-रात काम करने से जिसे जवानी मेँ बुढापा 
जा रहा है, क्या हम उसका उतना साथ दे रहे हैं, जितना साथ हमें देना 
चाहिए ? यह सब हमें सोचना है। तो में यह कहता हूँ कि जब हम और हमारी 
गवनंमेंट चाहती है कि दाम नहीं वढना चाहिए, तो आप का फर्ज़ हैं कि नफा 
छोड दो। लडाई के जमाने में आपने बहुत कमाया, अब उसको छिपाना पडता 
है । उसे सामने लाओ तो मुसीबत । तो मेरी सलाह यह है कि आपने पहले जो 
कमाया, सो तो ठीक है । मगर आज आपको थोडा नफा कमाना चाहिए और 
गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए । गवनेमेंट जितना नफा मुनासिव समभे, वही 
आपको लेना चाहिए । आप ऐसी चीज़ें बनाएँ, जो कि सब लोगो के काम में 
आएँ। इससे भाव भी गिर जाएँगे, कपडे का दाम भी गिरेगा और अनाज का 
दाम भी गिरेगा । 
एक चीज़ का दाम गिरने से दूसरी चीज़ का दाम गिरेगा, और दूसरी से 
तीसरी का । इस तरह से यह चक्कर घूमता है । यह वडा विकट प्रइन है, लेकिन 
इस प्रश्न को आप ही हल कर सकते हे और आप ही को इसे हल करना हैं । 
गवनेमेंट को आप अपना दुश्मन न समर्भझे और ऐसा न मानें कि गवनेमेंट एक 
तरह से हमको खत्म करना चाहती है । हाँ, खत्म करने में भी मे ही पहला हो 
जाऊं, यदि कोई मुझे रास्ता बताए कि इनको खत्म करने से मुल्क का फायदा 
होता हैं । क्योकि हमारे पास ऐसी गवरनंमेंट नही है, जैसी अंग्रेज़ो के पास है। 
उनके पास शिक्षित मैन पावर ( शिक्षित जनशक्ति ) है, यदि वे एक दण्डस्ट्री 
( व्यवसाय) चलाना चाहें और उसे नैशनलाइज़ ( राष्ट्रीय करण) करना 
चाहे, तो वे तुरन्त वैसा कर सकते हूँ । हम अगर नैशनलाइज़ करें, तो बरवाद 
फरके छोड देंगे और देखेंगे कि हमने दोनो तरफ से खोया। हमारे पास तो राज 
चलाने के लिए भी जितने चाहिए, उतने आदमी नही हे । पुरानी सविस टूट गई 
है । हमारे खुद की मिनिस्ट्री और जो प्रान्तो की मिनिस्ट्रियाँ हें, वे बहुत मुसीबत 
से काम कर रही हैँ। उसके पास भी अनुभवी आदमी कम हे। असली काम 
चलाने वाले बहुत कम है, वाकी उनकी सलाह से चलते हें । अनुभव न होने 
से वे कोई-कोई काम विगाडते भी है । 
स्टेटो ( रियासतों ) के जितने यूनियन बने हे, उन सभी यूनियनों में तीन 
भादमी मुझे देने पडते है, एक सलाहकार, एक फाइनाशियल अडवाइज़र 
( आथिक सलाहकार ) जो फाइनास ( अर्थ ) की जाँच करता है और सलाह 


चपाटी, वस्वई एण् 


देता हूँ कि वजट में कितनी कमी हैँ, कितना टैबस लगाना चाहिए आदि गौर 
तीसरा चीफ सेक्रेटरी (मुरय सचिव) | ये तीनों आदमी हम सिविल सर्विस 
के अफूसरो में से देते हैं । तो भी, इतना कम होते हुए भी स्टेटवाले वया कहते 
हैं ? वह उरते है और कहते है कि भाई साहब, यह तो बाहर के आदमी आप 
हमारे ऊपर ले भाए। वया हम बाहर के आदमियो को कबूल करें ? इससे 
तो हमारी स्वतन्त्रता पर छात पडती है । इससे अगले इलेव्शन ( निर्वाचन ) 
में हमको बोट्स नहीं मिलेंगे, वयोकि अभी तक तो छोग डेमोग्रेसी ( जनतम्न ) 
को समभते ही नही है। हम उनको समझाते तो हे, पर हमे माछूम है कि सीसने 
में अभी बहुत समय लगेगा । पर क्या यह काम आसानी से हो सकता है ? जो 
करता हूं, उसे ही मालूम होता है । आपने देखा कि ट्रावकोर में सानुकुले छीटर 
था। उसने इलेक्शन में छडकर ट्रावकोर का राज्य अपने हाथों में लिया। वह 
वहाँ प्राइम मिनिस्टर वना। पर दो महीने भी उनकी नही चली और वह हटा 
दिया गया। दूसरा कोई आया । इसमें भलाई-बुराई की कोई वात में नहीं कह 
रहा । वहाँ जो हुआ, ठीक हुआ । लेकिन इस तरह से हमारे बोन्द्र का कारवार 
चले, तो छोगों की मुसीबत जा जाए । 

में यह कहना चाहता हूं कि अभी त्तो हमारा पहला कर्तव्य यह हैँ कि हम 
पीजो का दाम कम करे। म॑ व्यापारी छोगों से भी कहना चाहता हैं कि उन्होंने 
जो पैसा बनाया, उसी से यह मुसीव्त आईं | गुमादते छोग तो आज रोते है। 
उनका कर्तव्य था कि वे उस समय गवर्नमेंट को बताते कि व्यापारी लोग कस 
तरह टैक्स की चोरी करते है । वह नहीं बताया और अपने-अपने स्वार्थ में पड 
गए। तो भी में आपसे यही कहना चाहता हें कि हम सबको एक साथ मिल कर 
काम करना है। में बगर आप से नाराज हो जाऊं तो कया गाली द्‌ ? उससे 
पया फ़ायदा निकलेगा ? में इस तरह से काम नहीं करता। मे इस तरह की 
लीडरथशिप नही कर सकता | में आपके हृदय मे प्रवेश करना चाहता हैं! वयोकि 
जव तेक बम्बई का ढग नहीं बदलेगा, तद तक हिन्दुस्तान का कल्याण नहीं 
होगा। वम्बई के पास हिन्दोस्तान के कल्याण की चादी है । तो बम्बई की सब 
जनता को मे समभाना चाहता हें कि छडाई के परिणाम से जो अनीति हमारे 
भीतर घुस गई है, उसे हम हटाएँ, और गान्धी जी ने जो पवित्रता हमें दर्धा: थी, 
उस पर चडे। ऊँसे सत्यापह की छाई के दिनो में जाप ने कुर्बानी शी 
और बपने पट्ोनियों वा स्याल रमगा, एक दूसरे का स्थाल सवया, पैसा 


प७२ भारत की एकता का निर्माण 


ही आप अब भी करें। हमें भव भी वही आबोहवा पैदा करनी होगी, तभी हमारा 
काम चलेगा। 
आपने जो रुपया ब्लैक मार्केट में कमाया है, वह किस तरह से कमाया 
है, यह याद करो । अब या तो देश का काम कर लो, या पैसा बना लो। 
अगर आप स्वार्थ को ही देखते रहेगे, तो यह चीज़ आखिर सब को डुबोएगी । आज 
हमारा सबसे बडा काम यह है कि हम दाम गिराएँ । अगर दाम एक दफा 
गिर जाएं , तो मजदूरों को मी यह समझ आएगी कि अब खाने-पीने का दाम 
गिरा, तो हमारा खर्च भी कम हो गया है, अब हमें ज्यादा मांगने की ज़रूरत 
नही है । जो लोग वरावर स्ट्राइक करवाते हे, हडताल करते हे, चन्द दिनो के 
लिए उन्हे लेबर की लीडरशिप मिल जाती है । लेकिन वह आखिर उन्हे ले 
डूबेगी । उसमें कोई तैरनेवाला नही है, सब डूब जाने वाले है | तो मजदूरों 
को भी मेरी सलाह यह है कि वह न समझें कि जो मज़दूरो को हडताल करने की 
सलाह देता है, वही उनका भला चाहता है। हम जो इतनी उम्न में गवर्नमेंट 
का बोर घसीट रहे हैं, इसका मतलब यह नही हैँ कि हम मजदूरों के सिर पर 
बोक डाल कर घनी लोगो की जेब में पैसा डालें । हम तो चाहते हे कि आप का 
भला हो | लेकिन अगर कूएँ में पानी न होगा, तो हौज़ में कैसे आएगा ? कफ 
में पानी भरा रहेगा, तो हौज़ में भी भरा रह सकेगा । 
हमें सब चीज़ें अपने मुल्क में पैदा करनी हे, तो जितना हमारे पास पैसा 
है, उसका उपयोग नये-तये कारखाने बनाने और इब्स्ट्री बढाने में करें तो देश 
आगे बढ़ सकता है । नही तो में आप को फिर यह वारनिंग ( चेतावनी ) देता 
हैँ कि अभी जो कुछ यूरोप में हुआ, वही हमारे यहाँ होगा । यूरोप को उठाने के 
लिए अमेरिका कोशिश कर रहा है । आपने यह भी सुना होगा कि इगलेण्ड 
भी ३००, ४०० करोड पाउड का लोन ( कर्ज ) छेता है। हमें कौन लोन 
देगा ? हम कहाँ से पूजी लाएँगे ? और यदि आज हम लोग ले भी छें, तो भी 
जिन लोगो ने नोट जमा कर रखे है, वह ती उन्हें निकालेगे नहीं । क्योकि 
उन्हे डर है कि अगर निकालेंगे, तो इनकम टैक्स में पकडे जाएँगे। तो वह लोग 
निकालते नही, क्योकि ब्लैक मार्केट में जो नफा उन्होने कमाया हैं, वह तो अब 
आता नही । और जव तक उसका फैसला नही हो जाता, तब तक काम आगे 
नही चल सकता । तो इनकम टैक्स की चोरी करने वालो की जाँच के लिए गवर्न- 
मेंट ने एक कमीशन बैठाया है। उसे बैठाया तो पहली मिनिस्ट्री ने था, जिसमें 


चीपाटी, पम्वई /ण्रे 


लियाकत अली खा फाइनेंस मिनिस्टर ( अर्थ मन्‍्त्री ) थे। उनकी नीयत दूसरी 
थी । पर उसके बाद जब हमारे पास यह गवर्नमेट जाई, तब हमने इसे मजबृत 
बनाया । पर केवल कमीशन वनान॑ से तो काम नहीं चलता ? उसके लिए तो 
एंविडेंस ( गवाही ) चाहिए। अब कहाँ छिपा हूँ वह पैसा ? एक लग्वी-चौटी 
भ्रदनोत्तरी बना कर उनके पास भेज दी जाए, तो वे अपने वकीलो से उसवा 
जवाब दे देंगे । अब यह काम चलते-चलतें दों साल हो गाए और कूछ पैसा 
नहीं मिला यह काम ऐसा ही चलता रहेगा, तव व्यापारी भी अपना पैसा नही 
निकालेंगे और नोटो के गटठे छिपे रहेगे। उघर गवर्समेट को पैसा नहीं मिलेगा 
और इधर कमीशन का खर्चा वटता रहेगा। इससे न कोई काम होगा और 
न कोई फायदा होगा । इस तरह से हम सब चीजे जगर एक दूसरे रो लटकर 
करेंगे, तो आखिर देश में कोई काम नहीं होगा | त्तो मेरी बह सलाह हुँ कि 
समभदार छोग बैठ कर रास्ता निकाले । समझदार लोग कहाँ होते है ? जो 
धन पंदा करते हूं उनमें बुद्धि होनी चाहिए जौर जो व्यापारी लोग है, उन्हें 
सममभना चाहिए कि इस तरह से देश डूब जाएगा और उनका पैसा भी खत्म हो 
जाएगा । आपस में विश्वास और सहयोग किए बिना इस त्तरह से काम नहीं 
चलेगा । 
तो मेरी सलाह यह है कि मेने जो कहा, उस पर आप सोचें और अपना रास्ता 
बदले । आप देथ में शान्ति और प्रेम का वायुमण्टल पैदा करें| मुर्भे वढा 
अफसोस हुआ, जब मेने सुना कि बम्बई में आज प्रान्त-प्रान्त को बल़य करने के 
लिए आन्दोलन चल रहा हैँ । ऐसे आन्दोलन से जहर फंलता हैं। बयो ? बया 
हम गुजराती और महाराप्डट्रीय जब तक गुलाम थे, तव तक आपस में मुहब्बत 
से नही रहे ? तब हम कभी कंगडते थे ? यदि आपको अलग महाराष्ट्र चाहिए, 
तो ले लीजिए । मगर उसका ढंग दूसरा होगा । आप इस तरह से क्यो रूपने 
हूँ ? लड़ने की कया जस्रत है ? बैठ कार उसाफ से काम कर लीजिए | न्याय से 
सगम करनेवाले हमारे देश में वहत लोग हे, उनवा कमीशन बना दो गौर ये 
जिस तरह कहे, वाम बरो । एस तरह असवारों में जहर फैलाने, प्रोनेश्मग्स 
( जूस ) निकालने और मीटिस्स करने की बातें तो तनी तक ठीक थी, जब 
तक एम गुलाम थे। जब जानाद होकर हमें अनभव वरना चाहिए कि हम भले 
है, जवाबदार है गौर क्पता राज्य चलानेवाज़े लोग है। हमें रस तरह से बयो 
नाम करना पट? जापव्य जौर हमारा, सत्रया जो लीटर था, चह भी यही 


2७9 भारत की एकता का निर्माण 


सलाह देकर गया कि भाई, एक दूसरे पर विश्वास करो और एक दूसरे से 
मिलकर काम करो । इसमें कोई मेरा निजी स्वार्थ नही है, लेकिन में यह 
सलाह देना चाहता हूँ कि आज हम कोई जहरीली भावोहवा पैदा न करें और 
समम-बूक कर काम अच्छी तरह से करें, मोहव्वत से काम करें । 

मेने आप से कहा कि हमें हिन्दुस्ताव को मज़बूत बनाना है | स्वतन्त्रता 
प्राप्ति के बाद से हमारा देश बहुत बडा बन गया है । दुनिया में ऐसे बडें देश 
बहुत कम हे, जैसा हिन्दुस्तान हैं । इसको यदि हम मजबृत बना छे, तो हमें 
किसी चीज़ की कमी न रहेगी और हमारी इज्जत बहुत वढ़ जाएगी। इसके लिए 
हमें सामान पैदा करना है । मेने जैसे बताया कि हमें ज्यादा धन पैदा करना 
है, ज्यादा माल पैदा करना है । इस काम के लिए हम आपस में बैठ कर सोचें 
और सरकार के साथ मिलकर काम करें। हमें आपस में रगडने की ज़रूरत 
नही है । हमें आपस में विश्वास का वायुमण्डल पैदा करना है । यदि हम यह 
सब करें, तो हिन्दुस्तान का भला होगा। हमारा जो सबसे बडा नेता था, जिसने 
दुनिया में हमारी इतनी इज्जत बढाई, वह महात्मा गान्धी थे। उन्ही के बताए 
रास्ते पर अगर हम चले, तो वह हमको आशीर्वाद देंगे। मे ईश्वर से यह माँगता 
हैँ कि हम उसके लायक बनें । जय हिन्द ! 


( १२) 
नागपुर विद्यापी5 में भाषण 


हे नवमन्वर, १९४८ 
आपके' विद्यापीठ ने मेरे ऊपर जो प्रेम जाहिर किया है और जिस तरह 
आपने मेरा स्वागत किया है, इसलिए सबसे पहले में आपका शुक्रिया अदा 
फरना चाहता हैं । दान अनेक प्रकार के होते हूँ और नुपात्न को ही दान देना 
ठीक होता हूँ । छेकिन जो दान के योग्य नहीं होता, उसको दान नहीं देना 
चाहिए । पदवी का दान पदवी के योग्य पुरुष को दिया जाता है। छेकिन 
आपने उसके लिए मुभको पसन्द किया हैँ और मेरे ऊपर जिन्दगी मर के लिए 
बोक डाल दिया है । वयोकि पदवी-दान में आपने छिख्न दिया हैं कि एस पदवी 
की योग्यता मुझमें मेरी जिन्दगी भर में रहे । ( हँसी ) यह मेरे लिए बढ़ी 
मुत्तीवत की चात हूँ। इसलिए मुझे कहना पडता है कि पदवी दान को मेने 
डदिन्दगी में कभी स्वीकार नही किया । यह मेरा धर्म नहीं हे, मेरा कर्म नहीं 
हैं। लेकिन आपके प्रेम में फेंसा, इसलिए मेने इसे कंवूछ विया। तो आप लोगो 
के आतीर्वाद से जोर ईश्वर की कृपा से में इस सम्मान को निवाह सकू, तो 
अच्छी वात है। नहीं तो उसके लिए काप और में दोनो दूपित हो जाएँगे। क्योकि 
आपने णिसको पसन्द विया, वह समभ-सोचकर पसन्द फरना था। 
नागपुर में जब में पिछली दफा झाया धा, तो इसी जगह पर मेने जो 
रए पा था, उसका मुझे १रा स्मरण हूँ । आप लोगो को भी वह रुव रमरण 


७ भारत की एकता का निर्माण 


होगा। आज भी जब म॑ नागपुर आया हूँ, तो भारतवर्ष की आधुनिक स्वतत्रता 
की डालई का सारा इतिहास मेरे सामने आ खडा हुआ है । वयोकि नागपुर 
में काग्रेस का एक बहुत बडा वापिक अधिवेशन हुआ था, उसी में भारत की स्वत- 
श्र॒ता की नीव डाली गई थी । वह एक ऐत्तिहासिक सम्मेलन था । इसके वाद 
जो वनाव बने, वे सव आपके सामने वने । आज मी मेरे सामने वह चित्र आ 
खडा होता है, जब काग्रेस की वकिंग कमेटी की वैठक हुई थी और जब पृण्य- 
स्मरणीय श्री जमनालाल बजाज को दो सारे की सज़ा हुई थी | उसके वाद 
भडा सत्याग्रह का काम काग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी ने मेरे सुपुर्दे किया 
था। वह सारा चित्र मेरे सामने है । जो काम उसके वाद हुआ, वह आपके 
सामने हैं। उसके इतिहास में में जाना नही चाहता, लेकिन जितनी वां उसमें 
से फलित हुई हे, उनके सम्बन्ध में आपका ध्यान जरूर खीचना चाहता हूँ । 

आज आजादी तो हम लोगो को मिल गई, लेकिन उस आज़ादी की योग्यता 
हममें है, इसके वारे में मुके उसी तरह शका है, जिस तरह उपाधिदान के 
सम्बन्ध में है । जो आज़ादी हिन्दुस्तान को मिली है, उसकी हिन्दुस्तान में 
कितनी योग्यता है, इसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए | आज हमारे यहाँ 
सब लोग अपेक्षा करते हे कि आजादी मिल गई, तो इसका मतलब है कि सव 
चीज हो गई। और अब भला-बुरा जो कुछ भी हो, उसका उत्तरदायित्व सरकार 
के ऊपर डाल देना चाहते हे । भला करे तो वही, बुरा करे तो वही। उसी की 
सब जिम्मेवारी है । लोग समभते हे कि हमारा काम अब समाप्त हो गया । 
उदाहरण के लिए ऐसा समझ ले कि आपने पदवी-दान मुझे दी, उसे मेने 
स्वीकार कर लिया, और अब मुझे अपनी योग्यता के वारे में कुछ भी सोचने 
की जरूरत नहीं रह गई ! 

मआाजाद होकर आज हमें अपने भविष्य की ओर घ्यान देना है । ऐसा न 
करेंगे, तो यह बहुत बुरी वात होगी । यही आपको भी सोचना हैँ । आाज्ञाद तो 
हम कुर्वानी से हुए हे। जो छोग कुर्बानी करने वाले थे, उन्होने तो खाली कुर्बानी 
का फल चाट लिया। लेकिन जो बाज़ादी का फल है, वह देश भर को मिलना 
चाहिए । वह किस तरह मिले, यही रात दिन सोचने की वात है | पिछली 
लडाई में और उसके वाद से दुनिया में सव जगह कमोबेश नैतिक स्टैण्डडे ग्रिर 
गए या टूट गए । किसी एक मुल्क में ही नहीं, कमोबेश सभी मुल्को में, 
कही ज्यादा और कही कम । छोटे-मोटे स्वार्थो में अधिकाश छोग पड गए । 


अला-ब +प-+र++५3कक4+-कक->नक+९क-++++>क०० 2३५०५ क--+९०- 








समारोह में जाम साहब 


उद्घाटन 4 


री 


ल सीराप्ट के 


5.९ 


सरदार प८ 


'८फो स 


हि 


लेते हु 


राजप्रमंख के पद की शपथ 


3 


वानगर ने राजप्र 


नायपुर विद्यापीठ ७७ 


हमारी आजादी की जो लडाई थी, उस छडाई में त्याग, कुवनी, सत्य और 
अहिंसा आदि के तेजस्वी हथियार थे । उनका परिणाम भी बहुत उज्ज्वल नजर 
भाता था । लेकिन जो विश्व-युद्ध हुआ, उसके जो हथियार थे, वे सहार के 
थे। वे सब सृष्टि सहार के हथियार थे । उसके पीछे, जिस तरह समुद्र मनन 
के बाद जहर निकला था, उसी प्रकार का जहर निकल आया । अब यह जहर 
तो निकला, पर उस जहर को पीने वाला कोई न निकला ! परिणाम यह हुआ 
कि वह जलता रहा और आखिर फूट वहा । उससे दुनिया बहुत परेणान हुई । 
हम भी परेशान हू । तो जो मुल्क आज़ाद थे, वे तो उसको हज़म कर सकते 
है । छेकिव हमारी तरह जो गुलाम थे, क्योंकि आज़ादी तो हमें अब आकर मिली 
है, उनके लिए उसको हज़म करना वहुत कठिन वन गया हैं| कोई ऐसा न 
समझे कि हम आज़ाद हो गए तो सब कुछ हमें स्वयमेव मिल्ल गया । हमको 
अब काम करने की आज़ादी मिली हैं। यह वात हम सव को समभनी है। तो 
में आपसे यह कहना चाहता हूँ कि आजादी की लडाई मे हमने जो त्याग, ब्‌र्वानी 
ओऔर वलिदान किया, उससे भी ज्यादा त्याग और बलिदान हमें आज उस 
आज़ादी को मजबूत वनानें में करना हूँ । हमें अपने देश को ऊपर उठाना है, 
भारत को अपने पैरो पर सठा करना हैं। अभी तो वह एक साल का बच्चा है। 
उसको हमे अच्छी तरह से गौर ऐसी खुराक देनी है, जिसे वह पचा सके और 
जिससे उसकी भूस बढ़े । 

आज हर एक हिन्दुस्तानी को अपना कर्तंव्य समझना चाहिए कि उसे देश 
की आज़ादी की हिफाजत करनी हैं । जो युवक हमारे हिन्दुस्तान के विद्याणेठो 
में पले है, उन्हे यह्‌ बात विग्येप रूप से समभनी है । जो विद्यार्थी यहा पढ रहे 
हैं मौर जो हमारे भविष्य के नागरिक है, उनवा कर्तव्य है कि इन बातों को 
सोचे और समके वयोकि उनको कल सारे हिन्दुस्तान का बोन; उठाना है। हम 
समाजवाद, साम्यवाद और टीका-टिप्पणीवाद इन सव यादों को छोट दे । बाद 
फा समय जब आएगा, तव हम भी उनपर वातें कर सकते हूँ । परन्तु आज हमारे 
पास उसके लिए समय नही हूँ । आज नो हमारे पास एक साल की स्वतन्थ्ता 
हू, वह भी दूटी-फूटी दशा में हूँ । हमें सोचना हैं कि आज दुनिया में मारी जगह 
पा्हा हैं ? हम कहां बैठे है ? हमारे आस-पास बया वायुमण्डल है ? अगर एस 
सदर चीड़ो को हम नहीं देखेंगे, तो आज़ादी हमको हजम नहीं होने पाएगी 
ओर भपिष्य को पजा हमको शाप देगी, वह सक्ैगी एक तपस्ची ने अपनों 

भा० १२ 


(ण्दि भारत की एकता का निर्माण 


तपदचर्या से हिन्दुस्तान को आज़ादी दिलवाई थी, लेकिन उस समय के लोग 
इतने नालायक थे कि उसे हजम नही कर सके । इस चीज को हमें और आपको 
सोचना है । 
जो विद्यार्थी भविष्य में देश के नागरिक बननेवाले हैँ और जो युवक 
आज देश के नागरिक है, उन दोनो को एक बात में बडी अदव से समभाना 
चाहता हूँ । वह यह कि हमारा मुल्क आजाद तो हुआ हूँ, लेकिन उसका पैर 
अभी तक जैसे सोया हुआ है। हमारे देश में बहुत सी घटनाएँ घटी हे । एक 
साल मे बहुत मुसीबत से हम अपने पैरो पर खडे हुए हें। लेकिन हमारे पैर अभी 
तक मजबूत नही हुए । बेपरवाही से हम गिर जाएँगे । इसलिए अब किसी 
फनदे में हमें नही पडना हैं । एक ही चीज़ पर हमे अपनी दृष्टि स्थिर करके बैठना 
है । वह चीज क्‍या है ? वह यह कि हमारा मुल्क किस तरह से शक्तिवान बनेगा, 
किस तरह मजबूत बनेगा ? आप जानते हे कि हमारा मुल्क तभी ताकतवान 
बन सकता है, जब कि हमारा दिल साफ हो। हम जितने भी भारत के निवासी 
है, वे सब समझ जाएँ कि उन सबका भारत के प्रति क्या ऋण है, क्‍या धर्म 
है । तभी भारत मजबूत बन सकता है । 
हम पर जो परदेसी सल्तनत इधर थी, वह तो चली गई । हम भी चाहते 
थे कि वह चली जाए। यह बहुत ठीक हुआ, अच्छा हुआ | हम पर जो भारी 
बोझ था, वह हट गया । वह बोक तो हट गया, मगर तब हमारी हालत ऐसी 
नही थी, हमारे पास कोई ऐसा तनन्‍त्र नही था कि जो हिन्दुस्तान का सारा 
बोक अनुभव के साथ उठा सकता | परदेसी राज्य में जो तन्‍्त्र चलता था, वह 
तो टूट गया । और वह हमारे काम का रह भी नही गया था । लेकिन उसकी 
जगह पर दूसरा तन्त्र बनाना, यह कोई एक दिन का काम नहीं था । उसके 
लिए तो वहुत समय लगेगा । 
यह बोझ उठाने के लिए, स्वतन्त्र भारत का बोक उठाने के लिए, जिन 
पर बोक पडने वाला है, उनको बहुत ठीक ढग से और अच्छी तालीम लेनी 
पडेगी । यह तालीम कुछ तो हमारे विद्यापीठ में मिलेगी, और कुछ सृष्टि के 
महान और खुले विद्यापीठ में । यह आसान चीज नही है । इसमें समय छगेगा। 
लेकिन उतने समय तक सव छोगो को बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है । आपकी 
विद्यापीठो से जो स्नातक निकलते हे, उनको भी सावधान रहने की जरूरत है । 
जो शिक्षा देनेवाले आचार्यगण हैँ, उनको भी सावधान रहने की ज़रूरत है, 


नागपुर विद्यापीठ एज 


चयोकि नए भारत में सवसे पहली ज़रूरत होगी, चारिश्य फी ही । यदि हमारा 
चरित्र ठीक नही होगा, और यदि इस विद्यापीठ से हम चरित्र की छाप लेकर 
न निकले, तो जो वोका हमारे ऊपर पडनेवाला हैँ, उसे हम उठा नहीं सकेंगे । 
आज हमारे लिए सारे एशिया में मंदान खुला पडा हैँ। उस जगह पर 
नेतागिरी की जगह खुली है । उसे कौन ले सकता हूँ ? यदि हिन्दुस्तान अपनी 
जगह सँमाल ले, यदि हम छोग सच्चे दिल से सावधान हो जाएं, तो सारे एसिया 
की नेतागिरी हिन्दुस्तान के पास आ सकती हूँ । चाहे कितनी ही मुसीबतो 
से हम उठे हो, चाहे हमारी कितनी ही थोडी उम्र हो, चाहे हमारा अनुभव 
कितना ही थोड़ा क्यो न हो, लेकिन पुरानी जो विरासत हमको मिली है, वह 
बहुत वडी है । जो हमारा लीडर था, उसने पिछले ३०, ३५ सालो से सारे 
हिन्दुस्तान को जो तालीम दी थी, उससे सारी दुनिया में हमारी प्रतिप्ठा बनी । 
उस चीज़ को हम संभाल लें, तो हमारा देश एशिया का नेता बन सकता है । 
में आपसे कहता चाहता हूँ कि भारत एक बहुत वड़ा मुल्क हैँ। उसका 
टुकड़ा तो हो गया, तो भी जो वाकी बचा है, वह भी बहुत वड़ा हैँं। दुनिया 
में कम मुल्क इतने बडे हे, जिसमें इतनी आवादी हो, इतनी जगह हो, और 
इतनी समृद्धि भरी हो। हमारे देश में जो सिद्धि भरी हूँ, उसे हमे निकालना 
हैं । हम उसे न निकालेगे, तो कौन निकालेगा ? हमारे जो नौजवान विद्यापीठ 
में तालीम ले रहे हैँ, यह उनका काम होगा | लेकिन उसके लिए आपको पूरे 
ध्यान से, अपने चित्त को एकाग्र कर एक ही स्मरण करना है, एक ही रटन 
रटना हैं, वह यह कि भारत को किस प्रकार मजबृत बनाया जाए ? तभी यह 
चीज़ हज्षम हो सकती हूँ । जिस प्रकार का हिन्दुस्तान हम बनाना चाहते 
हैं, उस प्रकार यंग हिन्दुस्तान हम तमी बना सवतें है। 
लेकिन यदि यह हम समझे कि अब तो हम बाज़ाद हो गए, श्सलिए हमे 
सब अधिकार हटप लेने हूँ, उनके मोह में पडना हैँ, और पदो के छाडच में 
पटना हैं, तो उसमे हम बडे सकटो मोर ऋगडो में पठ जाएंगे। तव बाजादी 
भी हमारे हाथ से चठी जाएगी। यह चीज़ ठीक नहीं हैं। जिसके पास पावर 
( घक्ति ) है, बह ठीक तरह से उसे चलाए, इसके लिए हमें उसके उपर 
पौकसी करना है । लछेक्नि उसके पास से सत्ता सखीचकर हमारे पास 
आाजाए, ऐसी फोशिय हमें नहीं करनी हैं। जो गलती करते हैं, उन्हे हम 
गनती न बरले दें, उन्हें सायधान करके ठोक रास्ते पर छे व्यएँ, लेविन हम वर 


जि मारत की एकता का निर्माण 


तपध्चर्या से हिन्दुस्तान को आज़ादी दिलवाई थी, लेकिन उस समय के लोग 
इतने नारायक थे कि उसे हज़म नही कर सके । इस चीज को हमे और आपको 
सोचना है । 
जो विद्यार्थी भविष्य में देश के नागरिक बननेवाले हैं और जो युवक 
आज देश के नागरिक है, उन दोनो को एक बात में वडी अदव से समभाना 
चाहता हूँ | वह यह कि हमारा मुल्क आजाद तो हुआ है, हेकिन उसका पैर 
अभी तक जैसे सोया हुआ है। हमारे देश में बहुत सी घटनाएँ घटी हे । एक 
साल मे बहुत मुसीबत से हम अपने पैरो पर खडे हुए हे । लेकिन हमारे पैर अभी 
तक मजबूत नही हुए । बेपरवाही से हम गिर जाएँगे । इसलिए अब किसी 
फन्‍दे में हमें नही पडना हैं। एक ही चीज़ पर हमें अपनी दृष्टि स्थिर करके बैठना 
है । वह चीज क्‍या है ? वहू यह कि हमारा मुल्क किस तरह से शक्तिवान बनेगा, 
किस तरह मजबूत बनेगा ? आप जानते हे कि हमारा मुल्क तभी ताकतवान 
बन सकता है, जब कि हमारा दिल साफ हो। हम जितने भी भारत के निवासी 
हैं, वे सव समझ जाएँ कि उन सबका भारत के प्रति क्‍या ऋण है, क्या धर्म 
है । तभी मारत मजबूत बन सकता है । 
हम पर जो परदेसी सल्तनत इधर थी, वह्‌ तो चली गई | हम भी चाहते 
थे कि वह चली जाए । यह बहुत ठीक हुआ, भच्छा हुआ । हम पर जो भारी 
बोक था, वह हट गया । वह बोक तो हट गया, सगर तब हमारी हालत ऐसी 
नही थी, हमारे पास कोई ऐसा तन्‍्त्र नहीं था कि जो हिन्दुस्तान का सारा 
बोमक अनुमव के साथ उठा सकता । परदेसी राज्य में जो तन्‍्त्र चलता था, वह 
तो दूट गया । और वह हमारे काम का रह भी नहीं गया था । लेकिन उसकी 
जगह पर दूसरा तन्‍त्र बनाना, यह कोई एक दिव का काम नहीं था ) उसके 
लिए तो बहुत समय लगेगा । 
यह बोक उठाने के लिए, स्वृतन्त्र भारत का बोर उठाने के लिए, जिन 
पर बोक पडने वाला है, उत्तको बहुत ठीक ढग से और अच्छी तालीम लेनी 
पडेगी । यह तालीम कुछ तो हमारे विद्यापीठ में मिलेगी, और कुछ सृष्टि के 
महान और खुले विद्यापीठ में । यह आसान चीज नही हैं । इसमें समय छगेगा। 
लेकिन उतने समय तक सव लोगो को बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है । आपकी 
विद्यापीठों से जो स्तातक निकलते हे, उनको भी सावधान रहने की जरूरत हैं । 
जो शिक्षा देनेवाढे आचार्यगण हे, उनको भी सावधान रहने की जरूरत है, 


नायपुर विद्यापीठ ७६ 


क्योकि नए भारत मे सबसे पहली ज़रूरत होगी, चारिश्य की ही। यदि हमारा 
चरित्र ठीक नहीं होगा, और यदि इस विद्यापीठ से हम चरित्र की छाप लेकर 
न निकले, तो जो वोका हमारे ऊपर पडनेवाला है, उसे हम उठा नही सकेंगे । 
आज हमारे लिए सारे एशिया में मैदान खुला पडा हैं। उस जगह पर 
नेतागिरी की जगह खुली है । उसे कौन ले सकता है ? यदि हिन्दुस्तान अपनी 
जगह संभाल छे, यदि हम लोग सच्चे दिल से सावधान हो जाएँ, तो सारे एसिया 
की नेतागिरी हिन्दुस्तान के पास आा सकती है । चाहे कितनी ही मुसीवतों 
से हम उठे हो, चाहे हमारी कितनी ही थोडी उम्र हो, चाहे हमारा अनुभव 
कितना ही थोडा वयो न ही, छेकिन पुरानी जो विरासत हमको मिली हैं, वह 
यहुत बडी हैं। जो हमारा लीडर था, उसने पिछले ३०, ३५ सालो से सारे 
हिन्दुस्तान को जो तालीम दी थी, उससे सारी दुनिया में हमारी प्रतिष्ठा बनी । 
उस चीज़ को हम संभाल ले, तो हमारा देश एशिया का नेता वन सकता है । 
में आपसे कहना चाहता हूँ कि भारत एक बहुत बडा मुल्क हैं। उसका 
टुकडा तो हो गया, तो भी जो वाकी बचा है, वह भी वहुत बडा हैँ! दुनिया 
में कम मुल्क इतने बडे है, जिसमें इतनी आवादी हो, इतनी जगह हो, और 
इतनी समृद्धि भरी हो। हमारे देद में जो सिद्धि भरी है, उसे हमें निकालना 
है| हम उसे न निकालेंगे, तो कौन निकालेगा ? हमारे जो नौजवान विद्यापीठ 
में तालीम छे रहे हैँ, यह उनका काम होगा । लेकिन उसके लिए आपको पूरे 
ध्यान से, अपने चित्त को एकाग्र कर एक ही स्मरण करना है, एक ही रटन 
रटना है, वह यह कि भारत को किस प्रकार मजबृत बनाया जाए ? तभी यह 
चीज़ हम हो सकती है । जिस प्रकार का हिन्दुस्तान हम बनाना चाहते 
है, उस प्रकार का हिन्दुस्तान हम तभी वना सकते है। 
लेकिन वदि यह हम समझे कि अब तो हम आज़ाद हो गए, इसलिए हमे 
सव अधिकार हड्प लेने हूँ, उनके मोह में पडना है, बौर पदों के लारूच में 
पडना है, तो उसमे हम वडे सकटो और फगडो में पढ़ जाएँगे। तव आजादी 
रे पे हाय से चछ्ी जाएगी। यह चीज़ ठीक नही है। जिसके पास पावर 
कर रा हैँ, वह टीक तरह से उसे चलाए, इसके लिए हमे उसके ऊपर 
/ ऐनी कोशिश हमें नहीं करनी है। जो गलती करते है, उन्हें 


रे 
गछ़ती मे करने दें, उन्हें सावधान हे हम 
गलती न करने दे, उन्हें सावधान करके ठोक रास्ते पर ले आएँ, लेकिन हम वैर 


शरट० मारत की एकता का निर्माण 


ओर ईर्षा में न पढें । वेर और ईर्षा आदि तो हमको नृकसान करनेवाली है। 
इन सबको छोडकर गान्धीजी ने जो मार्ग वताया है, उसी मार्ग पर चलकर 
हम प्रेम, सत्य और आदर का वायुमण्डलू पैदा करें, तभी हम अपने देश को 
मजबूत बना सकते है । उसके लिए भी हमारे मुल्क के नौजवानों को सावधान 
रहने की जरूरत है । 

बहुत से विद्यालयों में और खुद हमारे सरकारी तन्‍्त्रो में भी जो नौजवान 
हैं, उनके दिल में कही-कही भिन्न-भिन्न ख्याल डाले जाते हे। कोई लोग यह 
सिखाते हैं कि काग्रेस की गवनेमेंट की तरफ से जो लोग काम चलाते हैं, उनमें 
मुसलमानों की तरफ कुछ ज्यादा भुकाव होता हैँ और उससे हिन्दू सस्क्ृति 
का नुकसान होता है । यह्‌ छोटे दिल की वात हैँ । हमने हिन्दुस्तान का टुकड़ा 
करके मुसलमानों के लिए एक अछग हिस्सा दे दिया । उसके बाद हम कोई 
ऐसी चीज़ करनेवाले नही है, जिसमें भेद-भाव रहे। हिन्दुस्तान में रहनेवाले 
हिन्दू, मुसलमान, पारसी, क्रिश्चियन या सिख कोई भी हो, सव हमारे लिए 
समान हैँ। यदि हम इस प्रकार का भाव पैदा न करें, इस प्रकार का वायुमण्डर 
पैदा न करें, तब हिन्दुस्तान खतरे में रहेगा । यह आपको समभ छेना चाहिए। 
मुसलमान अपनी जगह पर रहे, हिन्दू अपनी जगह पर रहें, छोटी-छोटी 
कौमें अपनी जगह पर रहे । सब कोई अपने मजहव के आप मालिक है। जो 
जैसा चाहे अपना मजह॒व और अपना खुदा मान ले । उसमें हमें कोई ऋगडा 
नदी करना है । हिन्दुस्तान का टुकड़ा होने के बाद इस मुल्क में रहनेवाला 
हर एक व्यक्ति हिन्दुस्तानी है । यहाँ कोई गैर नही है । 

हिन्दू तो यहाँ बहुत बडी ताकत में पड़े हे, उनको डर क्यो छरूगता है ? 
वे क्यो डर कर नोजवानों को ग़लत रास्ते पर चलाने की कोशिश करें ? 
जो कोई छिपे-छिपे अपने नौजवानों को ऐसी चीज़ सिखाता है, वह हिन्दू 
सस्क्ृति ओर भारतीय सस्क्ृति को नुकसान पहुँचाता है, चाहे वह दिल में 
कितना ही समझता हो कि वह हिन्दू सस्कृति की रक्षा कर रहा है । आपको जो 
कुछ करना है, खुल्लमखुल्ला करो । जितना काम छिपाकर करोगे, आप में उतनी 
ही एक प्रकार की भीरता पैदा हो जाएगी। कायरो को छिपा काम करने की 
ज़रूरत होती है, बहादुर मर्दों को नही । सो आप को जो काम करना है, 
खुला करो । जब परदेसी सल्तनत थी, तव दूसरी वात थी । उसका हथियार 
भी दूसरा था। आज किसके साथ हमें लडना हैं ? आज हमें क्या आपस में 


नायपुर विधापीठ रद 


लड़ना है ? अगर ऐसा हुआ तो समझ छो कि सव फूटनेवाला हैं। तब आपके 
पास कोई चीज़ रहनेवाली नहीं है। आपस में छडने से वढ़कर अधिक बुरी 
और कोई वात नही हो सकती । अपने देश का पुराना इतिहास देखिए । 
क्यों हमें इतने साल तक गुलामी उठानी पडी ? इसी कारण कि हम आपस 
मे लखते थे । 

आज तो हमारे राजा-महाराजा भी समझ गए हे कि हमारी रक्षा और 
हमारी इज्जत भारत की एकता में हूँ । तो यह वात आप क्यो न समझे ? 
कौन-सी चीज़ ऐसी है, जिसके लिए अब आपको आपस मे लडना हैं? 
अब परदेसी के साथ तो आपको लरडना हैं नही। अब तो जिसके पास राज्य 
की वागडोर है, उसके ऊपर वह काम छोड दीजिए । हमारे किसी वौर्डर 
( सीमा ) से अगर हमे कोई खतरा हो जाए, तब तो हमें लडना ही पडेगा। वह 
खतरा जितना है, वह हमारे ख्याल में है। उसके ऊपर जितनी ज़रूरत हैं, 
उतना ख्याल हम रखेंगे । उस सम्बन्ध में आपको सोचने की ज़रूरत नही है । 

आपको ज्यादा खतरा जिस चीज में है, वह आपको सोचने की ज़रूरत 
है । अगर देश में आपस में फूट होगी, एकता न होगी तो वहुत बडा खतरा 
है । जितना जहर ५, ७ साल से था, वह अब फूट गया। उसमे से मवाद निकल 
गया । अब वह चीज भूछ जानी चाहिए । उसके ऊपर अब परदा डाल देना 
साहिए। जिसको इधर रहना पसन्द नही है, वह यहाँ से चला जाए। लेकिन 
जितने इधर रहते है, वें अब एक कूटुम्व मे है और इसी तरह से उनको 
रहना पड़ेगा | हो सकता हैं कि हमारे यहाँ अभी तक कोई ऐसा हो, जिसका 
दिल अभी इधर ठीक नही हो। वह यहाँ से चला जाएगा। वह यहाँ रह ही 
त्ही सकंता । लेकिन आपको यह सममना चाहिए कि जो वाकी हिन्दुस्तान 
पडा हैं, वह तभी मजबूत बनेगा, कि जब आप यह समझ ले कि हम सब 
हिन्दुस्तानी है। लेकिन हमारी आजादी का एक साल भी नही हुआ, कि हम 
समभने लगे कि हम महाराष्ट्रियन हे, हम गुजराती है, हम वगाली है, हम 
भद्रासी हे, हम चरारी हे, और हमारे भाषावार अलग-अलग टुकडे होना चाहिए, 
तो फिर कैसे चलेगा ? एक तरफ हम कोशिश करते हे कि हम सारे भारंत- 
वर्ष को एक कर दे । दूसरी तरफ हम कोशिश करने लगे कि हमारे अरूग- 
अछग टुकडे हो जाएं ! यह रास्ता तो राष्ट्रीयता को खून करने का हैँ। उसमें 
से देश भर में ज़हर फैलेगा । ः 


श्र भारत की एकता का निर्माण 


हाँ, समय आएगा, जब इस प्रकार का काम भी हमें करना होगा और तब 
हम इसे ठीक तरह करेंगे। लेकिन वह सम्यता से और सफाई से ही हो सकता 
है। उसके लिए हम सव में भाई का-सा प्रेम होना चाहिए। उसके लिए जहरी 
वातावरण पैदा करना मूर्ख लोगो का काम है । आज यह समय नही है कि 
हम इस प्रकार का काम करें। आप देखते हे, अभी थोडे ही दिन पहले हमने 
आपका जितना बडा प्रान्त है, इसी प्रकार के, बल्कि उससे भी बडे हँदरावाद 
स्टेट का फैसला किया। 

वहाँ कितने साल से एक प्रकार का राज्य चलता था। जिस प्रकार का 
वह राज्य चलता था, उससे वहाँ की राजनीति में, जो ज़हर भर गया था, 
क्या वह चन्द दिनों में निकल गया ? नहीं । इतना वडा फोडा था, उसमें से 
पस निकालने के लिए उसे कितने दिनो तक घोना पडेगा, तव वह ठीक होगा। 
आपके सामने इतनी बडी जो एक चीज बन गई हैं, उसकी कीमत आज आप 
नहीं आँक सकते । इसके लिए तो बहुत समय लगेगा। भविष्य का इतिहास- 
कार उसको तवारीख में लिखेगा । आपको समभना है कि हमारे सिर पर 
बडे-बडे फोडे निकले थे, और उन फोडो को ठीक कर हम हिन्दुस्तान में पूरी 
एकता और शक्ति लाने का काम कर रहे हैं। 

जाप को मालूम हूँ कि हिन्दोस्तान में ५६२ रियासतें थी। इतनी रिया- 
सतें हिन्दुस्तान को एक तरह अरूग-अलग टकडे किए हुए थी।। उन सब की 
अलग-अलग राज्य-व्यवस्था थी। जब परदेसी सलतनत हमको छोड कर चली 
गई, तो कौन उम्मीद करता था कि एक साल में इस सारी समस्या को हम ठीक 
कर लेंगे । किसे ख्याल था कि इस सारी कारंवाही में न किसी को नुक- 
सान होगा, न कोई मार-पीट होगी । परमात्मा की पा से पूरी शान्ति से, अमन 
से और प्रेम से यह सब काम हो गया | में आपको बतलछाता हूँ कि यह जो 
प्रान्तों को नये ढग से अलूग-अलग बनाने का काम है, वह भी हम उसी तरह 
छर सकते हे | पर अभी वह करना ठीक नही हैं । इस तरह की जल्दबाजी से 
वह काम हो नही सकता । यदि महाराष्ट्र को अलूग होना हो तो सब महा- 
राष्ट्रियतो को आपस में वेठकर वात कर लेनी है। उसके वाद जिनसे अलग 
होता है, उनसे बात करनी है, जैसे जिन राजाओ की राज्य-सत्ता हमें लेनी 
थी, हम उन सब के साथ बैठे थे । 

पिछले दिसम्बर में मे १२ घटो के लिये इधर जाया था । तव आप लोगो 


नायपुर विद्यापीठ रिपरे 


को मालूम भी न पडा था। में ज्ञाम को आया था और सुबह चछा गया 
इधर राजाओं की जितनी सत्ता थी, वह सव जेव मे डालकर चला गया। यह 
किस तरह से हुआ ? राजामों से पूछो कि उनको क्‍या चोट लगी है । लेकिन 
काम ऐसा हुआ कि उनको भी ठीक छगा और आप लोगो को भी ठीक छगा। 
इसी प्रकार यह काम भी हो सकता है । छेकिन यदि कहो कि वम्बई को हम 
वलिन बना देगे, तो में यही समभूगा कि कोई नादान यह वात कर रहा 
हैं। यह कोई समझदारी की वात नहीं है। आज जब हिन्दुस्तान की 
भाजादी एक साल की हुई है तव इस जुवान से, यह वात निकलने लगे, कि 
आजादी क्या चीज़ है, लोग यही नहीं समझे, तो यह कितनी बुरी बात हैं । 
इसी तरह नागपुर व वरार में से वडा वरार बनाना हो, तो वह भी वन सकता 
है । लेकिन खाली नक्शे में रंग बदल देने से कोई बडी चीज न बनेगी। जैसे 
हमने राजाओ के पास से सारी पावर ( शक्ति ) छेकर लोगों को दे दी और 
उससे मैप ( नक्शे) में फर्क हुआ. वह तो ठीक हैं। उससे चित्र तो अच्छा 
लगता हैं । लेकिन क्या भीतर भी कोई फर्क हुआ हैं ? राजाओ की जो रियाया 
थी, उसको भी कोई फर्क मालूम पडा है ? वह न मालूम पडा हो, तो आपको 
समभना चाहिए कि कोई फर्क नहीं पडा। तव तो खाली नक्शे को शवल 
में ही फर्क हुआ है । 

असली फर्क तो तभी होगा, जब राजा भी महसूस करें कि यह अच्छा 
हुआ हैँ और रियाया भी महसूस करे कि ठीक हुआ है। जैसे हमको आजादी 
मिली। आज हिन्दुस्तान में कोई महसूस नही करता हैं कि हम को आजादी मिली 
हैं, क्योकि कोई फर्क नही पडा है। यह फर्क तो तभी पडेगा, जब हम खाली 
गवर्नमेंट पर देश की भलाई-बुराई का सारा बोक डालने की आदत छोडकर, 
हम सव अपनी-अपनी जिम्मेवारी महसूस करेंगे। हम समझें कि हमारा क्या 
धर्म है, हमे क्या करना चाहिए, किस प्रकार से हमें सरकार का साथ देना 
चाहिए। कुछ लोग कहते है कि गवर्ममेंट में कोई विरोध नही हैं। इस तरह 
से ठीक नही है। परल्तु विरोध का शौक करने का समय तो त्व आएगा, जब 
हिन्दुस्तान ताकतवर हो जाएगा । आाज विरोध करने से छाभ क्‍या ? आज 
विरोध करने से चन्द एलेक्शन ( चुनाव ) होगे । एलेक्शन में विरोध करने 
वाले हार जाएँगे । काग्रेस उसी जगह पर खड़ी रहेगी । इससे क्या फायदा 
होगा ? हमें यह सीखने की जरूरत है कि आज हमारा कर्तव्य बया है। हर 


रटछ भारत की एकता का निर्माण 


हिन्दुस्तानी का, हर सिटिजन ( नागरिक ) का धर्म क्या है यह सव सीखनें- 
सिखाने की आज जरूरत हैं । यूनिवर्सिटी में, विद्यापीठ में सभी जगह हमें 
करतंव्य का पाठ सीखना हैं । यह चीज आप सीखे, तभी काम होगा । 

आज तो मे नागपुर के हालात नही जानता । लेकिन बहुत-सी यूनिवर्सि- 
टियाँ मेने देखी है। जिनमें शिक्षा देनेवाले लोग यह समभते हूँ कि हम 
समाजवाद सीखें, साम्यवाद सीखें, और उस पर बहस चलाएँ । यह ठीक है । 
इससे अपनी एक तकं-वितर्क की शक्ति खिल जाएगी। लेकिन हिन्दुस्तान उससे 
ताकतवान नही वनेगा। हाँ, नौजवानों की विचार-दक्ति खिले, वह एक प्रकार 
की योग्यता हैँ । लेकिन उसके साथ-साथ अगर अपनी जवाबदारी, अपनी 
जिम्मेवारी महसूस करना हम नही सीखेंगे और काम करने के लिए हाथ-पैर 
चलाना हम नही सीखेंगे, तो देश का काम नही होगा । 

हमने तो कही तकंवाद या वितर्कवाद नहीं सीखा । हम पर तो जो बोझ 
जाता रहा, उसको उठाते रहे । इस तरह ससार के विद्यापी० से हमने कुछ- 
न-कुछ सीख लिया । जो कुछ सीखा, अपने अनुभव से सीखा | इस विद्या- 
लय में से, या नागपुर विद्यापीठ में से जो नौजवान निकलेगे, वे क्या खाली 
तकंवाद करते रहेगे ? क्‍या वे खाली टीका-टिप्पणी करने की सीख लेंगे या कुछ 
आर्टिकल लिखने या कुछ व्याख्यान देने की सीख लेंगे ” अगर केवल यही सब 
हुआ, तब तो पुरानी चाल चलनेवाली बात होगी । उसमें कोई फायदा न होगा। 
लेकिन बोभ उठाने के लिए हमें अपने कन्धे मज़बूत कर लेने चाहिए। काम 
करने के लिए हमें अपने पैर मजबूती से गाड लेने चाहिए और काम करने की 
सीख लेनी चाहिए | हम भले ही न बोले, मगर हमारा काम बोले । में तो 
चाहता हें कि हमारी जुबान कम बोले, काम ज्यादा बोले । इस प्रकार काम 
करने की वात आप सीख छेगे, तो उससे आपका और देश का बहुत बडा 
फायदा होगा । 


( १३ ) 
स्टेट्स एडवाइज़री कों सिल का उदघाटन,नागपुर 


४ नवम्बर, १९४८ 
प्रधान मनन्‍्त्री, महाराजाओ और अन्य सज्जनो, 
में मध्यप्रान्त में विद्यापीठ के आमन्त्रण पर आया था। इस मौके पर 
आपने एडवाइजरी कौन्सिल का इनआगुरेशन ( उद्घाटन ) मेरे हाथ से कर- 
वाने का निश्चय कर लिया । इसके लिए में आपको धन्यवाद देता चाहता 
हूँ । क्योकि इस वारे में में आप छोगो को चन्द बातें कहना चाहता हूँ। ऐसा 
मौका वार-वार नही आ सकता । हिन्दुस्तान में यह जो वडा भारी विप्लव 
हुआ है, जिससे देशी रियासतो की समस्या इतने थोडे समय मे हछ हो गई 
हैं। यह सब क्योकर हुआ, किस तरह से हुआ, इसे अभी कम छोग जानते हे। 
उससे क्या छाभालाभ हुए, उन सब के मूल्य आँकने में अभी समय छंगेगा। 
जो कुछ हुआ, उसे कम लोग जानते है । 
आप लोगो ने मुझे जो मानपत्र दिया है और इस मानपत्र में आपने मेरे 
काम की कदर बूभी हैं, इसलिए में आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ । सलेप 
में में आपको वतलाना चाहता हूँ कि मेरे दिल में रियासतों को एकत्रित करने 
की और उन्हें हिन्दुस्तान में मिलाने की कल्पता किस तरह उद्भूत हुई, 
उसका स्याल में आपके सामने रखना चाहता हूँ । जब मेने हिन्दुस्तान सरकार 
के गृहमन्त्री का पद स्वीकार किया, तब मुझे कोई स्थाल न था कि इन देशी 
रियासतो का काम भेरे पास आनेवाला है | उनका क्‍या नक्शा बनेगा, यह तो 


रद भारत की एकता का निर्माण 


मेने कभी सोचा ही नहीं था । छेकिन थोडे दिनो के वाद मुझे मालूम पडा कि 
मध्यप्रान्त में वस्तर नाम की एक रियासत है । उस रियासत की घरती में काफी 
धन भरा हुआ है । उसका उपयोग कौन करे, किस तरह से करे, इसके 
बारे में मेरे पास किसी ने एक रिपोर्ट भेजी । इस रिपोर्ट में मुझे सावधान किया 
गया था कि वस्तर में कच्चा सोना भरा है, लेकिन उसका उपयोग हिन्दुस्तान 
के हित में नही, वल्कि हिन्दुस्तान के अहित में होनेवाला हैं। यह कह फर 
उसमें सारा वयान दिया गया था । उस रिपोर्ट में विस्तार से लिखा था कि 
बस्तर स्टेट की भूमि में क्या-क्या कीमती चीज़ें भरी हे और उनको किस 
तरह से मार्टंगेज़ किया जाता हैं । उसमें लिखा था कि हँदरावाद रियासत 
को बहुत वडी लम्बी लीज़ ( ठेके की अवधि ) के लिए सारी स्टेट का यह 
अमूल्य धन दिया जा रहा है । पोलिटिकल डिपार्टमेंट यह्‌ काम कर रहा है। 
बस्तर स्टेट का राजा समीर (नावालिक) है, और वालिए ( शासक . गार्जि- 
यन ) परदेसी हँ। ये परदेसी लोग वहाँ काम कर रहे हे और बहुत ज़ोरो से 
यह काम चल रहा है । 

जब मेने यह देखा तो मेने पोलिटिकल डिपार्टमेंट से पुछवाया कि बस्तर 
स्टेट में कोई लीज़ हो रही हैं ” और उसके वारे में आप लोगो ने क्या प्रोग्राम 
बनाया हैं । वह सब मुझको बतलाओ । पहले तो उन लोगो ने थोडी आना- 
कानी की। लेकिन फिर मेरे पास यह चीज़ आई कि हैदराबाद स्टेट के 
साथ बस्तर का सम्बन्ध रेलवें से बनाया जाए। और यह रेलवे हैदराबाद 
स्टेट बनवाए। बस्तर की माइन्स ( खानो) में जितना खनिज है, उनका लीज 
किया जाए और बहुत लस्‍्बे पीरियड (समय) के लिए यह लीज़ दिया जाए । 
पोलिटिकल डिपार्टमेंट में यह सब कोशिश हो रही थी। यह भी कि बहुत 
जल्द यह काम हो जाए। पर उस पर दस्तखत कौन करे ? मेने पोलिटिकल 
डिपार्टमेंट से कहा कि यह चीज़ आप नही कर सकते । अब आपको तो यहाँ 
से जाना ही है। उन्होने कहा कि प्रस्ताव करने वाले स्टेट के शासक हें। हमने 
कहा कि अब आपको इस भगडे में नहीं पडना हैं । इस समय पर तो वे 
खुद दस्तखत नही कर सकते थे, क्योकि हमने इसमें रोडा डाल दिया था । 
तब उन्होने राजा को, जो अभी छोटा था, गद्दी पर बैठा दिया । क्योकि 
उसकी दस्तखत लेना आसान था | वह अभी कच्चा बच्चा था। यह सब 
दाँव-पेच अमी समझता नहीं था। 


स्टेट्स एडवाइज्री कॉपिल का उद्घाटन, नायपुर शरद 


तब उनको मेने दिल्ली में बुलुवाया । महाराजा जस्ी इतना समझदार 
नही था; इसलिए मेने उनके रिह्तेदार मयूरभज के महाराजा को भी साथ ही 
बुलाया । तब वे दोनो दिल्ली में आए। मयूरभंज के महाराजा सयाने आदमी 
हैं, लेकिन वह वस्तर पर कुछ प्रभाव डाल सकेंगे, ऐसा मेने नहीं पाया । 
महाराजा बस्तर तो अभी बहुत ही नाअनुभवी वच्चा था । उस निर्दोष से 
दस्तखत कराना मेरी राय से एक प्रकार का गुनाह था। उसको राज्य चलाने 
का न कोई अनुभव था और न इल्म था । तव इस मामले का क्या बनेगा, 
यह चीज कहाँ बैठेगी, इस वात का मुझे अन्देशा हुआ । मेने सोचा कि जल्द 
ही पोलिटिकल डिपार्टमेंट को हटाया जाए, तो यह काम हो सकता है । यही 
एक किस्सा नही था । और भी बहुत से किस्से थे । कितने ही छोटे-छोटे छडकों 
को गद्दी पर विठा दिया गया था। 

तब हमारी यह कोशिश हुई कि हम इस पोलिटिकल डिपार्टमेंट से जितनी 
जल्द फारिय हो जाएँ, उतना ही अच्छा हो । पोलिटिकल डिपार्टमेंट भी कोशिश 
कर रहा था कि जातें-जाते जितता काम उसे अपने हित में करना है, वह 
सव कर लें । उधर में सोच रहा था कि भविष्य में रियासतों का क्‍या होना 
लाहिए, और किस तरह से काम होना चाहिए । 

तब मेने एक ड्राफ्ट तैयार किया, जिसके अनुसार वह हक भारत सरकार 
को मिल जानेवाले थे। मेने उन महाराजाओ को बुलाया गौर कहा कि इस 
बात पर विचार करने के लिए यदि आपको वक्‍त चाहिए, तो वक्‍त लो । लेकिन 
अपनी जिश्मेदारी समझ कर इस पर दस्तखत करो, तब में कबूल करूँगा । 
उन लोगो ने नहीं किया । से चढा गया। में स्टेशन पर गया। वहाँ में रेल 
में बैठा था। वहाँ पर उन लोगो ने दस्तखत नहीं किए । लेकिन मेरे पीछे 
उन छोगो ने एक पैगाम भेजा कि एक घटा ठहर जाइए । तो मे रेलगाडी 
में ही ठहर गया और मेरा सेक्रेटटी उनके पास रहा । उसने उन छोगो को 
समभाया । तब उन लोगो ने दस्तखत कर दिए और मुभको ये दस्तखत रेल 
में भेज दिए । 

अब लोग तरह-तरह की बाते कहते हैं। बहुत से लोग तो सममकर कहते 
है और तारीफ करते हैं । और कई छोग यह कहते है कि यह तो हिटलर का 
काम किया। उन लोगो को यह मालूम नही था कि मेने दस्तखत करवाए नही 
थ। मेने तो उन्ही पर छोड दिया था और में चला गया था। छेकिन उन 


रद्द भारत की एकता का निर्माण 


लोगो ने दस्तखत कर के मेरे पास भेज दिया । खुद उनके दिल में आ गया 
कि हिन्दुस्तान के हित में, उनके अपने हित मे, और रियासत के हित में यह 
चीज हूँ । तमी उन्होने दस्तखत किए । हाँ, एक वात मेने जरूर कही थी 
कि यह चीज जल्द करने की है, क्योकि मेरा काम एक ही रियासत के साथ 
नहीं हैँ। मेरा तो छोटी-वडी सभी रियासतो के साथ काम हैं। मुझे यह काम 
जल्द पूरा करना है । अगर जल्दी यह काम नहीं हुआ, तो उसमें रुकावट 
डालनेवाली शक्तियाँ पडी है, वे सव काम विग्ाड देंगी । तो वे छोग समझ 
गए और उन्होने दस्तखत कर दिए। 

वहाँ से में सीधा नागपुर आया । नागपुर में भी में कोई ज्यादा ठहरा 
नही था । जो राजा-महाराजा यहाँ बैठे हें, वें जानते हे कि मेने उन पर 
कोई दवाव नही डाला और न किसी प्ररयर का लालच उनको दिया! ऐसा 
कोई काम मेने नही किया । खाली उनको समभाया कि यह सब क्‍या चीज़ है। 
उन लोगो ने पूरी समभपूर्वक चन्द घण्टो में अपने दस्तखत मुझे दे दिए 
ओर सुवह में चला गया। यह तो उस सारे काम की शुरुआत हुईं थी। लेकिन 
जब यह काम हो गया, तव सारे हिन्दुस्तान में और हिन्दुस्तान के बाहर भी 
एक चमत्कार सा हो गया । सबको हैरानी हुई कि यह क्‍या हो गया। लेकिन 
जिन रियासतो ने दस्तखत किए थे वह तो कर दिया, लेकिन उसके बाद जो 
काम हुआ, उसका सारा यश यहाँ के राजा महाराजाओ को मिला, जिन्‍्होने 
समभपूर्वक जल्दी-जल्दी दस्तखत किए थे। मेने उसमें कुछ नहीं किया। खाली 
भेने उन्हे समझाया कि मेरी योजना क्‍या है और हिन्दुस्तान किस तरह से 
चलनेवाला है | (तालियाँ) 

आपकी सलामती भी इसी मे है, हिन्दुस्तान की सलामती भी इसी में है। जिन 
छोगो के दिल में देअप्रेम जागृत हुआ, उन लोगो ने दस्तखत किए । उसके 
चाद तो जाप जानते हैं कि सुझे सौराष्ट्र, जहाँ सारे हिन्दुस्तान के वरावर रिया- 
सर्तें पडी थी, वल्कि उससे भी ज्यादा रियासतें वहाँ थी, उनको मिलाने 
का वहुत वडा और विकट काम था। यह काम करने में मुझे उन लोगो से 
सहायता मिली, क्योकि उन छोगो ने अच्छे समय पर शुरुआत की थी । लेकिन 
जिन छोगो से मेने कोई उम्मीद नहीं रखी थी, ऐसे लोगो ने भी सौराष्ट्र में 
मेरा साथ दिया | यह बात ठीक हैं। तो करीव-करीव २५०-३०० रियासतों 
का एक गुट वन गया और इससे एक सौराष्ट्र का जन्म हुआ । 


स्टेट्स एडवाइजरी कौंपिल का उद्घाटन, नागपुर शैट& 


महाराष्ट्र की जितनी रियासतें थी, उन लोगो ने तव तक अरूग रहने का 
एक इन्तजाम किया था। जिसकी आधारभूत वात थी एक प्रकार का जवाब- 
दार राजतन्त्र अपनी प्रजा को देना, और काम चलाना । लेकिन इस सम्बन्ध 
में जो काम की शुरुआत हो गई थी, उसका असर महाराष्ट्र पर पटा और 
वहाँ जितने नौजवान राजा थे, वे सव मेरे पास आए और कहने छूगे कि 
हम तो वम्बई राज्य में मिलना चाहते है । हम इस तरह से अलरूग नही रहना 
चाहते । मेने कहा कि आपको मुवारकवाद हैँ । उन्होनें कहा कि हम तो यह 
करना चाहते है लेकिन क्या आप हमको ऐसा करने देंगे ? मेने कहा कि क्यो 
नही ? तब उन्होने कहा कि कुछ और राजा कहते हे कि क्योकि उन लोगो ने 
काग्रेस के साथ इस प्रकार का समभौता कर लिया है कि उन्हे अलग रहना 
है, तो इस प्रकार पृथक कायम रहने से उन्हे रक्षण मिलेगा । मेने कहा कि 
यह बात तो गलत है । काग्रेस ने किसी के साथ न ऐसा समभौता किया हैं, 
न कोई ऐसा वन्दोवस्त किया है और न किसी को इस प्रकार की गारण्टी 
दी है। 

तब सब राजाओ का एक डेपुटेशन आया और मेने उनको समझाया कि 
यदि आप यह समभते हे कि छोटी-छोटी रियासते एक प्रकार अपनी प्रजा को 
जवाबदार राज्यतन्त्र का अधिकार देकर अपने पृथक भविष्य को कायम रखने 
की गारण्टी ले लेगी, तो आप का यह झुयारू गलत हूँ । वह वन नहीं सकता। 
जवावदार राज्यतन्तव कोई हँसी खेल नही है । रेस्पासिविल गवर्नमेट ( उत्तर- 
दायी सरकार ) का मायना यह नही है कि हमारे मुल्क में इस प्रकार के 
छोटे-छोटे टुकडे बनाकर हम अंग्रेजो के रेस्पासिविल गवर्नमेंट की नकल 
करेंगे । वह तो हमारे मर जाने की वात हो जाएगी । इस तरह से नही हो 
सकता । यह न आपके इटटरेस्ट (हित) में हैं जौर न हमारे । मापको मिल जाना 
हो तो मिलो । नही तो भविष्य में यदि कभी आप प्रोटेबशन (सुरक्षा) के लिए 
सेण्ट्रल गवर्नमेट ( केन्द्रीय सरकार) के पास या काग्रेस के पास जाना चाहेंगे 
तो आपको कोई रक्षण नही मिलेगा । तब सेण्ट्ल गवर्नमेंट भी आपको प्रजा 
के सामने इस प्रकार का रक्षण नहीं देगी। क्योकि अब युग वदलू गया है। 
उससे तो यही अच्छा है कि आप अपने जाप ही समझ-वृझ; कर किसी राज्य 
में शामिल हो जाओ । 

तव उन लोगो ने मान लिया और कहा कि आप जो कहते हे, वही ठीक 


2६० भारत की एकता का निमाण 


बात है । पीछे गुजरात के सब राजा भी मिल गए । इस प्रकार सब रियासत्तें 
मिलने छगी। उन पर किसी का भी दवाव नही था। इसका एक उदाहरण आपको 
देना चाहता हूँ । मयूरमज के महाराजा मेरे पास आए और कहने छगे कि 
मैंने अपनी प्रजा को वचन दिया है कि हम तुम्हे जवाबदार राजतत्त्र देनेवाले 
हैं । इसके लिए हमारे यहाँ आजकल चुनाव भी चल रहा है। उन्होने कहा 
कि उन लोगों को इस प्रकार का वचन देने के बाद अगर में उसमें से हट जाऊं, 
तो मेरे ऊपर वचन भग करने का आरोप आएगा। तब मेने कहा कि में किसी 
पर दबाव नहीं डारूगा । आप खुशी से अलूग रहिए | छेकिन पीछे आपको 
पछताना पडेगा । तब मुझे याद करोगे । वह अलग रहे । आज तक भी वह 
अलग हू । लेकिन आज जब ये रियासतें उसमें मिल गई , तव से वह अपने 
राज्य में अभी तक नही गए और न वहाँ जाना ही चाहते है । जब तक उनका 
राज्य उसमें न मिल जाए, तब तक वह वहाँ नही जाएँगे | अनुभव से 
उनको मालूम हो गया कि उसमें कोई मिठास नही हैं। तो अब वहाँ रेस्पा- 
सिबिल गवर्नमेंट के जो लोग थे, जिन्हे प्रतिनिधि मण्डल कहा जाता है, उन्होने 
कहा कि हमें उडीसा में मिला दो। छोग भी यही कहते हैं । महाराजा का 
दिल भी उन्होने देख लिया, और वे खुद भी चाहते हे । तो अनुभव से 
उन लोगो को यह सब मालूम हुआ । 

लेकिन मधव्यप्रान्‍्त की सरकार और यहाँ के महाराजाओ ने बहुत 
सम्यता और बहुत समझदारी से काम किया । उसके लिए में इन लोगो को 
मुबारकबाद देना चाहता हूँ । ( तालियाँ) क्योकि एक साल पूरा बीत गया, 
और मेरे पास एक भी शिकायत नही आईं। न रैयत की ही तरफ से, न राजाओं 
की तरफ से और न गवर्नमेंट की तरफ से ही। यह बहुत खुशी की बात है । 
अब यह सब काम तो हुआ । छोटी-मोटी रियासते सब मिल गई । 

उसके बाद हैदराबाद का जो सवाल गाया, वह तो आपके सामने ही है । 
जो अभी बना हैँ, उसे बताने में आपका समय नहीं छूगा । ढेकिन कहने का 
मतलूव यह है कि मेरे काम की जो कदर आप करते हे, उसका समय अभी नही 
आया । यह तो थोडे से समय में इतना परिवर्तेव हो गया है। राजाओं ने त्याग 
किया, उन्होने अपनी सत्ता छोड दी। जिसे अपनी कोई कीमती चीज छोडनी 
पडती है, वही इस तरह के काम की कदर कर सकता है । जिसने कभी कोई 
त्याग नही किया वह उसकी पूरी कदर नहीं कर सकता ! मेरे दिल में इन 


स्टेट्स एडवाइजरी कौॉपिल का उद्घाटन, नायपुर र६ 


महाराजाओं के काम की पूरी कदर हैँ कौर मेने इन लोगो से हिन्दुस्तान 
सरकार की तरफ से वादा किया है कि आप लोगो की इज्जत और आप छोगों 
को जगह कायम बनी रहेगी । क्योकि आपने पूरी सम्यता से हिन्दुस्तान का 
साथ दिया हैं । 

लेकिन मेंने जो अमी कहा था कि अभी कदर करने का समय नही आया, 
उप्तका मतलब यह हैं कि अभी तो यह परिवर्तत मैप (नक्शे) का ही हुआ 
है । अभी हमे पता लगाना है कि दिल का परिवर्तत कितना हुआ है। जब 
यह काम चलता जाएगा, तव हमारी रियासतों के छोगो को मालूम पडेगा कि 
यह अच्छा हुआ है और इससे उनका भल्ता हुआ । आज जो यह क्रान्ति हुई 
है, उसका मिठास जब उनको मिलेगा, तव वे उसकी कदर कर सकेंगे । वस्तर 
स्टेट की जो रिद्धि-सिद्धि है, वह जब निकलेगी, तब छोगो को फायदा मिलेगा, प्रान्त 
को फायदा मिलेगा, मुल्क को फायदा मिले तब लोगो को उस चीज का पता 
चलेगा । इसी तरह हमारी रियासतो में वहुत ही ऋद्धि-सिद्धि भरी हुई है। 
उस को हमें वाहर निकालना है और हिन्दुस्तान की नस में उसका खून देकर 
हिन्दुस्तान को ताकतवान वनाना है । तभी हमारे इस काम की कदर होनेवाली 
है। मुझे मानपत्र के देने का अवसर आज नही है, वह अवसर तो तब आएगा, 
जब यह सव काम सिद्ध हो जाएगा। अभी तो जैसा यह नकशें का फेर-फार 
हुआ है, वही ठीक है । 

जिस तरह से आप छोगों ने इस काम में मेरा साथ दिया, उससे मुझे 
इतना फायदा मिछ्ा कि और जिस जगह काम में मुसीवत आती थी, वहाँ पर 
में आपका उदाहरण देता था । में उनसे कहता था कि भाई, यह करते 
हो । देखो मव्यग्रान्त के राजा-महाराजा, वहाँ की सरकार, और वहाँ के 
छोग किस तरह और किस खूबी से मिलू कर काम करते है। उसी तरह से 
तुम भी काम करो । अब परदेसी यहाँ नही हैं । वे सब चले गए हैं। अब 
हमारे रास्ते में कोई रुकावट नही है । अब हमें आपस में मिलकर हिन्दुस्तान 
को मजबूत वनाना है | उससे काम से आप झगड़ा क्यों करते हैं? इस काम मे 
इस भगयड़े से क्या फायदा कि एक स्टेट विहार में मिले या उडीसा में। और 
आपका काम देखकर और राजा भी मेरे पास आते हे और कहते हे कि भाई, 
हम तो और जगह पर राज्य के समूह में मिल गए थे। लेकिन हमें तो प्रान्त 
में मिल जाना है, क्योकि वहाँ हमारी इज्जत भी बरावर रहती हैं, हमारी 


श्ध्र . भारत की एकता का निर्माण 


शान भी रहती है | वही हमको सुख मिलेगा । इसलिए हमको प्रान्त में मिला 
दो । हमें अलूग नही रहना है । उसका कारण यही है कि आप लोगों का 
काम वहुत अच्छा चल रहाः है । 
आपने इस काम को आगे बढाने में एक और स्टेप ( कदम) भी लिया 
है । यह कदम है एडवाइजर्म बोर्ड (सलाहकार मण्डल) बनाने को । क्योकि 
आज जब तक कानून में फर्क नही होता, तब तक दूसरा काम नही हो सकता। 
मेने शुरू में कहा था कि कुछ लोगो को अपने साथ लेने के लिए हमें कोशिश 
करनी चाहिए । इस प्रकार के लोगो को हमें अपने साथ लेना चाहिए, जिन्हे 
काम का कुछ-कुछ अनुअव भी हो । अगर कोई लोग क्राउड (भीड) बनाकर 
चिल्लाने लगे, तो उससे लोकशाही नही वनती है । यह बहुत जवाबदारी का 
काम है । तो उसको आहिस्ते से (सीखना पडेगा । क्योकि रियासत में जिस प्रकार 
का काम एक तरह से चलता था, यह दूसरे ढंग का था। एक हाथ से काम 
करना एक तरह से आसान भी हैं और एक तरह से कुछ अच्छा भी हैं। उससे 
भी ठीक काम तो चल सकता है । लेकिन उसमें छोगो का साथ न हो, तो न 
उससे लोगो को राहत मिलती हैं और न उसका फायदा ही मालूम पडता है। तो 
चाहे थोडा बिगाड भी हो तो भी लोगो को उसमें लेनें की कोशिश करनी चाहिए । 
यह एडवाइजरी बोर्ड बताकर 'आप पहला कदम आगे उठाते है, और मेरे 
पास से इस काम की शुरुआत कराते हे, तो हमारा यह कतंव्य है कि उसका 
पूरा फायदा लोगो, को पहुँचाएँ। इस तरह से हमे यह कांम करना चाहिए। 
हमारी स्थासतो में, और खासकर मध्यप्रान्त की रियासतो में, बहुत-से 
लोग ऐसे है, जो पिछडे हुए है । राजाओ-महाराजाओ की जो मर्यादा है, 
उनकी जितनी कदर होनी चांहिए, वह तो हमेशा होनी ही चाहिए । क्योकि 
हमारे पास मुल्क का - वीक उठाने के लिए जितने आदमी चाहिए, उतने भी 
मादमी नही हे । अहुत-कम आदमी हे। 
आज हमारे छोग छोटी-मोटी बातो के लिए, छोटी-मोटी जगहो के लिए 
छठते है । इस सव में क्या पडा है ? हमारे देद् में इतनी जगह पडी है। हम 
पर हिन्दुस्तान का राज्य आकर पडा हैँ । उसमें से परदेसी हट गए है। उन 
लोगो की वह सारी जगह हमारे पास पडी हैं। उस जगह को सम्हालने के लिए 
हमारे पास आदमी नहीं है तो इसमें छडाई-फगडे की क्या जरूरत हैं ? यदि 
लोग लायक वन जाएं, तो 'कोर्म करने के लिए इतना वडा मैदान चारो तरफ 


१8 #%ा०४ # क्ष।38 ४220 )2» ४ 





हि मरने जल. ट्र अजक्धल्‍शनन अऑटथ अशिजण अ7 आप व 


स्टेट्स एडवाइजुरी कॉविल का उद्घाटन, नायपुर शैध्पे 


शुरू पडा है । लेकिन हमें उसके लिए लायक बनना हैं। तभी हमारा कामः 
होगा । केवल हमारे देश का ही नही, सारे एशिया का मैदान खाली पड़ा है ॥ 
हम में शक्ति होनी चाहिए, हमारे पास ताकत होनी चाहिए, हम में बुद्धि 
होनी चाहिए। हम सवको एक साथ मिलकर सारे देश को ऊँचा उठाना है । 
जिस प्रेम से आपने मेरे काम की कदर की, में उसके लिए एक वार और आपको 
अन्यवाद देता हूँ । 


गा56 १३ 


६ १४2) 
भारत में बने दूसरे जहाज का जल-प्रवेश 


दिल्ली, 
४ २० जनवरी, १९४८ 
सिन्धिया कम्पनी के डाइरेक्टर गण तथा नारियो और ग्ृहस्थो, 
मुझे बडी खुशी होती अगर में खुद विज़गापत्तन के याडड पर पहुँच गया 
होता । लेकिन मेरी शारीरिक अवस्था देख कर सिन्धिया कम्पनी ने जो यह 
प्रबन्ध करने की मेहरबानी की, इसके लिए में उनके प्रति आभार प्रदर्शित करना 
चाहता हूँ । कुछ कुदरत के हाथ की बात है कि जहाज पाती में तभी जा 
सकता हँ कि जब उसके योग्य मिनिट या समय आ जाए । तो वहाँ से जब 
तक हम को सिगनल नही मिलता है, तब तक यह बटन दवाने का काम में नहीं 
कर सकता । इसलिए आप छोगो का और मेरा समय व्यर्थ न जाए, इस 
इच्छा से, मुझे जो कुछ कहना है, वह में पहले ही कह देना चाहता हूँ। 
इस रस्म में हिस्सा छेने का मुझको मोका दिया, इसके लिए में सिन्धिया कम्पनी 
को घन्यवाद देना चाहता हूँ । 
मेरा और सिन्घिया कम्पनी का परिचय वहुत दिनो का है, यहाँ में उसकी 
याद दिलाना चाहता हूँ | सिन्धिया कम्पनी ने जो काम किया है, वह काम 
बहुत कम लोगो को मालूम हैँ । यहाँ जब पिछली परदेसी हुकूमत थी, उसके 


+इस जहाज का जल-प्रवेश सरदार पटेल ने दिल्ली बैठे-बैठे ही किया 
था । बटन दबाते ही जहाज पानी में उतर गया था । 


जद्दाज का जल-प्र वेश श्घ्प्‌ 


साथ जिस प्रकार हमारी आजादी की ऊलूडाई चलती रही, उसी प्रकार वल्कि 
उसके साथ-साथ, सिन्धविया कम्पनी की अपने क्षेत्र में लडाई चलती रही । 
जैसी कर्वानी हम लोगो को यहाँ करनी पडी, उसी प्रकार की कुछ दूसरे ढंग 
से, इन लोगो को भी करनी पडी । उनका इतिहास, जो छोग उसमे हिंत 
रखते है, उन्हें मालूम है। और जब हम इस शिपिंग कम्पनी का इतिहास याद 
करते हूँ, तव ऊपर से इन्हे दवाने की कितनी कोशिश की गई, वह सारा 
इतिहास भी हमारे सामने खडा हो जाता हैं । और ऐसे मौके पर हमें सबसे 
पहले ड्यूटी कुरीन का स्मरण आता है, जो एक स्वदेशाभिमानी गृहस्थ था और 
जिसका नाम चिदम्बरम्‌ पिल्‍लाइ था। उसे किन-किन तरीकों से दवाया गया, 
उसे कितनी-कितनी कठिनाइयाँ और मुश्तीवत्ते सहन करनी पडी, वह सब हमारे 
सामने आ जाता है । 

सिन्धिया कम्पनी ने यह सब लडाइयाँ अच्छी तरह से और वीरता से लड़ी 
और आखीर में उसमें सफलता पाई, जैसे हमने भी सफलता पाई । उनका 
और हमारा काम एक ही साथ पूरा हुआ हैं । दूसरी तरह से उनका भी काम 
स्वाधीवता-प्राप्ति से शुरू होता है, और हमारा भी शुरू होता हैं। हमारी 
आज़ादी एक साल की है । उनका जो काम सफल हुआ है, वह भी एक साल 
से शुरू हुआ है, जब हमारे प्रधान मन्ती ने उनके बनाए पहले जहाज का जल- 
अवेश करवाया था। जैसी उनकी समस्याएँ है, जेसी उनकी जरूरते हैँ और 
जेसी उनकी मुसीवतें हे, ठीक वैसी ही हमारी भी हे । सिन्धिया कम्पनी अपने 
पैरो पर खडा होने की कोशिश कर रही है, हाथ-पैर फेक रही है और इघर- 
उधर से मदद की माँग कर रही है । हम भी यही कोशिश कर रहे हैं मौर 
चाह रहे हैं कि जिस किसी तरह से हम अपने पैरो पर खडे हो जाएँ। हमें 
आशा है कि चन्द दिनो में हम इन सव मुसीवतो का मुकावछा कर छेगे 
लेकिन हमारे खुद खडे रहने की कोशिश में हमें सिन्धिया कम्पनी की फतह- 
मनन्‍्दी की जरूरत है । क्योकि उनके हित में हमारा हित भी समाया हुआ है । 
साथ ही हमारे हित में उनका हित है । 

सिन्विया कम्पनो के सचालको ने भारत सरकार के पास एक आवेदन- 
'पच भेजा है और बे बहुत जल्दी कुछ-न-कुछ जवाब चाहते है । मेरा इस प्रकार 
यहाँ उसका जवाब देना कहाँ तक सही होगा, वह में नहीं जानता हूँ । क्योकि 
हमारे उद्योग मन्‍्त्री भी यहाँ ही वैठे हैं, और उस कोने पर अन्य नाना मस्‍्त्री 


६६ भारत की एकता का निर्माण 


भी यहा बैठे हे, उनकी सहानुभूति और उसकी सम्मति न हो, तो गवर्नमेट- 
की तरफ से किसी को कोई वायदा देना बडी मुसीबत हो जाती है. 
और दें भी, तो भी सफर वही होता है, जिसमें सबकी सहमति हो। जब 
हमारे प्रधान मन्त्री ने पिछले सारू आपको भरोसा दिया था, तो मेरी भी हिम्मता 
चलती हैं कि जो कुछ इशारा आपने किया है, उसके सम्बन्ध में यह कहूँ कि 
उस पर हम लोग बहुत सहानुभूति से और जितना हो सके उतना जल्दी, उसका 
फैसला करेंगे । क्योकि हम जानते हे कि जो वागवठा का काम हैं, शिपिंग 
इण्डस्ट्रीज का काम है, वह सबसे वडा जरूरी काम है और इसीलिए गवरनेमेंठ ने 
पिछले अप्रैल में एलान किया है, कि यह एक ऐसी इण्डस्ट्री है, जिसे गवरननमेंट- 
अपने हाय में लेना चाहती है । और अगर सरकार ने अपने हाथ में ले लिया 
तो भी जो काम सिन्धिया कम्पनी ने किया है, जो योजना सिन्धिया कम्पनी ने 
बनाई है, उसको वह अच्छी तरह से आगे बढाना चाहती है । उसे आगे बढाने 
में सिन्धिया कम्पती का भी साथ लेना है । और हम कुछ भी काम करें, 
शिपिंग इण्डस्ड्री में गवर्नमेंट और सिन्धिया कम्पनी की एक दूसरे की सहायता 
ओर परस्पर सहयोग के विना यह उद्योग आगे चलनेवाला नहीं हैँ । उनका 
जो अनुभव है, उसका हम पूरा फायदा उठाना चाहते है। हमारा और उनका 
सहयोग प्राप्त कर मुल्क को फायदा देना यही हमारी इच्छा है । आप भी 
यही चाहते हें और हम भी यही चाहते हे । 

अब जो लडाइयाँ अपने लूड , वडी सफलता और वडी कुशलता से लडी॥ 
इसलिए में आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ । उसका सबूत तो पिछले साल 
उसी समय मिल गया था, जब प्रधान मन्त्री ने अपना पहला जहाज पानी मैं 
उतारा था। बहुत दिन नही हुए, जब विदेशी वेस्टिड इन्टरैस्टो ( विदेशी हितो ) 
ने, हमारे मुल्क में, बहुत समय से पैर जमा कर वैठी हुई विदेशी सरकार की 
मदद से, हमारे इस उद्योग को रोकने की और इसे रोंदने की काफी कोशिश 
की थी | वालूचन्द भाई ने मुझे मेरा वह भाषण याद दिलाया, जो आज से दस 
साल पहले सिन्धिया हाउस की ओपनिंग सेरिमनी ( उद्घाटन समारोह ) करते 
हुए, मेने दिया था । आज आप की यह उन्नति देखकर मुझे बडी खुशी होती 
हूँ । तव मेने जो कुछ कहा था, वह सम्पूर्ण सही निकला है । आज हिन्दुस्तान 
की सरकार पर वह घव्वा नही है, जिसकी उसने याद दिलाई है। तो सिन्धिया 
कम्पनी ने अपने सीधे रास्ते पर खडे रह कर , सीधे मार्ग पर चलने की कोशिश 


जहाज का जल-प्रवेश !६७ 


की, उसमें जो रुकावटें थी वे सब निकल गई। मुझे उम्मीद है कि अब उनके 
रास्ते में कोई ऐसी रुकावट नहीं आएगी, जिससे आगे की प्रगति अटकानी पडे। 

इस मौके पर मुझे कुछ ज्यादा कहने को नहीं हैं। लेकिन आखिरी धन्य- 
वाद से पहले में उन मजदूरो, कारीगरो और स्टाफ के छोगो से, जिन लोगो 
'की तरफ से मुझको मानपतन्न दिया गया है, दो शब्द कहना चाहता हूँ। मेने 
इसका भी डर नही रखा हैं कि मुझे कोई गैर समभझेगा, और इसकी मुझे परवाह 
भी नही है । लेकिन वडी मुहन्वत से हर मौके पर मेने मजदूरों को सावधान 
किया हैं और साफ-साफ वात की हैं ? क्योकि जो साफ वात कहता है, वही 
अपना सच्चा हितकर है, यह हमे समझना चाहिए। तो मुझे मजदूरों की तरफ 
से जो मानपत्र दिया गया है, उसके लिए में उनको घन्यवाद देना चाहता हूँ। 
लेकिन में बडे प्रेम से एक सलाह भी उन्हे देना चाहता हूँ कि यदि कूएँ में 
पानी नहीं होगा, तो हमारे गुजरात में एक कहावत है कि, जो हमारा ध्वारा' 
यानी चौवच्चा हैँ ( जिसमें से जानवर पानी पीते हे ) में भी पानी नही 
आएगा। तो हमारा प्रयम कर्तव्य यह है कि जिस इण्डस्ट्री के साथ हमारा 
पाछा पडा है, जिससे हमें रोटी पैदा करनी है, उस इण्डस्ट्री को किसी भी 
तरह से चोट न लूगें, उसका किसी तरह से वियाड न हो । इतना संभाल के 
जितना माँग सकते है, उतना माँगना चाहिए | वह हमारा हक है। और उस 
हुक के लेने-देने मे अगर ज्यादा-से-ज्यादा मदद आज कोई गवर्नमेट कर सकती हैं, 
तो काग्रेस गवर्न मेंट ही कर सकती हैँ । क्योकि हिन्दुस्तान की आज़ादी की लडाई 
में मजदूरों ने जो साथ दिया है, उसको हम कभी भूल नही सकते हे। और 
आधखिर आज्ञादी को ऊडाई कूड कर हिन्दुस्तान की आज़ादी लेने का हमारा 
उद्देश्य क्या था ? जब हमारे मुल्क मे गरीव-से-गरीव लोगो को, जो मजदूरी 
करते है, मेहतत करते हे, और पत्तीना वहा कर अपनी रोठदी पैदा करते है, 
आजादी का स्वाद न मिले, तव तक आज़ादी का कोई मतलब नही, कोई फल 
नहीं। हमेशा हमारी यही कोशिश रहेगी कि आपको ज्यादा-से-ज्यादा मिले। 
लेकिन ऐसी गलती कभी न करना, जैसा वार-वार और जगह-जगह पर किया 
जाता है । आपके यहाँ भी दो-तीन महीने की एक स्ट्राइक हुई थी, ऐसा मुझे 
स्मरण हैं। उसमे लाखो रुपये का नुकसान हुआ था। चाहे एम्प्लायर्स (मालिक) 
को गलती हो और चाहे हमारी गलती हो, हमे ऐसी जिद कभी नही करनी 
चाहिए, जिससे देश का नुकसान हो। जैसा महात्मा गान्धी जी ने पहले से 


श्ध्ट भारत की एकता का निर्मारफ 


अहमदाबाद के मजदूरो से मज़ूर करवाया था, उसी तरह अपने फगडो का फैसला 
हमें पचायत से करना हैं | वही सबसे अच्छा तरीका हैँ और आाज अपनी 
सरकार से वबढकर कौन पचायत आप लोगो के हित में सबसे अच्छी होगी ? 
यह तो आप की अपनी सरकार है। आज मजदूरो को सलाह देनेवाले बहुत 
लोग ऐसे है, जो अपनी नेतागिरी के लिए ज्यादा-से-ज्यादा माँग करवाते हैं 
गौर फिर फसाद करवाते हेँ। आपके सच्चे सेवक की हैसियत से में कहता 
हैँ कि आपने मुझे जो मानपत्र दिया है, वह अगर सही हो, वह अगर दिल से 
हो, तो मेरी बात पर अच्छी तरह सोचिए और अपनी सरकार की, अपने लोगों 
की और अपने मुल्क की सहानुभूति कभी न गमाइए | अगर आप जनता के 
हित को भी सामने रखकर अपना काम करेंगे तो आपका हमारा साथ हमेशा 
रहेगा । 

अब मुझे आपका ज्यादा समय नही लेना है। आज जो अपने मुल्क में यह 
दूसरा जहाज बना है, उसकी जल-प्रवेश-विधि करने का, इस रस्म में हिस्सा छेने 
का जो मौका आपने मुझे दिया, उसके लिए में आपको, सिन्धिया कम्पनी को 
गौर वालचन्द भाई को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, घन्यवाद देना चाहता 
हैं। मे उम्मीद और प्रार्थना करता हूँ कि ये जहाज और इनके साथ 
जिनका कभी भी सम्बन्ध होगा, ठे सब सुखी हो और आवाद हो। ऐसे नए- 
नए जहाज विजगापत्तन की गोदी में बहुत से बनें और जल्दी-जल्दी बनें, ऐसी 
उम्मीद भी हम रखते है । ये सब जहाज दुनिया के और देशो की बन्दरगाहो 
में पहुँचें और भडे की इज्जत बढाएँ, क्योकि वह हमारे देश का भडा है। हर 
जगह पर वे अपना नाम और अपनी कीति कायम रखें । इतना कह कर में 
ईदवर से भार्थना करता हूँ और आप सवसे भी चाहता हें कि आप सब भी 
यही प्रार्थना करें कि हमारा यह नया जहाज हिन्दुस्तान के बाहर सब मुल्को 
के वन्दरगाहो में हिन्दुस्तान की इज्जत बढाए और अपनी भी इज्जत बढाएं। 


जयहिन्द ! 


( १५ ) 
आअ्रल्वाहबाद युनिवर्सिटी का कन्वोकेशन माषण 


२५ नवम्बर, १९४८ 

गवर्नर साहिवा, वाइस चासरूर साहव, नवस्वातको, विद्याथियो और बहनो, 
आपने इस कन्वोकेशन में इकट्छे हुए मान्य जनो के सामने प्रवचन देने 
के लिए मुझे बुला कर, और मुझको 'डाक्टर आफ छाज़' की डिग्नी देकर मेरा 
जो सम्माव किया है, उसके लिए में आपका आभारी हूँ । जव में उन मान्य 
व्यक्तियों और योग्य पुरुषो का ध्यान करता हूँ, जिन्‍्होने पूर्व काल में आपके 
सामने प्रवचन दिए है और जिन्हे आपकी तरफ से आनरेरी डिग्नियाँ मिली 
हैँ, तो में अपने आपको एक अपरिचित समाज में पाता हूँ । स्कूल कालेज की 
पढाई में मेने कोई खास नाम पाया हो, में कोई ऐसा दावा नहीं करता। 
मेने जो कुछ पाठ पढे हे, वे जीवन के महान विद्वविद्यालय में पढे हैं। 
में विद्यर होने का कोई दावा नहीं करता। कला या साइन्स के विशाल 
गगन में भी मेने कोई उडान नही भरी है । मेरा काम तो कच्ची फोपडियो में 
ओर गरीब किसानो के खेतो, ऊसर जमीनो या शहरो के गन्दे मकानो और 
मोरियो में रहा है। सार्वजनिक जीवन में भी में कोई नीतिज्ञ या कोई पालि- 
टीश्षन नहीं, बल्कि मार्क एन्टनी की तरह एक सीवा-सादा अक्खड आदमी रहा 
है। आज ये सम्मानित्त उपाधि आपने मुझे दी हैं। वह मेरे दिल और दिमाग 
के किन्‍्ही विशेष गुणों की प्रणसा में नहीं, वल्कि साधारण आदमियों के उन 


२०० भारत की एकता का निर्माण 


गरीब वर्ग के मर्द-औरतो के सम्मान में दी है, जिनकी सेवा करने का गौरव 
मुझे मिला है । 

जब पिछले साल हमारे राष्ट्र के नेता हमारे प्रधान मन्त्री ने आपके 
कन्वोकेशन में प्रवचन दिया था उस समय वडी अदरू-बदल और उथल-पुथलू 
हो रही थी । पजाब में जो काड हुए थे, उनकी बाढ़ में तो हम लगभग बह 
ही गए थे । तब हमारी वुद्धि सदेह और निराशा से मलिन हो गई थी और 
हमारे दिलो पर क्रोव और बुरी भावनाओं का राज्य था। प्रधान मन्त्री ने उस 
समय कुछ खास उद्देश्यो का जिक्र किया था और हमारे सामने चाल-चलन 
जैसे नियम रखे थे । उस समय वह फैली हुई शक्तियों पर विजय पाने का 
मार्ग बताते थे । आज सौभाग्य से हम उस काली घडी में से निकह आए हें, 
जो कि आजादी पाने के इतनी जल्दी बाद ही निर्मम विधि ने हम पर डाली थी। 
हमारे इतिहास में हमको यह सबसे भारी धक्का रूगा था | मगर अपनी 
सच्ची अन्तर्भावना और सच्ची श्रद्धा के वल से हमने उसे सहार लिया। कभी- 
कभी ऐसा मालूम होता था कि हमारी आज[दी का आधार ही भारी खतरे में 
पड गया है । फिर भी उसे हमने जिस किसी तरह सेंभाल लिया था। 

आज में बडी गम्भीरता से आपसे पछता हूँ कि क्या हमने उस आजादी 
का असल मतलब समझा है, जो वर्षो की कोशिशो के वाद और इतने दुख 
भोल कर हमने पाई ? क्या हमने अपने आपको इस काबिल बनाया है कि 
आजादी के साथ जो ज़िम्मेदारियाँ हम पर आ गई हे उन्हे हम निभा सकें ? 
में चाहता हूँ कि आप गम्भीरता से इस वात को सोर्चे कि क्‍या हमारे चलन 
में आजादी के प्रेमियो की सच्ची भावना पाई जाती हैं? क्या हम अपने कर्तव्य 
और अनुशासन का घ्यान रखते हुए उसी तरह काम कर रहे हैं, जैसा कि 
हम उस समय करते थे, जब हम आज़ादी की लडाइयाँ लड रहे थे ? आप 
में से हर एक को यह देखना चाहिए कि आज़्ादी ने हमारे लिए क्या-क्या 
समस्याएं खडी कर दी हैं मोर आप उन्हे हल करने में क्या मदद कर रहे 
हैं। अगर हर एक देशवासी अपना फर्जें अदा करने लगे तो राप्ट्र उन सम- 
स्थाओ को पक्के और असरदार ढग से सुलका सकेगा। अनुभव से सीखना बडा 
महँगा पडता है । पर अनुभव से भी अगर हमने कुछ न सीखा, तो निश्चय 
ही हम वरवादी और तबाही की ओर चले जाएंगे । 

में आपको उस छडाई की कुछ वातें बताने लगा हूँ, जिसके अन्त में हमने 


अलाहावाद युनिवर्सिटी २०९ 


चह अनमोल निधि पाई, जो आज हमारे पास है । मुझे आशा है, आप उन्हें 
'वीरज से सुनेंगे। सत्य और अहिंसा उस लड़ाई के प्रधान गुण थे । आत्म- 
बलिदान, दुख और त्याग उत सिपाहियो के वैज थे, जिन्होंने यह ऊछडाई छूडी ॥ 
सहिष्णुता और एकता हमारे सकेत शब्द थे और सेवाभाव हमारा पथ-प्रदर्शन 
करता था, स्वार्थ भावता नहीं । हमने घोर युद्ध किया, परन्तु स्वच्छता के 
साथ । सकूचित स्थानीय विचारों ने हमें कभी नहीं डिगाया, वल्कि हमने 
अपने देश के वडे हितो को सदा अपने सामने रखा । शक्ति और मअधिकार 
के पदो का हमारे लिए कोई आकर्षण नही था। हम छोटे-से-छोटे लोगो के 
साय रहे । उन्ही के साथ हमने सभी तरह के दुख भी उठाए और देश के 
'बडें-से-वडे लोगो के साथ टक्कर ली। में यह सब कुछ डीग मारने के लिए नही 
नह रहा हूँ । बल्कि एक गर्व की भावना से यह सब आप को वत्ता रहा हूँ । 
क्योकि जो कुछ मेंने कहा है वह, सब वीते समय के इतिहास के पन्नों पर 
चडे-वडे अक्षरों में लिखा है । 
परन्तु आज देश का जो नक्शा हमारे सामने है, वह उससे कितना भिन्न 
है | ऐसा रूगता है, मानो एक वरस में ही हमसे से वह्‌ भावना और वह गुण 
निकल गए है, जो उस लडाई मे थे। जो भावना हमने उस महान गुरू की 
जेरणा से और उसकी रहनुमाई में पाई थी, खेद हैं कि अब हमारा वह नेता 
हमारे साथ नही । उसका चला जाना, और उससे जो भारी चोट हमे लगी, 
वें दोनो स्वयं इस वात का फलस्वरूप थी कि हम उस मार्ग से हट गए थे, जो 
उसने हमारे लिए बनाया था और जिस पर एक वक्‍त हम ऐसी सफलता के साथ 
चले थे । अब तो ऐसा मालूम होता है कि हमे जालसाजियाँ करने मे और सत्ता 
'पाने के लिए दौडघूप करने में आनन्द आता है । आज हमारे जो मुकाबले 
होते है, उनमे खेल के स्वस्थ नियमो का ध्यान न कर हम उन्हे गन्‍्दा वना देते 
हैं। हम केवछ चाल के रूप में सत्य को सराहते हैं, जब कि हमारे मिजाजो 
और दिलो पर हिंसा का राज है। हमारी बुद्धि और हमारे काम सिकडे मार्ग 
में ही चलते है। हमारे बडे-वडे उद्देश्य और देश के महान हित हमारी आँसो 
से ओभल होते जा रहे है। हमारे दिलो में गडवडी और वेतरतीवी फैली हुई 
। सिपाहियो का वह समस्त अनुशासन और जनता के प्रति अपने धर्म की 
भावना हम लोगो में कम होती जा रही है। में आपको विश्वास दिलाता हैं कि 
इस चित्र में में कोई बात वढा कर नही दिखा रहा हैं । हाँ, जो परिवर्तन हुआ 


२०२ भारत की एकता का निर्माण 


है, उस पर में जानवुक कर ज़ोर दे रहा हूँ । क्योकि में समभता हूँ कि आज 
जो हालत है और जो समस्याएँ मुल्क के सामने हे, उन्हे हम तमी सुलमा 
सकेंगे, जब कि हम उस भावना और उन गुणो पर और भी अधिक जोर दें, 
जिनसे वीते जमाते में हमें इतना लाम हुआ था। 

आखिर इस वात को तो हमें ध्यात में रखना ही चाहिए कि हमें आजादी 
ऐसे समय में मिली है, जब कि राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में हमारे 
चारो ओर समस्याओ का एक तूफानी समुद्र-सा फैला हुआ है। मनोवैज्ञानिक 
और मौतिक दोनो रूपो से युद्ध से शान्ति की ओर परिवर्तन वहुत देर से हुआ 
और इसका फछ यह हुआ कि हम अब भी घबराहट और अनिश्चितता की 
परिस्थितियों में फंसे हुए हैं। हमारी सारी आथ्िक व्यवस्था विगड गई है 
और हमारी नागरिकता की भावना एक ओर तो युद्ध की तवाहियी और 
दूसरी ओर युद्ध-जनित बडे मुनाफो के कारण पतित हो गई हैं। युद्ध के कारण 
हर जगह वन्धन छीले पड गए। इस कारण जरूरत से अधिक उत्साह से 
भाजादी की एक विचित्र सी कल्पना व्याप्त हो गई हैं । वास्तव में यह 
आज्ञादी नही, वल्कि उच्छृछखलता है | हमारी उदार अन्तर्भावनाओं में से 
जिम्मेदारी का वह गुण निकल गया है, जिसके विना हमारे विचारों और कामों 
में न कोई व्यवस्था रह सकती है न कोई ढंग ही। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में भी 
आजकल जिस तरह एकमात्र शक्ति-तीति और आपसी सदेह का प्रभुत्व है, 
वह लडाई से पहले नही था। 

हमारे अपने घर में भी ज़रा छोटे क्षेत्र में, वही दुखदायक बातें नज़र जाती 
है। उनके अतिरिक्त हमारी अपनी निजी समस्याएँ भी हे। राजनीतिक और 
आधिक दृष्टि से हम इस समय एक गढे के किनारे खडे हे। एक भी गलत 
कदम उठाया कि तवाही मवश्यम्भावी है। हमारे रहने का खर्च असाधारण रूप 
से वह गया है । हम जो पैदा करते है, वह उतना नहीं होता, जितनी की हमे 
ज़रूरत हैं । जरूरी चीजो को वाहर से मेंगाना हमको बहुत महँगा पड रहा 
है । इतना खर्च सहने की हममें शवित नही है । जो कुछ हमारे पास है, वह 
भो आसानी से और न्यायोचित हिस्से से सवको नही मिलता। हमारे कारवार 
पर और हमारे माली ढाँचे पर एक पक्षाघात सा गिर गया है । हमारे हाथ में 
सत्ता आने के साथ ही देश का वँटवारा हो जाने के कारण भी देश में अनेक 
कठिताइयाँ और पेचीदा समस्याएँ खडी हो गई हे । शासन को चलाने के प्रधान 


अलाह्यवाद युनिवर्षिटी ९०२ 


यन्त्र में भी योग्य आदसियों की कमी हो गई है। हमें शासन सम्बन्धी कामों 
और नीतियों को देश की नई सीमाओं के अनुकूल वनाना है । हमें अपने आर्थिक, 
भौगोलिक, आदशंवादी और सास्क्ृतिक प्रइनो को एक राजनीतिक तथ्य के 
आवीन करना पड रहा हूँ । यह काम स्वयं ही अत्यन्त विशाल भौर दुप्कर है । 
इधर हमारी रक़ा की सर्विसेज्ञ भी अभी दैशवावस्था में हैँ। उन्हे हमें मज- 
बूत बनाना है और आवश्यक शस्त्र देने हैं। हमें एक ओर तो जमीदारो और 
जमीत को जोतने वाले किसानो के और दूसरी ओर मिल मालिको और कार- 
खानों में काम करने वाले मज़दूरों के बीच के सम्बन्धो को ठीक करना है । 
इस सब के साथ-ही-साथ हमें अपनी सीमाजो पर भी उत्तर में, दक्षिण में, 
पूर्व में और पश्चिम में समी ओर हमे सावधान रहना है ।एशिया के वाकी 
देशो में भी घरेलू फगडे हो रहे हे। कितने ही देशो में आपस में युद्ध छिडे हुए 
हैं । मुल्क की आज़ादी के दुश्मन अक्सर अन्दर ही होते है, वे वाहर से कम 
भाते हैं। हमको वडी सावधानी से अपने राप्ट्र की एकता, पूर्णता, गौर सुरक्षा 
का एक ओर तो अन्दर की फूट डालने वाली शक्तियों से वचाव करना है, 
दूसरी ओर बाहर वालो के आक्रमण के मनसूवों से अपने देश को वचाना है॥ 
राष्ट्रीय पुन्निर्माण में दूसरे काम भी अभी हमें करने हे। इनमें प्रधान हे, 
अपने जीवन स्तर को ऊेचा करना और अपने राष्ट्रीय चरित्र को ऊँचा बनाना । 
पहले काम के लिए हमें अपनी प्राकृतिक गक्तियों से काम लेना हैं और साइन्स 
के साधनों से पूरा फायदा उठाना हैँ । दूसरे काम के लिए हमे अपनी समस्त 
राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को विलकूल बदल देना होगा । 
भाइयों गौर बहनों, मुर्के आशा है कि मेने आपको इस वात का काफी 
परिचय दे दिया हैं कि एक राप्ट्र की हैसियत से और विश्व के नागरिक होने 
के नाते हमारे सामने जो समस्याएं हैँ, वे कितनी कठिन और नाजुक हे । अब 
हमें यह सोचना चाहिए कि क्या हम इन समस्याओं की विशालता जौर जल्दी- 
से-जल्दी उनको सुलभाने की आवश्यकता को परी तरह समभते हुए अपने 
क॒र्तेव्य-पथ्॑ की ओर चल रहे है ? मेरा विचार था कि ऐसी घटी मे हम अपना 
पूरा ध्यान अपनी एकता और अपने सामूहिक वर पर देंगे । मगर इसकी जगह 
हम अपनी शक्तियों को व्यर्थ के अन्तर्प्रान्तीय डाह मे खो रहे है गौर छोटी- 
छोटी भाषात्रों के जाधार पर पृथक-पृथक इकाइयाँ बनाने की वात सोच रहे 
है। और यह सव कुछ उस समय किया जा रहा है जब कि हमें राप्ट्र की 


२०४ भारत की एकता का निर्माण 


माँग और उसकी जरूरतो की ओर अपना पूरा ध्यान देना चाहिए। इस 
समय जब कि हम सवको मिल कर एक हो जाना चाहिए था, हम अलग-अलग 
होने की कोशिश कर रहे हैं और यह भी किसी महत्वपूर्ण विचारो के भेद के 
कारण नही, वल्कि स्वय नेता बनने की इच्छा के आधार पर । 
आज तो इस वात की आवश्यकता है कि हम अपनी सारी शक्ति छगा 
कर ज्याद-से-ज्यादा औद्योगिक कारखाने खडे करें । परन्तु उसकी जगह हम 
बराबर घमकियाँ देकर और हडतालें सगठित कर अपनी पैदावार में भारी 
कमी कर रहे हे । इस त्तरह हम अपनी औद्योगिक उन्नति को रोक रहे है और 
देश को नुकसान पहुँचा रहे हे। हम अपने गडे घन को दवाएं बैठे हें जब कि 
हमारा यह परम कतंव्य है कि हम उसे राष्ट्र के हित के लिए पैदावार के काम 
में लगाएँ और वह किसी से पीछे न रह जाएँ। आज हमारा मजदूर वर्ग भी 
धन पैदा करने से पहले ही उसके वेटवारे पर भगडा करने लगा है। इस समय, 
जब कि हमें ज्यादा-से-ज्यादा वचत करनी चाहिए और अपने साधनों से बडी 
किफायत से काम लेना चाहिए, हम अनावश्यक खर्च कर रहे हे और अपने आराम 
ओर आसाइश की गैर ज़रूरी चीज़ो पर, जिनके बिना हमारा काम मज़े में चल 
सकता है, रुपया गवाँ रहे हे । साथ ही हम लोगो में नैतिक मूल्यों की अनु- 
भूति स्पष्ट रूप से कम हो गई है । लडाई के समय की जो अनैतिकता फैल गई 
थी, उसके कारण घूसखोरी और बेईमानी अभी तक ज़ोरो पर है । हम नाग- 
रिकता के प्रारम्भिक कर्तव्य और जिम्मेवारियाँ भी नही जानते । कानून की 
साख बनाए रखने की वजाय हम अपने रोज के जीवन में उसे तोडते हेँ। अनु- 
शासन, ऊँचा चरित्र और शारीरिक तन्‍्दुरुस्ती ये तीनो एक स्वस्थ राष्ट्र के 
जीवित चिन्ह है। आप अपने अन्दर देखिए और बताइए आप में ये तीनो जरूरी 
चीज्ञे कहाँ तक हे ? जीवन के किसी भाग को लीजिए, विधार्थी, अध्यापक 
मजदूर, नौकरी देनेवाले, व्यापारी, सरकारी नौकर, राजनीतिज्ञ चाहे आप 
कोई भी हो, आप अपने से एक प्रब्न कीजिए कि क्‍या आप एक स्वस्थ राष्ट्र 
के नागरिको की तरह काम कर रहे हे ? मुझे विश्वास है कि इसका 
जवाब पक्‍की तरह हाँ में बहुत कम जगह मिलेगा । हम सबको शरम के 
राय यह मानना पडेगा कि हमने ज़रूरत के समय अपने राष्ट्र का साथ 
नही दिया। 
में आपको यह भी साफ-साफ वता देना चाहता हूँ कि में जो यह अन्तरा- 


अलाहावाद युनिवर्सिटी २०५ 


वलोकन कर रहा हूँ, वह एक निपट निराशावादी या विश्वासहीन व्यवित के 
रूप में नही कर रहा | वल्कि यह तो में एक पैदायशी आशज्ावादी के रूप में 
कर रहा हूँ । मुझसे ज्यादा उन गुणो को और कौन जान सकता है, जो हमने, : 
हमारे देश ने, अपनी आजादी के पहले ही साल में दिखाए हे और जिन वातों 
से हमारी साख वढी है । अगर मे अपने अवगुणों पर ज़ोर दे रहा हूँ, तो 
वह केवल एक चेतावनी के रूप में दे रहा हैँ, जिससे कि हम गराफिल न हो 
जाएँ। जिससे हम अपने कौमी पुनरनिर्माण के काम में पके इरादे से लग जाएँ। 
हमारा क्ंव्य हैं कि आज जब हमारी आजादी का यह शिक्षु केवल 
साल भर का है, हम इस वात का पवक्‍का प्रवन्ध करें कि यह बालक बड़ा हो 
और स्वस्थ, ताकतवान्‌ और हटट्टा-कद्टा बने । 

में यह नही चाहता कि इसको सब तरफ से वचाकर रखा जाए। इसको 
तो जीवन सघर्ष के बीच में रह कर ही बढना चाहिए । उसी हवा में पलने से 
यह तगडा होगा । तभी इसमें तेज आएगा । उसी तेज के वलरू पर यह दुनिया 
का सामना करेगा। हमे अपनी आजादी की बुनियाद मजबूती से भौर विलकुल 
ठीक-ठीक रखनी चाहिए क्योकि इसी बुनियाद पर हमे एक विश्ञाल भवन बनाना 
है । एक ऐसा भवन, जो हमारे पूर्वजों से मिल्ली हमारी महान सम्पत्ति के योग्य 
होगा, जो आजकल के युग का गवे होगा और जो आने वाली पीढियो के लिए 
एक अनमोल विरासत होगा। केवर आजादी की रक्षा करना ही काफी नही 
है, वल्कि हमें तो यह साबित करना है कि हम इसके योग्य हे । इस देश में जो 
छोटे-से-छोटा भी है, हमें उसे भी यह महसूस कराना है कि वह आजाद है। खेत 
में काम करने वाले किसानो, भोपडो में रहने वाले गरीबो और कारखातो में 
काम करने वाले मजदूरो--सभी को इस योग्य होना चाहिए कि वे गुलामी 
भौर आजादी के भेद को समभ सकें | तभी हम यह कह सकेंगे कि हमने 
जाजादी ली है और उसके योग्य वन गए है। 

इसलिए हमें अपनी आजादी को सगठित करना हूँ अपनी एकता और 
शक्ति को बनाना हैं । पिछले जमाने मे जो हम पिछड गए थे, उस कमी को 
आज हमें पूरा करना है और इस मुल्क को पहले से बहुत अधिक अच्छा और 
स्वस्थ बनाना हूँ। यह कर लेने पर ही हम अपने सकुचित उद्देश्यो और क्षुद्र आका- 
क्षाओ पर ध्यान दे सकने हे। छोगो को यह समझना चाहिए कि जिस समय 
हमने आजादी पाई, मगर उस समय हम आजाद न हुए होते तो हमे कँसे-कैसे 


| 


२०६ भारत की एकता का निर्माण 


सकटो का सामना करना पडता । हम लोग उन परिस्थितियों को भी जानते 
हैं, जिनसे मारी तबाही हो सकती थी और जिनका हमने पिछले वर्ष में सफ- 
लता से मुकाबला किया है । यह सब कुछ इसी कारण सम्भव हुआ कि राष्ट्र 
का हृदय सच्चा है, और हमारी सच्ची अन्तर्भावनाएँ और हमारी श्रद्धा शुरू 
के इन रूगडो को सफलतापूर्वक सम्हाल सकती थी। 
अगर हमने उन बुरी प्रवृत्तियो को, जो अब दिखाई दे रही हे और जिनकी 
चर्चा मेने अभी-अभी की है, बढने दिया तो इससे बहुत से खतरे पैदा हो जाएँगे। 
हम लोग मुसीबतो में फेस जाएँगे और दल-दल में घेंसते चले जाएँगे | वैसा 
हुआ तो हम अपनी आजादी का गला, उसके पैदा होने के लगभग तुरन्त बाद 
ही घोट देंगे । हिन्द का इतिहास हमें बताता है कि हमने अपनी आजादी उन 
सकूचित उद्देश्यों और स्वार्थपूर्ण आकाक्षाओ्रों के बदले में दे डाली थी, जिन्होने 
हमारे बडे उद्देश्यो और राष्ट्रीय अभिलाषाओ को ढक लिया था। राष्ट्रीय सकट 
के उस युग में जब हर एक का यह कतंव्य था कि वह देश की रक्षा में मपना 
कन्धा लगाए, हमारे देश के कई भागों में फूट पड गई और वह अरूग-अलग 
दलो में बट गया । व्यक्तिगत आकाक्षाओ ने हमें राष्ट्रीय हितो की ओर से अन्घा 
कर दिया और आपसी नफरत ने एकता और अनुशासन की सारी भावनाओो 
को नष्ट कर दिया। आज हमें यह समझ लेना चाहिए कि किसी कौम के लिए 
अपने इतिहास के पाठ को भूल जाना खतरें से खाली नही होता। 
में आपसे और आपके जरिए मुल्क भर से यह अपीर फरता हूँ कि हमें 
अपनी शक्ति को किफायत से बरतना चाहिए। हमें अपने सीमित वछ का सचय 
करता चाहिए, जिससे कि हम उन सकटो का मुकाबला कर सकें, जिनसे 
हमारे कोमी अस्तित्व को भी खतरा हैँ। अपने राष्ट्र को सच्चे और स्वस्थ ढग 
पर वढाना हमारा कतंव्य है । जो राष्ट्रीय एकता हमने इतनी कठिनाई से प्राप्त 
की है, पहले उसे हम संगठित और एकरूप तो कर ले, उसके वाद हम भौर 
विभिन्नताओ की बात करें | हम उन्ही बातो पर ध्यान दें, जिनसे कि एकता 
पैदा होती है, न कि उन पर जो हमें अलग-अछूग करती हेँ। हालत ऐसी है और 
समस्‍्याएँ इतनी विशाल और पेचीदा हे कि जो कुछ हमने कर लिया है, उसी 
पर सनन्‍्तोष करके हम बैठ नही सकते । आजादी के पहले वर्ष में हमने जो कुछ 
करने की कोशिश की है--विदेशों में दूतावास, लीगेशन, कास्युलेट आदि स्थापित 
करना, विदेशी मामलो में हमारा भाग लेना, रियासतो को समस्त राष्ट्र का अगे 


अलाहावाद युनिवर्तिटी २०७ 


बनाना और उनको प्रजातान्त्रिक रूप देना, शासन और रक्षा की सबिसो का 
धुर्ननिर्माण, अपनी आन्तरिक सुरक्षा को मज़बूत बनाना, उन्नति की अनेक योज- 
नाओ को तैयार करना और उन प्र अमल करना, दरणाथियो को छाना, और 
उनको फिर से वसाना--यह सब असल में उतर बड़े कामो की शुरुआत हैं, जिनको 
अभी अपने हाथ में लेना हैं । 
कोई भी विदेशी नीति, चाहे वह कितनी भी अच्छी तरह सोची हुई वयो न 
हो, विदेशो में हमारी कोई सस्था, चाहे वह कितनी भी कुशल क्‍यों न हो, 
कोई विशेष असर नहीं डाल सकती, जब तक कि उसके पीछे एक ठोस झवित 
न हो। आज की अन्तर्राष्ट्रीय सभाओ सें किसी मामले की विजय केवल इसी 
कारण नहीं होती है, कि वह सच्चा है और उसमें नैतिक वल है | किसी 
सच्चे और वलवान मामले को भी उसे प्रस्तुत करनेवाले देश की शक्ति और 
साख का समर्थन प्राप्त होना चाहिए । विदेशी मामलो में हिन्द को एक काफी 
बड़े क्षेत्र में अनेक अवसर प्राप्त हे । एशिया में उसका सव से ऊँचा स्थान हैं 
और आज की परिस्थितियों में इस विशाल महाद्वीप में अ्कंला यही देश 
अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को स्थिर करनेवाला वन सकता है। इस प्रदेश में 
हिन्द को पर्याप्त और उचित मात्रा में काम करना चाहिए । हमारी बचाव की 
सेनाएँ पूरी तरह कुशल हे। वे असरदार ढंग से काम कर सकें, इसके लिए 
उनके पीछे एक महान भौद्योगिक प्रयत्न होना जरूरी है । अगर हमको बचाव 
के जरूरी सामान के लिए विदेशो के आसरे रहना पड़ा, तो हमारे अस्तित्व के 
लिए भी संकट पैदा हो जाएगा । 
ससार की वर्तमान आथिक व्यवस्था में हमें विदेशी मुद्रा को किफायत से 
काम में लाना चाहिए । हमें विदेशों से आए हुए माल पर बहुत कम निर्भर रहना 
चाहिए । और अपनी जरूरी चीज़ें, जहाँ तक सम्भव हो, खुद पैदा कर लेनी 
चाहिए | आज हमे जहाज भी बनाने हे, जो हमारा माल विदेशों में ले जाएँगे 
और जरूरी सामान इधर छाएँगे । हमारा समुद्रतट बहुत रूम्वा होने के कारण 
हमारे अस्तित्व के लिए एक मजबूत समुद्री फौज गौर एक तिजारती बेडा होना 
भी जरूरी हैं। अगर हमें अपने लोगो का पेट भरना है, तो हमें अपने यहाँ 
अधिक अनाज पैदा करना चाहिये । अगर हमें अपने सव लोगो को उनकी 
कम-से-कम जरूरत के लायक कपडा भी पहनाना है, तो जब की अपेक्षा हमें कही 
अधिक कपड़ा बनाना होगा । पानी से विजली निकालने का भी एक विद्याल 


र्ग्य भारत की एकता का निर्माण 


प्रोग्राम हमें हाथ में लेना है, जो साधारण लोगो के जीवन-स्तर को ऊंचा 
करने का साधन बनेगा । दामोदर घाटी बाँध, हीरा कुद वाँघ, भाखडा बाँध, 
और इसी तरह चवल, कोसी, तुगभद्रा, गोदावरी, नर्मदा और ताप्ती की बहु- 
उद्देशी योजनाएँ इस बडे प्रोग्राम के कुछ उदाहरण हे । हमें देश की छिपी 
हुई दौलत से लाभ उठाना है। पेट्रोलियम, कोयला, लोहा, वाक्साइट, 
और दूसरे खनिज जो इस मुल्क में बहुतायत से पाए जाते है, परन्तु 
अनुमवी आदमियो और कारीगरो की कमी और पर्याप्त पूजी के अभाव के 
कारण उनकी ओर हम ध्यान नहीं दे सर थे। अब उघर भी हमें काम 
करना हैं । 

पर यह सब करके भी हम अपनी विशाल आजादी के एक छोटे-से भाग 
को ही छू सकेंगे । हमारा देश कृषि प्रधान है और हमारे सामने खेती के मज- 
दूरो की एक बहुत वडी सख्या की भी समस्या है, जो साल सें काफी समय के 
लिए खाली रहते हे। उनके लिए और उन पर आश्रित उनके परिवारों के 
लिए हमें को-आपरेटिव ढग पर घरेलू घधो की एक कुशल और सुसगठित 
व्यवस्था वनानी हैं और उसको बढ़ाना है । हमें एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा 
की बुनियाद भी रखनी है, जो हमारे लोगो की प्रकृति, उनकी ज़रूरतो और उनकी 
विशेष योग्यता के अनुकूल हो । हमें स्वस्थ वुद्धि और स्वस्थ शरीरो के आधार 
पर एक स्वस्थ और सबल राष्ट्र बनाना है । 

अब रियासतो को लीजिए । जिस सफल ढग से रियासतो को राष्ट्र का 
अग बना लिया गया है और उन्हे प्रजातान्त्रिक रूप देने की कारंवाई की जा 
सकी है, उसके लिए मुझे बहुत-सी वधाइयाँ और मानपत्र दिए गए हे, और 
मेरी बहुत प्रशसा की गई है । मगर जैसा मेने अपने नागपुर के मापण में कहा 
था, कि अगर में इन सव का अधिकारी भी हूँ तब भी अभी बवाई देने का समय 
नही आया | असली काम तो अव शुरू हुआ हैं । वह यह है कि सदियों से जो 
कुछ हमने खोया है, उसको पूरा किया जाए और रियासतो में एक ऐसी शासन 
व्यवस्था वनाई जाए, जो एकदम मज़बूत और कुशल हो । हमें इस बात का 
पक्का प्रवन्ध करना है कि पुराने और नये को मिलाकर एक ऐसा सुन्दर चित्र 
बनाया जाए, जो कूल हिन्द के नक्शे में ठीक बेठ जाए। आप इस वात का 
ध्यान रखें कि वहुत-सी रियासतो में जनतन्त्र-शासन के प्रारम्मिक साधन भी 
नही थे और वहुत-सी रियासतो में स्थानीय पचायतें आदि भी नहीं थी, और 


अलाहाबाद युनिवर्पिटी २०६ 


अगर कही थी भी, तो वे अपनी दोशव अवस्था में ही थी। इस सम्बन्ध में वे बाकी 
भारत से बहुत अधिक पिछडी हुई थी । इन रियासतो में भी हमने करीब-करीब 
रातो-रात में आधुनिक शासन व्यवस्था का भवन खडा कर दिया हैं। इसके लिए 
प्रेरणा और बढावा हमे ऊपर से मिला है, चीचे से नहीं । यह पौदा बाहर से 
लाकर वहाँ लगाया गया हैं, और जब तक यह वहाँ की घरती में जड नहीं पक- 
डता, तब तक इसके गिर जाने का खतरा है । 

कुछ ऐसे विशेष उत्साही लोग भी हे, जो यह समभते हूँ कि रियासतों 
को समस्या हल हो गई है । ये छोग अभी से मांगे वढने को उतावले है। में 
उन लोगो से रियासतो की समस्या के इस चिन्न पर शान्ति से विचार करने को 
कहूँगा, जो अमी मेने आप के सामने खीचा है । असलियत को न देखना मूर्खता 
होगी । अगर कही तथ्यो को सचाई के साथ देखने से इकार कर दिया जाता है, 
तो वे अपना बदला लेते हैँ । 

मेने अब तक आपके सामने उन कठिन और भारी ज़िम्मेवारियो का 
चित्र रखा है, जो उन लोगो पर पडी है, जिन्हें इस देश के भावी शासन का 
निर्माण करना है। मुझे विश्वास है कि आप मुझसे सहमत होगे कि इस जिम्मे- 
वारियो का परिणाम ऐसा है कि, जो हमारा सारा ध्यान अपनी ओर मागता 
हैँ । आज हमारे पास तुच्छ ऋंगडो में नष्ट करने के लिए ज़रा भी समय नही 
हैं। यह समय दलवच्दियो और निजी प्रतिद्वन्द्रिता का नही है । अगर आज़ादी की 
लड़ाई के लिए हमे भरपूर वलिदान देने मर कष्ट सहन करने की आवश्यकत्ता 
थी, तो राष्ट्रीय पुनरनिर्माण के काम में भी पूरी कोशिश और पक्‍के इरादे से काम 
करने की जरूरत है । वल्कि देश के हित में नि.स्वार्थ भाव से जुट जाने की ज़रू- 
रत आज आज़ादी की लडाई के ज़माने से भी ज्यादा है । यह हमारे अस्तित्व 
फा प्रइन है जोर इसी प्रश्न को हल कर हम अपनी आज़ादी की रक्षा कर सकते 
है, जिस आजादी को कीमत देकर हमने प्राप्त किया है। हमें उन भारी जिम्मे- 
दारियो को समभना चाहिए, जो आज़ादी के साथ हम पर आई हे। जो कीमती 
विरासत हमें अपने महान नेता की तपस्था से और अपने द्ाहीदों के वक्ति- 
दान से मिली हैँ, उसे हमें, फंक नही देना हैं । अगर हम इस मौके पर ऊपर नहीं 
उठे और राष्ट्रीय पुनरुत्यान के इस पविश्न काम में हमने अपने-अपने क्षेत्र 
अपनी शक्ति के अनुसार भाग नही लिया तो इतिहास और आगे आनेवाली 
हमारी सन्तानें हमे कमी क्षमा नही करेंगी । 


चक्ता.. 90४7 


रे० भारत की एकता का निर्माण 


ज़रूरत की इस घड़ी में देश सेवा की खास ज़िम्मेवारी आप लोगो पर है। 
पुरानी पीढी के हम लोगो के जीवन का जब सायकाल आ रहा है। हमें तो 
सूर्यास्त और सन्ध्या के तारे की प्रतीक्षा है। हमारे दिन अब बीत गए हैं, और 
हमें गये हैं कि अपनी जिन्दगी में ही हमने देश की आज़ादी हासिल कर ली । 
हम अपने को सौभाग्यशाली समभते हे कि हमको कुछ वर्ष ऐसे भी सिल्‍ 
गए हूँ, उनमें इस आजादी को संगठित करने की यथाशव्ति कुछ सेवा भी कर 
सके । देश के नेतृत्व का वीडा जल्दी ही आपको उठाना पडेगा और सार्वजनिक 
कामो का सचारून करना होगा । आप अपने जीवन की उस अवस्था पर हैं, 
जब मनुष्य का वास्तविक निर्माण होता है । आप विश्व-विद्यालय को छोडकर 
जा रहे हे और अपने व्यावहारिक तथा सासारिक जीवन के द्वार पर खडे है। 
अपने-अपने व्यवसायों में आपको मातृभूमि की सेवा करने के बहुत-से मोके 
मिलेंगे । आपमें से जो अभी पढाई जारी रकक्‍्खेंगे, या जो अपनी पढाई समाप्त कर 
जीवन के महान विश्वविद्यालय में दाखिल हो जाएँगे वे सब भविष्य के छोग 
है । आप को अपनी बुद्धि, आत्मा और शरीर को उन कामो के योग्य बनाना 
है, जो आपके सामने हे । हमने आपको वह सब से कौमती उपहार दिया, जो 
हम दे सकते थे । जिन जजीरो और बेडियो से हमारी भारत माता के हाथ पैर 
जकडे हुए थे, वे आज तोड दी गई हे । हिन्द अब आज़ाद लोगो का देश है। 
अब आपको गुलामो की तरह व्यवहार नहीं करना पड़ेगा, जैसा कि 
पहले किसी समय में करना पडता था। आज़ाद लोगो की हैसियत से अब 
आपको अपना मस्तक ऊँचा रखना हैं। आपको अपनी आज़ादी की इज्जत और 
उसका नाम बनाए रखना है । जब हम गुलाम थे, तो हम अपनी कमियो और 
चुराइयो के लिये बहाने दूढ सकते थे | तब हमारे पास दोष घरने के लिए बने- 
चनाये पात्र मौजूद थे जौर अपनी सभी कमियो के लिए हम अपनी परतन्त्रता का 
नाम ले सकते थे। परन्तु अब हम इस अयोग्यता की बिना पर दूसरो से सहानु- 
भूति या अनुकम्पा नही प्राप्त कर सकते । अब अपने भाग्य के निर्माता हम ही है 
कौर इसे जैसा हम चाहे वैसा वना सकते हैं । 

इसलिए में आपसे अपील करता हूँ कि जो समस्याएँ मैने आपके सामने 
रखी हे, उन पर आप रचनात्मक रूप से विचार कीजिए | याद रखिए कि विध्वस 
करना आसान है, परन्तु निर्माण के काम में असीम शान्ति और मेहनत की 
जरूरत होती है । पुरानी इमारत ढाने से पहले अपने नये भवन का रूप निद्चित 


अलाह्ावाद युनिवर्तिटी ५४४ 


कर लो । उन लोगो के वहकाने में मत आओ, जिनकी विध्वंस वृत्ति, उस पेड़ 
की जड तक काट डालने में सकोच नहीं करती, जो उन्हें छाया और माश्रय 
देता है । आपको घोखे में आकर किसी नयी विचारधारा को नहीं अपनाना 
चाहिए। जब तक कि आपका निदिचत मत न हो जाए तव तक किसी नई विचार- 
चारा के मनुसार आपको आचरण नही करना चाहिए । और बाज तो आपके 
सामने एक ही मापदण्ड होना चाहिए, वह यह है कि जो कुछ आप कर रहे है 
उससे राष्ट्र की समस्याओं को सुलूकाने में कोई रचनात्मक मदद मिलेगी या 
नहीं । अधसोचे हल पहले-पहल किसी को भले ही आकर्षक लगे, पर अन्त में 
उनसे हानि और विनाश ही होता है ॥ आज हमारे पास तजर्वे करने के लिए 
भी समय नही है । जितना समय हमारे पास हैं, वह सब-का-सब हमें अपनी 
आशिक व्यवस्था ठीक करने में, अपने साधनों को बढाने के काम में लगाना है, 
ताकि उन लोगो की वढती हुई माँगें पूरी की जा सकें, जो काफी समय से बेहद 
गरीबी की हालत में पडे हुए है । आपको पूरी जिम्मेदारी और विवेक की 
भावना से काम करना हैं । मेरा कथन है कि जीवन का निचोड़ अनुषश्यासन हैं । 
अनुशासन के विना मनुष्य समाज या राष्ट्र उन्नति नही कर सकते, अनुशासन 
आपकी जमातो में और खेल के मैदानो में भी उतना ही जरूरी है, जितना वह 
आपके भावी व्यवसाय में है । 

देश को इस समय सघे हुए और अनुशासन की शिक्षा प्राप्त युवकों की 
अखरूरत है न कि गैर ज़िम्मेदार उत्पात मचानेवालो की। इस तरह आपके पास 
दृष्टि भी होनी चाहिए और आदर्श भी । जव तक कि आपके सामने अपनी मातृ- 
भूमि के भविष्य का यह यौरवमय दृद्य और उसकी महानता और उसके भाग्य की 
एक आदशों कल्पना नही है, तव तक आप अपने वर्तमान कतंव्यों और जिम्मे- 
दारियो को सच्चे रूप में नही समझ सकते । पर आपको यह अवश्य ही समझ लेना 
चाहिए कि अपने जीवन मे कुछ कर सकते के लिए आपको अपने पैर हमेशा मज- 
चूती से पृथ्वी पर जमाए रखने चाहिए | केवल दृष्टि और आदर्शवाद से कुछ 
न होगा | आपको इन्हे ठोस काये के रूप में बदलना होगा और अपने उद्देश्यों 
को वास्तविकता के कठोर क्षेत्र में पाता होगा | आपको यह याद रखना चाहिए 
कि अपनी उच्च आकांक्षाओं को अन्य आकाक्षाओं दारा ही परास्त कर देना 
एक बड़ी दर्दनाक घटना है । आप को उस धातु का बनना चाहिए, जो पूर्व निर्घा- 
रित्त भाग्य को चुनोती देकर आपत्तियो पर हँस सकती है। सबसे पहले मातु- 


२ौ२ भारत की एकता का निर्माण 


भूमि की सेवा गौर लगन तथा ध्यान की प्राप्ति होती चाहिए। आप चाहे 
किसी भी देश या भू-भाग में जाएँ, आपका कुछ भी व्यवसाय या घन्धा क्यो न हो, 
आपको सदा अपने देश के हितो का ध्यान रखना चाहिए और अपने दरिद्र देश- 
घासियो की नैतिक और भौतिक उन्नति को अपना आदर्श बनाना चाहिए। आप 
ऐसा कोई काम न करें जिससे आपके देश की आज़ादी खतरे में पडे | वल्कि अपना 
जीवन देकर भी आप उसकी रक्षा का प्रयत्त कीजिए । 


जयहिन्द ! 


( १६ ) 
कांग्रेस विषय समिति, जयपुर 


१७ दिसम्बर, १९४८ 


सदर साहब, जो प्रस्ताव आपके सामने रखा गया हैँ, उस पर बहुत-से 
सशोधन भी रखे गए है । प्रश्न वडा विकट है, इससे इसपर बहुत वहस हुई है । 
दूसरे इस विषय पर दिल खोलकर बोलने से तकलीफ होती है। फिर भी अगर 
चन्द बातें में आपके सामने न रखू, तो में शरणाथियों की कुसेवा करूँगा | इस 
बात में हमारा मतभेद नही है कि शरणाथियों की पूरी मदद की जाए। मतभेद 
इसमे होता है कि जो कुछ किया गया है, उसकी थोडी-सी तारीफ तो छोड 
दो । तव मुझे कुछ तकलीफ नही होगी । आज आपकी गवर्नमेट है) वह अपना 
कर्तव्य पालन नही करती है, तो उसे उठा क्यो नही देते ? चाहे कोई भी गवर्न- 
मेंट वनाओ, इस मामले में वह कोई पूरा सन्‍्तोष नहीं दे सकेगी, यह इतनी कठिन 
समस्या है । साथ-साथ जो मुसीवत हम पर आई, उसका भी सामना हमें करना 
हैं। केवल प्रस्ताव और संभोघन पास करने से मकान नही वन जाते | हर एक 
आदमी अलूग-अलग राय बताता है । मकान दो तव बनेगा, जब उसके लि 


काग्रेस के जयपुर अधिवेशन की विपय समिति में शरणाथियों के बारे 
प्रस्ताव पेश करते हुए सरदार पटेल ने १७ दिसम्बर ४८, शुत्रवार की दोए 
के १२३ व्ज यह भाषण दिया था। 


२! भारत की एकता * 


भूमि की सेवा और लगन तथा ध्यान की प्राप्ति होती चाहिए 
किसी भी देश या भू-भाग में जाएँ, आपका कुछ भी व्यवसाय या घः 
आपको सदा अपने देश के हितो का ध्यान रखना चाहिए और 


धासियों की नैतिक और भौतिक उन्नति को अपना आदर्श बना जा 
ऐसा कोई काम न करें जिससे आपके देश की आज़ादी खतरे रे 5.5 
जीवन देकर भी आप उसकी रक्षा का प्रयत्न कीजिए । का 
जयहिन्द ! दाह स्ली 

>>न्भाई - कक 

«- पा चक्ुटो 

वा जद आप 


विषय समिति, जयपुर शर्ट 


मुझे जो बात सूकी, वह मेने कही । में तो हमेशा शान्ति चाहता हूँ । अगर शान्ति 
नही चाहता, तो जिन्दगी भर गान्धी जी के पास कंसे रहता ? मेरे दिल में 
जो वात आती है, कह देता हूँ । हिन्दू को बुरा लगे, मुसलमान को बुरा लगे, 
इसकी मुझे परवाह नहीं । जिस भाषा में कहना चाहिए, शायद वह में नही 
सीखा हूँ | इतती कमी जरूर है । दूसरी ज़िन्दगी में इस काम के लिए पुनः 
मुझे गरान्धी जी के पास जाना पडेगा । 

हमने हिन्दुस्तान की जो जवाबदारी ली है, उसे हम छोड़नेवाले नही है । 
अगर हमारे वौर्डर ( सीमा ) पर कोई आए, तो उसके लिए हमारी पूरी 
तैयारी हैँ । यही मेने ऐसा कहा था । जो,कुछ व्यावहारिक हो, वही करने की 
नीति से हमारा काम होगा। हमारी उम्मीद तो यह हैँ कि जितने लोग पूर्व 
वगाल से आए है, उनको वापस जाना ही है । डाक्टर चोइथराम और मेहरचन्द के 
कहने से हमने हाई पावर कमेटी भी बनाई । 

आपको मेरी यही सलाह रहेगी कि शरणार्थी की सेवा करनी हो, तो 
सरकार की सहानुभूति प्राप्त करो। नो लोग आज पडे हे, उन्होने कभी हाथ पाँव 
नही चलाया। वें शहरो के रहनेवाले हैं। उनका काम कठिन हैं। केवल प्रान्तो 
के मन्त्रि-मडलो से यह काम वही होगा । उनको यहाँ रहना है, यही घघा- 
रोजगार करना है, तो यह सव उनकी सहानुभूति से होगा । 

मेने जो बातें कही है, वे सव आपके भले के लिए ही कही है । कुछ कड़ी 
वात भी कही हो, पर बुरे दिल से नही कही । 


२१9 भारत की एकता का निर्माण 


जरूरी सामान मिलेगा । कौन ऐसा मूर्ख होगा, निष्ठुर होगा, जिसकी सहानुभूति 
दारणायियों से न होगी । लेकिन इस सहानुभूति से शरणार्थी के पेट को कुछ 
नहीं मिलेगा । इस प्रस्ताव में हमें ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए, 
जिस से शरणार्थी का दिमाग उल्टा चले | आपका मकसद दूसरा हो, तो अलग 
बात है! 

जाप लोगो से में यह कहना चाहता हूँ कि गुस्से में आकर जो लोग बोलते 
हैं, उस से आपको क्रोघ में बह नही जाना चाहिये । आप को देखना चाहिए 
कि जो लोग उस प्रदन पर काम कर रहे हैं, वे क्या करते हे और क्यो करते है । 

देश भर पर टेक्स डाल दो, यह कहना तो जासान है| हमारी कुछ गलती 
हो तो हमारे पास आओ, हम से बहस करो, हमें समभाओ । मगर कोई आकर 
कहते हे कि नही करोगे, तो शान्ति नहीं रहेगी । में! कहता हूँ कोई भी कुछ भी 
धमकी दे, मुल्क मे अशान्ति नही होगी। आपको दुख है, तो वह क्रोध की आग 
घढाने से कम नही होगा । में अनुमव से कहता हुँ कि जञापके लिए देश भर में 
पूरी सहानुमूति थी । मगर आप जिस तरह से काम करते हें, सहानुभूति कम होती 
जाती है। यह कठिन प्रश्न हल करने के लिए दिमाग ठपण्डा रख कर जो कुछ 
भी हो सके, वह हमें करना है । हमारी गवर्नमेंट में कोई भी ऐसा नही है, जिसे 
शरणाथियो से पूरी सहानुभूति न हो | फिर भी अगर यो ही गवनेमेंट पर हल्ला 
किया जाएगा, तो उसका बुरा परिणाम आएगा । हमने रिफ्थूजी मिनिस्टरी 
बनाई, इसी काम के लिए केबिनेट की कमेटी बनाई । मगर गवर्नमेंट पर हल्ला 
करने से शरणाथियों को नुकसान होगा । शरणाथियो को अगर जाप बहका दें 
झौर मुल्क में अगान्ति करवाएँ, तो उसकी ज़िम्मेवारी आप पर होगी। अगर 
काग्रेस ज़िन्दा नही है, तो मुरदे के पास चिल्लाने से वया फायदा ? 

कोई राजा-महाराजा हो, चोर-डाकू हो या कोई दुखी आदमी हो, मगर 
किसी को अशान्ति करने का अधिकार नही है । सिन्ध, पजाब, बलूचिस्तान और 
फ्रटियर में तो मामछा साफ हो गया। वहाँ कोई हिन्दू सिख रहेगा ही नही। 
परल्तु पूर्व बगाल का मामछा कठिन हैं। वहाँ के हिन्दू नरम और कमज़ोर लोग 
हैं । मगर पजावी लोग तगडे हैँ । हमारे पास आकर भी वे भरते हैं, उन 
में इतनी जिन्दगी है । पूर्व बंगाल के लोगों की मुसीबत इसलिए ज्यादा हैं कि 
वहा तो लोग खाली भूखे मरते है, चहाँ इज्जत का भी सवाल है। इसलिए मेने 
कहा कि साथ बैठकर फंसला करो। कोई दूसरा रास्ता हो तो मुझे बताइए । 


विषय समिति, जयपुर १46. थ 


मुझे जो वात सूकी, वह मेने कही । में तो हमेशा शान्ति चाहता हूँ । अगर शान्ति 
नही चाहता, तो जिन्दगी भर गान्धघी जी के पास कंसे रहता ? मेरे दिल में 
जो वात आती है, कह देता हूँ । हिन्दू को बुरा छगें, मुसलमान को बुरा लगे, 
इसकी मुझे परवाह सही । जिस भाषा सें कहना चाहिए, शायद वह में नही 
सीखा हूँ | इतनी कमी जरूर है | दूसरी जिन्दगी में इस काम के लिए पुनः 
मूके गान्धी जी के पास जाना पडेगा । 

हमने हिन्दुस्तान की जो जवावदारी ली है, उसे हम छोडनेवाले नहीं है । 
अगर हमारे वौर्दर ( सीमा ) पर कोई आए, तो उसके लिए हमारी पूरी 
तैयारी है । यही मेने ऐसा कहा था । जो,कूछ व्यावहारिक हो, वही करने की 
नीति से हमारा काम होगा। हमारी उम्मीद तो यह है कि जितने लोग पूर्व 
बंगाल से आए है, उनको वापस जाना ही है । डाक्टर चोइथराम और मेहरचन्द के 
कहने से हमने हाई पावर कमेटी भी बनाई । 

आपको मेरी यही सलाह रहेगी कि शरणार्थी की सेवा करनी हो, तो 
सरकार की सहानुभूति प्राप्त करो । नो छोग आज पढे हे, उन्होने कभी हाथ पाँव 
नहीं चलाया | वे शहरों के रहनेवाले हैं। उनका काम कठिन हैँ। केवल प्रास्तों 
के मन्त्रि-मडलो से यह काम नहीं होगा । उनको यहाँ रहना है, यही घघा- 
रोजगार करना है, तो यह सव उनकी सहानुभूति से होगा । 

मेने जो बातें कही है, वे सव आपके भछे के लिए ही कही है १ कुछ कड़ी 
वात भी कही हो, पर बुरे दिल से नही कही । 


( १७ ) 
फतह मेदान, हेदराबाद 


२० फरवरी, १९४९ 

हैदराबाद रियासत के रहनेवाले भाइयो और बहनो, 
आप लोगो से मिलने का यह पहला ही मौका मुझे मिला है और इस मुला- 
कात से में बहुत खुश हूँ । बहुत दिनों से आपसे मिलने की मेरी इच्छा थी। 
आप जानते हे कि पिछले कुछ दिनो में आप लोगो को बहुत कष्ट उठाना पडा 
और उधर हम लोगो को भी आपकी वजह से एक प्रकार की निद्राविहीन रातें 
काटनी पडी । हम सब को बहुत परेशानी हुई, लेकिन परमात्मा की कृपा से 
सारा काम इस तरह हो गया कि आप लोगो का कष्ट भी कम हो गया और 
हमारी इज्जत भी वच गई । नहीं तो, काम तो होता ही, लेकिन दुनिया में 
हमारी वदनामी होती और नुकसान भी बहुत होता । अब कई लछोग मुझको 
सलाह दे रहे हे कि मुझे क्या करना चाहिए । बहुत से लोग बिना माँगे ही 
अच्छी-अच्छी राय दे रहे हे और मुझे सवकी राय सुनती भी चाहिए। सो मे सुन 
भी रहा हें । जब यह मुसीबत उठी थी, तव भी बहुत छोगो ने मुझे इसी तरह 
राय दी थी और जवाब मे मेने कहा था कि आप लोग हम पर भरोसा कीजिए 
और ईइवर पर भरोसा कीजिए, सव ठीक हो जाएगा । आपने देखा कि ईश्वर 
पर भरोसा रखने से हमारा काम बिगडढता नही हैं । तो आज भी जो लोग 
मुर्े अच्छी-अच्छी सलाहे दे रहे हे, कि में जल्दी में सब वातो का फैसला कर 





साथ 


दरावाद के राजत्रमुल निजाम साहब के 


रू 


हद 


जा 


सरदार पर्दक 


फतह मैदान, हैदराबाद २१७ 


दूं। हम इसको उठा दें, उसको उठा दें या इसको बेठावें, उसको चैठावें ॥ उन 
सबको में अदव से एक सलाह देना चाहता हूँ कि जैसी आप लोगो की चिन्ता है, 
उससे हमारी चिन्ता कम नहीं है । हम भी रात-दिन यही वातें सोचते हे । 
हँदरावाद के दो करोड निवासियों की भी हमको बहुत फिकर रहती हैं। 
आपकी सलाह के लिए में आपका बहुत शुक्रगुज्ञार हें। लेकिन काम तो मुझे 
अपनी अकक्‍्ल से ही करना होगा । आप भरोसा कीजिए कि हम वही काये करेंगे 
जिससे हैदराबाद के लोगो का भला होगा, दूसरी तरह का कोई काम हम नही 
करेंगे । तो आपको हम पर भरोसा रखना चाहिए । 

आपको समझना चाहिए कि जब तक हैदराबाद रियासत में पूरी शान्ति 
नही होती, तब तक रियासत में राज्य की क्रान्ति करना यह वढी भयकर चीज 
हैं। हमें यहाँ कोई ऐसा एक्सपेरीमेंट या तजुर्वा नही करना है कि जिससे 
हैदरावाद की रियासत को जोखिम हो या इसके छोगो का नुकसान हो। हमने 
एक बात तो आप से पहले ही साफ-साफ कह दी थी, कि हैदराबाद का भविष्य 
क्या होगा, इसका फैसला आप लोगो को करना है, हमे नही करना है। सारी 
दुनिया में हमने एलान किया है कि हैदराबाद का भविष्य भला या बुरा बनाना 
उसके निवासियों का काम है । लेकिन उसमें हमारी भी काफी ज़िम्मेवारी है, 
इस लिए अपना बोक भी हम फेंक नहीं सकते । तो आप सबको यह समझ 
लेना चाहिए कि किस रास्ते पर चलने से हैदरावाद का भला होगा और हम 
पेया करें जिससे दुनिया के लोग और मुल्क के लोग समभ लें कि हैदराबाद के लोग 
सयाने और समभदार है । इसी से आपकी इज्जत बढेगी और इसी से आपका भला 
होगा । जब आपके यहाँ कौमी जहर का वायुमण्डल वन गया था और ज्ञहर की 
वाढें चलती थी, तो उसमें भले-बुरे सभी लोग वह गए थे। जो काम कभी नही 
करने चाहिए, वे काम भी किए गए । छेकिन उस बुराई का नतीजा भी सब को 
भोगना पड़ा, बुरे लोगो को, आपको और कुछ दरजे तक हमको भी भोगना पडा । 
क्योकि जब आाग भडकती है, तो उसमे से जो चिनगारिया उड्ती है, उनसे आस- 
पासवालों को भी कुछ-न-कुछ नुकसान पहुँचता ही हैं। तो अब वह वाढ निकल 
गई है। जो मै उभर आया था, वह अब बैठ रहा है। अब पानी शान्त और निर्मल 
हो गया हैं । उसको हमे फिर से मैछा नही करना, वल्कि गगा के जैसा निर्मल 
करना है। उसका इलाज यही है कि सव कौमो के लोग पिछली बातें भूल जाएँ। 
ऐसा समझ ले कि उन्होने एक बुरा स्वप्न देखा था। अब नो सही रास्ते पर 


श्श्द भारत की एकता का निर्माण 


चलने के लिए हमें अपना मार्ग साफ करना हैँ। हमें भी इस काम में आप 
लोगो को मदद देनी है। आपको यह समझ लेना चाहिए कि आपको हैदराबाद 
का भविष्य स्वय बनाना है | इसमें हमारा और कोई स्वार्थ नही हैं । 

अगर हमें अपनी प्रणाली वदलनी है, तो वह इस प्रकार से वदलनी चाहिए, 
जैसा कि हमने पहला काम किया । उसमें कम-से-कम नुकसान हुआ है । यह 
ढाँचा भी हमें इस सफाई से बदलना चाहिए कि जिससे कम-से-कम नुकसान 
हो । यदि हम ऐसा नही करेंगे तो हमने अभी जो इतना बडा काम किया है, 
वह भी हम विगाड देंगे । इसमें आपका भी भला नही हैं मौर हमारे लिए तो 
वह बदनामी का कारण बनेगा ही । हम बदनामी नही चाहते ) आप हिन्दुस्तान 
के बीच में पडे हैं । एक तरह से हिन्दुस्तात के दो हिस्से हो गए हे और जिन 
« लोगो ने हमारे मुल्क में इस प्रकार का आन्दोलन शुरू किया था, वे लोग जो चाहते 
थे, वह उन्हें मिल गया । अब हमारे मुल्क में वैसे ही कोई लोग हो, जो मानतें 
हों कि हमारे मुल्क में दो अछग-अलरूग नेशन ( कौम) हैं, तो उन लोगो को बहुत जल्द, 
वहीं अपना स्थान बना लेना चाहिए, जहा उनकी नेशन के लोग गए है। किसी 
के दिल में ऐसी ख्वाहिश हो, और जिसकी सहानुभूति रात दिन वही रहती हो, 
जिसकी वफादारी वही रहती हो, वह खुदा को याद करके वही चले जाएँ, तो 
अच्छा होगा । क्योंकि ऐसा न करने से उनको भी नुकसान होगा, पाकिस्तान 
को भी नुकसान होगा और हमको भी नुकसान होगा । तो, में यह नहीं मानता 
हैं कि अब ऐसे कोई लोग भारत में हे और में यह भी मानता हूँ कि यदि हैदरा- 
बाद में कोई लोग ऐसे हे, जिनके दिमाग में अभी तक कोई ऐसी चीज़ बाकी 
है कि हैदराबाद का भविष्य बनाने में, या हैदराबाद की हुकूमत को रखने या 
पलटने में बाहर की कोई सत्ता या बाहर का कोई इसान, किसी तरह से दखल 
दे सकता है । अगर कोई है, तो वह धोखे में है और यह उसका पागरूपन हैं । 
में कहता हैं कि बाहर की कोई ताकत हमारे मुल्क में दखल नहीं दे सकती, क्योकि 
यह हमारा भीतरी मामला है। कोई उसमें किसी प्रकार की न मदद कर सकता 
है, न किसी प्रकार का दखल दे सकता है | इसी तरह हैदराबाद का भविष्य 
क्या होगा, यह नि*चय करना आप ही लोगो का काम है । इसमें दूसरा कोई 
कुछ नही कर सकता। लेकिन में आपको यह कहना चाहता हूँ कि मुझे इस 
वात की बडी फिक्र है कि जिन लोगो पर यह बोर पडनेवाला है, उन लोगो 
के कन्धे इतने मजबूत नही हे कि वे इस वोक फो आराम से उठा सकें। वो 


फत्तह मैदान, हैदराबाद २१६ 


इसके लिए में आप सब लोगों से खास करके उन लोगो से, जिन्होंने पिछले 
५, १० सालों में कुछ कुर्बानियाँ की है, बहुत नम्रता से कहूँगा कि आप लोगो का 
प्रथम कर्तव्य यह हैं कि आप हैदरावाद का वायुमण्डल बदलें । उसमें जाप की 
पूरी जिम्मेवारी रहेगी ॥ 

जो लोग उम्मीद रखते हे कि हैदरावाद की रियासत का वोक उन्हे उठाना 
है, उनको में मुवारकवाद दूंगा । लेकिन साथ ही में यह भी कहेंगा कि यह बोक 
उठाना बहुत बडी वात हैं । यह आसान वात नही है । आपका यह सदमभाग्य है 
कि इस युग में आपका जन्म हुआ, जब कि हिन्दुस्तान की तवारीख लिखी जा 
रही है, इतिहास बनाया जा रहा है और इस जमाने में आप इस महत्वपूर्ण 
जिम्मेवारी पर वैठे हैं । तो आपको यह देखना चाहिए कि हैदराबाद के जिन 
निवासियों ने कुछ बुराइयाँ या गरूतियाँ भी की हे और बाज वे हँदराबाद के 
नव-निर्माण में भाग लेने के लिए तैयार है, तो उन्होने जो कुछ पहले किया है, वह 
सब आपको भृर जाना चाहिए । अब वैसी कोई चीज़ आपको बीच में नहीं 
लानी है । तो, जिन लोगो ने स्वतन्त्रता के मैदान में कुर्वानी की, उनको मुवारक 
है । वे उसके लिए मगरूब हो सकते है। मगर जिन लोगो ने कुर्बानी की, 
उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि अब और भी ज्यादा कूर्वाती करने का वस्त आया 
हैं । अब आप दिखाइए कि आपके कन्धों में कितनी ताकत है । तव आपकी कदर 
होगी गौर तव इतिहास में आपको जगह मिलेगी । यह पावर पोलिटिक्स 
( शक्ति राजनीति ) का मामला नही है, यह पद के लिए दौड-घप करने का 
मामला नही है और मेरी उम्मीद हैँ कि हँदरावाद की काग्रेस पर चाहे हमारा 
कुछ भी प्रभाव न हो, लेकिन हिन्दुस्तान की कांग्रेस का नाम उसने लिया हैं 
और इस तरह हिन्दुस्तान की काग्रेस का वह बच्चा है। उसके हाथ में हिन्दुस्तान 
की काग्रेस की इज्जत हैं । तो अगर उनके कामो से उनकी इज्जत में कुछ भी 
वट्मा लगे, तो वे हैदराबाद को नुकसान पहुँचाएँगे और मुल्क को नुकसान पहुँचा- 
ऐंगे । मुझे जाशा है कि ये लोग अपनी जिम्मेवारी समभेंगे । 

यह देख कर मुझे बहुत खुशी होती हैँ कि आपमें से बहुत से लोगों ने 
यह वायदा दिया हूँ कि इस प्रकार का कोई काम नही करेंगे, जिससे हमें उनके 
लिए कोई चिन्ता करने की जृरूरत पडे । में उन सबको मुवारकवाद देता हूँ। 
इन लोगों ने काफी काम किया है, काफी कुर्वानी की है । कई छोग कहते है 
कि ऐसे लोगो को राज देने से क्‍या होगा ॥ यो तो छोग हमारे बारे में भी 


२२० भारत की एकता का निर्माण 


कहते थे कि जो जिन्दगी भर जेल में पडे रहे, वे लोग क्‍या राज करेंगे ? 
लेकिन अब जमाना बदल गया हँ और जो लोग प्रजा के प्रतिनिधि हैं, 
उन्ही के पास राजसत्ता जाने वाली हैँ । लोग पूछते है कि आपका लीडर कौन 
होगा ? आप जिसे चुनेंगे, वही आपका नेता होगा ! हमने आज जो इन्तज़ाम 
किया हैँ, वह तो एक टेम्परेरी (अस्थाई) चीज़ है । हमने हैदराबाद में आज 
जो कुछ व्यवस्था बनाई है, यह व्यवस्था एक “केअर टेकर गवनंमेट” (इन्त- 
ज़ामी सरकार ) है, जिसका मतलव यह है कि आप लोग अपना बोक उठाने 
के लिए जब तक अपने लीडर तैयार कर लेंगे, वहाँ तक के लिए यह सरकार 
है। लेकिन उसका जो स्थायी ढाँचा बनाने का काम हैं, वह आपके 
हाथ में है। 
कई लोग कहते हैँ कि जल्दी से-जल्दी इस गवर्ममेंट को हटा कर दूसरी 
लोक सरकार बनानी चाहिए। हम भी चाहते हे कि हम क्यो बोक उठाएँ। 
हम अपने हाथ में ज़िम्मेवारी क्यो रखें ? आप लोग खुद अपनी ज़िम्मेवारी 
उठाइए । हम यह करने के लिए तैयार हे । लेकिन हम इस प्रकार की गाडी 
आपके सुपुर्द करना चाहते हे कि यदि आप कुछ धक्का भी न लगाएँ, तो कई 
दिन तो अपने-आप ही चलती रहे । छेकिन हम आपको ऐसी गाडी भी नहीं 
देना चाहते जो शुरू ही में पटरी से उतर जाए । ऐसा हो तो उसमें आप लोग 
मर जाएँगे और हमारी भी बदनामी होगी। ऐसी सलाह जो लोग देते हे, उनसे 
में कहता हूँ कि आप हैदराबाद की आबोहवा तुरन्त ऐसी बना ले, जिसमें 
हम जल्दीसे जल्दी अपने अफसरो को यहाँ से हटा ले । हमारे पास 
अपने लिए भी पूरे आफीससे नही है । लेकिन आपको यह समभना चाहिए 
कि ९० फी सदी या उससे भी ज्यादा पुराने अफसरो या पुराने काम करने वाले 
लोगो का दिल दूसरी तरफ था, उनकी राय दूसरी थी, अब हमें उनको रास्ते 
पर लाना हैं। उनको तुरन्त फेंक देना ठीक नही । उनका दोष भी नहीं था! 
हम इस तरह कर भी नहीं सकते, क्योकि इस तरह राज नही चल सकता | 
उनको उठ़ा-उठा कर फेंक देना, यह कोई लायक आदमियो का काम नही है । 
उन पुराने छोगो में से जो वफादारी से और योग्यता से काम करने के लिए 
तैयार है, उनको तो हमने रखा ही है । भले पिछली हुकूमत के ज़माने में 
उन्होंने कुछ गलत भी काम किया हो। वे गरूतियाँ हमे याद नही करनी 
चाहिए | भविष्य मे वे क्या करने वाले है, यह हमे देखना हँ। कई लोग हम से 


फतह मैदान, हैदराबाद २२! 


कहते हैँ कि उनका विश्वास कँसे किया जाय | उनमें से मेने वहुत से ऐसे अफ- 
सरो का विद्वास किया है, जिनके साथ हम जिन्दगी भर लडे, जिन्‍्होने हमें 
जेलों में डाला । विश्वास रखना हमारा काम है, लेकिन जो विश्वासघात 
करें, उसका घात करना भी हमारा धर्म हो जाता है। ( तालियाँ ) 
तो आप लोगो को पुराने अफसरो से डरना नही चाहिए । लेकिन पर- 
मात्मा ने हमको हंदरावाद के दो करोड आदमियो की ज़िम्मेवारी दी है और 
यह ज़िम्मेवारी हम फेक नहीं देंगे । मे आपसे कहना चाहता हूँ कि हम छोग 
हंदराबाद में आए और यहाँ हम ने एक केअर टेकर गवर्ममेंट बनाई, उसको 
कितना टाइम लगा ? पिछले दिनो में यहाँ कितनी मार-काट हुई ? मेने सना 
है कि अभी तक यहाँ ऐसे लोग हे जो औरो को भी मारने की तैयारी में हे। 
हमें चीन और वर्मा से सबक लेना चाहिए । हमारे देश के आसपास जो चलूू 
रहा है, जो भाग फल रही हैं, उसी आग मे हमें हिन्दुस्तान को नही जलाना 
हैं। सारी जिन्दगी वरवाद कर हम लोगो ने आजादी इसलिए नहीं ली। यह 
जो आज़ादी हमें मिल गई है, वह हमें हजम करनी है । हमें ऐसा काम भी नही 
करना है कि हिन्दुस्तान के लोग कहने छंगें कि इस आज़ादी से तो पहली 
गुलामी ही बेहतर थी। हम लोग जो रात-दिव मेहनत कर रहे हे, उसका 
उद्देश्य यही हैं कि आप लोग खुद अपना बोक उठाने के लिए तेयार हो जाओ। 
हमारे जो चन्द काग्रेस के काम करने वाले लोग इतसे दिनो के बाद वाहर आए 
है, मालूम नही पिछले दिनो वह क्या काम करते थे ? चन्द दिनो से वे बाहर 
निकले हूँ । वह देख ही रहे हैँ कि कितने छोग उनका साथ देते है। 
आप लोग खाली एक-एक वोट देने के लिए तैयार हो जाएँ, केवल उससे 
काम नहीं चलेगा । यहाँ हैदराबाद में जो पुरानी पोलीस है, उनका दिल 
किसी चीज़ में नही हूँ । वे इस प्रकार की हालत में पड़े हैं कि सारी जिन्दगी 
जो काम किया, अब उसी से उल्टा काम करना पडता हैं। हम लोगो ने जो 
थोडी-सी पोलीस वाहर से छाकर रखी है, वह यहाँ के लोगो को जानती नही, 
उनकी पहिचानती नही । उन्हें अभी यह मालठ्म बहीं कि यहाँ चोर कौन है 
और साहुकार कौन है । औौर जब पकडने का समय आता है, तो बहुत 
से लोग कहने लगते हे, में तो कोई साम्यवादी नहीं हूँ, समाजवादी नही हें, 
में तो कांग्रेसमेन हैं । लेकिन जब पकडने वाले लोग चले जाते हे, तो तुरन्त 
मालूम पट जाता है कि वह तो मूठ वात कहते थे । तो आज तक हैदराबाद में 


२२२ भारत की एकता का निर्माण 


एक तरह से काम चला । हमारे लोगो के इघर आते तक काग्रेस वाले यहाँ 
काम करते थे । काग्रेस ने यहाँ काफी कुर्बानी की। लेकिन जिस तरह से काम 
करना चाहिए, उस तरह से सब लोग काम नहीं कर सके । क्योकि कई लोग 
समझे कि अगर हम अहिसा से, सत्य से, और ठीक तरह से काम लेने के लिए 
जाएँगे तो हमको कोई मौका मिलने वाला नही हैं । तो जो हथियार सामने 
आया, उसी का उपयोग करने छगे । कई लोग तो मेरे पास भी आए गौर 
कहते थे कि हमको ५,००० राइफल दो तो हम हेदराबाद सर करेंगे। में उनसे 
कहता था कि अपना दिमाग ठीक करके आओ, तुम पागल हो । हम लोग 
जानते हू कि हमारे पास राइफलें तो बहुत पडी है, लेकिन यह,काम राइफल 
का नही है । यह काम इस तरह से नहीं हो सकता । जिन छोगो ने यहाँ रात- 
दिन काम किया, उनमें से बहुत से काग्रेसमेन हे। असल में काग्रेस का जो 
दो प्रकार का काम था, उसमें से एक प्रकार का काम तो बिल्कुल नहीं किया 
गया। यह काम था प्रजा की सेवा करना, रचनात्मक काम करना और छोगो 
को सही रास्ते पर लाना । वह काम बिलकुरू नही किया गया। जो प्रजा की 
सेवा करना चाहता है, वह कैसी भी हुकूमत क्यो न हो, चुपचाप प्रजा की 
सेवा करता है । लेकिन अब तो हमें सेवा का सारा दरवाजा खोल देना है । 
आप लोग उसके लिए तैयार हो जाओ । लेकिन अब हम किसी को वह रास्ता 
देने वाले नही है, जिसमें लूटमार का मौका हो, जिसमें घोखाबाज़ी का मौका 
हो और जहाँ खाली पोलिटिक्स के पीछे दौडना हो । 

में यह सिर्फ बात ही नही करता । यह हमें अमल में करके दिखाना है। 
यह परमात्मा के सामने हमारा दायित्व है । बह हेदराबाद के दो करोड 
निवासियों के भविष्य का सवाल है । इसमें चन्द आदमी आके घोखाबाजी 
करते हे, एक प्रकार टैररिज्म (आतक) फैलाते हे कि यहाँ कोई काम न करने 
दो । वह सब अब नही चलेगा | जब आप हरडते थे, तो उसमें भले बुरे सभी 
शामिल हो जाते थे । वह अब चल नहीं सकता । यदि काग्रेसमैन यहाँ खुद 
उनकी वन्दूक से मारता है, तो ऐसी हालत में अच्छा यह है कि तुम गाडी मत 
चलाओ | इस तरह से में आपके हाथ ज़िम्मेवारी दूगा नही क्योकि में हिन्दुस्तान 
की हुकूमत की तरफ से आप छोगो को सलाह देने के लिए आया हूँ। पूरी जिम्मे- 
वारी के साथ में आपको यह सलाह देता हूँ कि पिछली सब बातों को भूल जाओ, 
क्योकि हमें जल्दी ही आगे चलना है | हैदराबाद हिन्दुस्तान के पेट के समान 


फतह मैदान, हैदरावाद श्र्रे 


हैं। हिन्दुस्तान के जिगर में, हिन्द के पेट में, यदि ठयूमर ( पेट का फोड़ा ) 
पडा है, तो हिन्दुस्तान तन्दुरुस्त नही रह सकता । तो जो पुरानी हुकूमत यहां 
थी, वह तो हट गई । परन्तु उसी से हमारा रोग चला गया, या ट्यूमर मिट 
गया, ऐसा नही हो सकता । जब तक आप लोग स्वच्छ न हो जाएँ, आप लोग 
सावधान न हो जायें गौर जाप लोग आपस में मिल न जाएँ, तब तक इस रोग 
का इलाज नही होगा । तो हमारी रियासत में जितने छोग़ हे, उनको पिछली 
वार्ते मूल जानी चाहिए । हिन्दू हो, मुसलमान हो, हरिजन हो, किसी भी 
कौस के लोग हो, सबको आपस में एक दूसरे का भय निकाल देना हैं और 
एक दूसरे के साथ अविश्वास को निकाल देना हैं। सवको यह समभना 
चाहिए कि वह पुरानी रात चली गई है, औौर अब नई सुबह आई है। प्रातः 
काल के बाद पिछली रात के दु स्वप्न को हमें याद नही करना चाहिए। जिन 
लोगो को इधर रहना है, उन सबको एक हो जाना चाहिए। जिसमें एक होते 
की शक्ति न हो, उनको में अभी से सलाह देता हूँ कि वे जल्दी-से-जल्दी हैदराबाद 
को छोडकर चले जाएँ ।॥ 

में आपसे यह भी कहना चाहता हूँ कि रियासत से जो भी सरकार बनेंगी, 
वह लोकमत से वनेगी। हमें सवको मौका देना है | लेकिन जिनकी यहां महान 
ताकत है और वडी जमात है, उनको यहां वडा हिस्सा मिलने ही वाला है। 
उसको कोई रोक नहीं सकता । क्योकि डेमोक्रेसी ( प्रजातन्त्र) की यह नीति 
है कि जो मेजोरिटी ( बहुमत ) है, उतको ज्यादा हिस्सा मिलता ही है। कछेकिन 
यहाँ जो माइनोरिटी (अल्पमत) है, उसके दिल में भी यह विश्वास पैदा हो 
जाना चाहिए कि यदि हम हैदराबाद के प्रति वफादार रहेगे, तो हमें कोई खतरा 
नही है । उनको भी मौका मिलेगा, जैसे सव को मिलता है। जिस प्रकार की 
डेमोक्रेसी सारे हिन्दुस्तान में है, उसी प्रकार की डेमोक्रेसी हँदरावाद में भी होगी । 
तो आप जल्दी से अपना उत्तरदायित्व सम्भालनें की तैयारी करें । पिछले 
डेढ-दो सालो में जो काम यहाँ किया गया, वह सव उल्टा हुआ और उससे 
बहुत नुकसान हुआ । उसने हेदरावाद की हालत वियाड दी। इतना ही नही, 
बल्कि हैदराबाद में कोई काम ही नही होने दिया | यहाँ ऐसे लछोग हुकूमत कर 
रहे थे, जो एक तरफ हमारे साय समझौता कर रहे थे गौर दूसरी तरफ 
पाकिस्तान को लोन ( कर्ज ) देने की कोशिश कर रहे थे। क्या में भी उत चीज़ों 
को याद करना नही चाहता ? मुझे ऐसी चीजू की याद करने से दुख होता है। 


२२४ भारत की एकता का निर्माण 


लेकिन अभी भी वहाँ से सामान आता हैं। क्‍या हँदरावाद का भी दिमाग उन 
लोगो में पडा है ? 

तो में कहना चाहता हूँ कि हँदरावाद का सवाल हैदरावाद को हल करना 
है । इसके लिए कोई बाहर से आने वाला नही है, कोई और बाहर से सलाह 
नही दे सकता । हैदराबाद को हिन्दोस्तान कभी छोड भी नही सकता और न 
कभी उसको नेगलेक्ट ( उपेक्षित) कर सकता है | तो हमारे ऊपर एक जिम्मे- 
वारी है कि हम हैदरावाद को जल्दी-से-जल्दी ठीक कर ले । इसमें मुझे कोई 
सलाह देने की जरूरत नही हैं। अगर यहाँ बोके उठाने के लिए कोई लोग तैयार 
हो, और दूसरे सब कोई उन्हें मदद देने के लिए तैयार हो तो उन्हे उत्तरदायित्व 
देने में जितनी मदद बन सकेगी में दूगा | छेकिन मेरे हाथ से कोई मैला काम 
नही होगा । क्योकि में हिन्दुस्तान की तरफ से जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। में 
सबसे पुत्र कहूँगा कि यदि कोई पुराना पाप अपने दिल में रखेगा, या पुराना 
ज्ञहर बाहर निकालेगा तो वह हेदराबाद का नुकसान करेगा और खुद अपना 
भी नुकसान करेगा । पिछली बातो को भूल जाओ गौर जल्दी से हेदराबाद 
की आबोहवा साफ कर दो । साफ करने का मतलब यह है कि हम एक दूसरे 
के साथ मिलकर हैदरावाद की आ्िक और राष्ट्रीय स्थिति ठीक करने में छूग 
जाएँ। यहाँ जो साम्यवादी या कम्युनिस्ट लोग हैं, जो नौजवान कम्युनिस्ट 
बनके इधर हैदराबाद में बढ आए हैं, उनमें कई लोग तो सिर्फ उत्पात करने 
के लिए इधर आए हे, क्योकि इस तरह उन्हे काफी पैसा मिलता है। में उनसे 
कहता हूँ कि हेदराबाद को छोड दो, दूसरी जगह पर जाओ, क्योकि हैदराबाद 
में एक कम्युनिस्ट को भी में सहन नही करूँगा । (तालियाँ ) 

मेरी वात का मतलब यह है कि हैदराबाद में जो जहर फैल रहा है, वह 
सारे हिन्दुस्तान का काम बिगाड रहा है । इसीलिए इन छोगो को हैदराबाद 
छोड कर वाहर चले जाने की सलाह में दे रहा हैं । तो बहुत से लोग आस-पास 
से आ कर इधर पडे है । जितने कम्युनिस्ट यहाँ पकडे जाते हे, वह बाहर से 
जाए हूँ । वह बाहर से क्यो आए ? इसीसे में उनसे कहता हूँ कि तुम बाहर 
जाओ, जहां तुम्हारे लोग है, वहाँ जाओ। तुम इधर क्यो झाए ? जब इस तरफ 
हैदरावाद की माजादी की लडाई चलती थी, लब कुछ-न-कुछ वहाना निकाल 
कर वे इधर आ गए। उसमें उन्होंने क्या काम किया, वह में कहना नही चाहता। 
भला किया, बुरा किया, रुकावट की, वह सब कुछ में कहना नही चाहता | छेकिन 


फतह मैदान, हैदराबाद २२५ 


में यह ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अब काम विगाडने का समय नही रह।। कोई 
कहता हैं कि इन लोगो ने अच्छा काम किया । ठीक है, अच्छा किया होगा । 
लेकिन अच्छा और बुरा दोनो को मिलाने से नतीजा जो निकलता है, वह 
बुराई का ही होता है। आज हेदरावाद का सारा काम इसीलिए रुक रहा है। 
देखिए, हमें अब चुनाव का काम करना है। तो यदि यहा मतपत्रक बन जाए, 
इलेब्टोरल रोल बन जाए तब तो हमारा काम आगे चले । और इलेक्टोरलू 
रोल बनाने के लिए हमे वाहर से आफिसर ला के रखने हे । यह कम्युनिस्ट लोग 
वहाँ भी पहुँच गए है और इलेक्टोरल रोल बनाने के काम में भी रुकावट डालते 
हे । 

साथ-ही-साथ एक और काम भी आप को करना है। हमारे मुल्क मे, जैसा 
कई ओर जगहो पर है, हजारों लोग अस्पृश्य माने जाते हे। उनकी हालत बहुत 
बुरी है। इन अस्पृश्य लोगो की सेवा भी आज हमें करनी हैँ । हम कोई ऐसा 
काम न करें, जिसकी वजह से उनके दिल में ऐसी भावना पैदा हो जाए कि 
हैदराबाद तो आज़ाद हुआ, लेकिन हमारी आजादी अभी नही आई। जैसी गुलामी 
पहले थी, वैसी गुलामी अब भी है । हमने सारे हिन्दुस्तान में से अस्पृश्यता को 
नप्ट करने के लिए आन्दोलन शुरू किया है, कानूनो से हमने अस्पृश्यता को 
बन्द किया है । यहाँ की काग्रेस का यह भी कर्तव्य हो जाता हैं । हमें अपनी 
सारी ताकत इन लोगो को उठाने के लिए खर्च करनी है | 

दूसरा काम मजदूरों का है | हैदरावाद में जो कारखाने चलते हैं, जो 
इण्डस्ट्रीज चलती है, उनमें मजदूरों को क्या वेतन मिलता हैँ ? यह आज 
तक कुछ भी चला हो, लेकिन अब इस तरह से नहीं चल सकता । हिन्दुस्तान 
में मज़दूरों के लिए जो कानून है, हिन्दुस्तान में उन्हे जो वेतन मिलता है गौर 
जिस प्रकार उनका सगठन वनता है, वह सव हमें यहाँ भी करना है । इस प्रकार 
मज़दूर को राहत मिलनी चाहिए और उसको उत्तेजना मिलनी चाहिए, ताकि 
वह ज्यादा से-ज्यादा काम करे । केकिन यह जो कम्युनिस्ट लोग यहाँ आाए हे, 
ओर जो हमारे यहाँ फले-फूले है, उसका कारण हम भी तो हे, कि हमने मजदूरों 
जौर गरीबो को दवा रखा हैं। हमने किसानो को भी इसी तरह दवाया, मज़- 
दूरो को इसी तरह से दवाया और उससे कम्युनिस्टो को उनमे काम करने का 
मौका मिला । तो जिस प्रकार मछली को पानी में घूमनें की जगह मिलती है, 
मौज मिलती है, उस प्रकार कम्युनिस्ट लोगों को इघर मौज मिल गई । 

भा० १५७ 


२२६ भारत की एकता का निर्माण 


हमें अब यह सोचना चाहिए कि हमें किस रास्ते पर चलता हैँ । हेदरावाद 
रियासत में यदि हमें जल्दी से राष्ट्रीय और माथिक उन्नति करनी है, तो हमारा 
करतंव्य हो जाता हैं कि हम जल्दी से-जल्दी स्वस्थ हो जाएँ। म॑ यह देखने के 
लिए आया हूँ कि हैदराबाद की हालत क्या है । गौर में खुश हूँ कि आप' लोगो ने 
अब ऊपर की शान्ति तो पैदा कर ली है। लेकिन में भीतर की हालत देखना 
चाहता हूँ । जब तक भीतर की ज्ञान्ति ठीक न हो, ऊपर की शान्ति कभी भी 
टूट जाएगी । यह टूटनी नही चाहिए । क्योकि जब तक पूरी शान्ति न हो जाए, 
तब तक हमारी प्रगति नही चल सकती | तो, हमें यहाँ पूरी शान्ति पैदा करनी 
है । यह भी आपको देखना हैं कि आज तक हैदराबाद के राज्य का कारोबार 
एक साथ में था ओर इस वजह से यहाँ की एक कौम में ज्यादा प्रगति नही हुई । 
अब आप लोगो की ख्वाहिश है कि आपको भी उसमें हिस्सा मिले। हिन्दुस्तान 
में भी यही हालत थी । हम सब लोग उसी कोशिश में थे कि हिन्दुस्तान विदेशियों 
के हाथ में से छूट जाए। तब जैसी कुर्वानी आप लोगो ने की, हम लोगो ने भी 
की थी | हमें आजादी मिली, आप लोगो को भी मिली | लेकिन हम लोगो ने 
सत्ता अपने हाथ में ले ली है, आप लोगो को अभी सत्ता नही मिली । 

हम लोगो ने जब सत्ता हाथ में ली, तो वहाँ बहुत बिगाड हुआ । हमारे 
ने चाहते हुए भी बिगाड हुआ और सारी दुनिया में हमारी बदनामी हुई । उसी 
प्रकार इधर नही होना चाहिए। हमारे यहाँ बिगाड इसलिए हुआ कि हमें मज- 
बूरी से मुल्क के दो हिस्से करने पडे । वहाँ पहले ही काफी जहर भरा हुआ था, 
वह फूट गया । हेदरावाद में भी ज़हर तो भरा हुआ है, लेकिन इस जहर को 
हमने फूटने नही दिया । अगर यहाँ परदेसी हुकूमत होती, तो उसी तरह से होने 
वाला था। यहाँ बहुत लोगो ने कोशिश भी की थी कि वैसा ही हो। लेकिन खुदा 
की मेहरबानी से हम लोग बच गए | अब जब बच गए है, तो हमें इस प्रकार 
काम करना है कि ज्यादा विगाड न हो। इसी में आप सबका हित है। हमारे 
मुल्क में नोजवान बिगड़ जाते हे और गलत रास्ते पर चलते हु। में चाहता 
हूँ कि उन्हें गलत रास्ते पर चलने का मौका न मिले । इसछिए जितना काम 
करना है, वह तो हमें करना ही है, लेकिन हमें किसी भी तरह हैदराबाद में 
लाठी से काम लेने वालो को चलने नही देना है । बन्दूक से और लाठी से काम 
लेना हो तो वह फौज का और पोलीस का काम है, दूसरे का नही। वह उनके 
पास रहनी चाहिए, क्योकि वह सममते हैँ कि कहाँ बन्दूक चलानी है, कहाँ नहीं 


फतह मैदान, हैदराबाद . २२७ 


चलानी । यह दूसरे का काम नही है । जिसे कलम से काम लेना है, उसको 
चन्दूक दे देने से वह अपनी खुदकुशी करेगा, या दूसरे को मार आएगा। तो में 
आपसे अदब से कहना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में, हमारे राज्य मे, जब कोई 
नौजवान गलत रास्ते पर चलते है, तो उनको सममाने की कोशिश करना आपका 
काम है । यह खाली काग्रेस का ही काम नहीं । यह सबका काम हैँ । यदि 
कोई गरूत रास्ते पर चलना चाहे, हिंसा से काम लेना चाहे, तो उसको वैसा 
नही करने देना चाहिए । उसको पुलिस के सुपुर्द कर देना चाहिए । 

कई लोग मुझसे कहते हैं कि पुलिस में या और जगह पर बिना 'भूठ के 
काम नही चलता । में मानता हूँ कि नहीं चलता होगा | क्योकि जहाँ बुराइयों 
के लिए काफी अवकाश है, वहाँ वे होती ही होगी । अभी तक तो समय भी 
चहुत्त कम हुआ है । अभी तक लोगो में विदवास पैदा करने का काम नही हो पाया 
है। वह काम खाली अमलदारो से या आफीसरो से नहीं होगा । लोक नियुक्त 
सस्या काग्रेस के ऊपर यह बोक है । उसको यह काम करना है। काग्रेस का 
दरवाजा हम खोल दें । उसमे ऐसे सव लोगो को हमें स्थान देना है, जो काग्रेस 
का प्रोग्राम कबूल कर लें | अगर उसमें लोग इस ख्याल से आएंगे कि भीतर 
घुस के कुछ गडवड करेंगे,तो वह कुछ नही कर सकेंगे। आप लोगी को घवराने की 
कोई जरूरत नही है ) काग्रेस यदि हैदराबाद की रियासत के लोगो का प्रति- 
निधित्व करने के लिए तैयार हो, और थोडा-सा दरवाजा खोलकर कुछ गिने-चुने 
लोगो को आते दे, तो उससे काम नहीं चलेगा । अपना दरवाज़ा खुला रखो, 
हिम्मत से काम' लो और साफ काम करो तो सारी रियासत आपके पीछे चलेगी, 
कोई भी उसमें रुकावट नही डाल सकेगा । 

जो चन्द वाते मंने आपके सामने रखी हे, उन सबके वारे में आपको 
सोचना है । मेने कोई कड॒ुवी बात कही हो, तो आपको यह समझता हैं कि 
वह दवा है । दवा कड॒वी तो होती है, पर बहुत फायदा करने वाली होती है । 
मेने आपको जो दवा दी है, वह घोलकर अगर आप लोग पी जाएँगे, तो उससे 
आपको बहुत फायदा होगा और आपकी त्वियत ठीक हो जाएगी । भापकी तबि- 
यत जल्दी ठीक हो, तो मुझे बहुत वड़ी सुशी होगी, क्योकि हम छोग अपने सिर 
का बोक आपके सिर पर डालना चाहते हैं। आप उसे उठा लीजिए । आपका 
बोक हमारे ऊपर ज्यादा दिन नही रहना चाहिए । क्योकि हमको दुख होता 
है कि कहाँ तक हम आपका वोक उठाएँ ? तो हम आपसे ज्यादा परेशान हे 


रेरे८ भारत की एकता का निर्माण 


यह बोझ आप सब जल्‍दी उठाएँ | उसकी तैयारी करें। जो काम्रेस में नहीं ह, 
वह भी हमसे कहते हे कि भई जल्दी यह काम करो । यह राजकाज काग्रेस वालो 
को ही दे दो। इससे हमे कोई नुकसान नही हैं ओर न कोई बखेडा होने वाला 
है । ऐसा हो जाए, तो हमारी फौज़ अपनी बैरको में वैठकर मौज करे। वह इघर 
क्यो आए ? आपके सामने मिलिटरी को क्‍यों छाना पडे ? यह तो जब जमाना 
था, तब उसे लाना पडा । अब वह चला गया और अब फौज की क्‍या ज़रूरत है ? 
उसको हम क्यो तकलीफ दें ? जब हिन्दुस्तान पर मुसीवत हो, तब उनका 
काम है । 

ओर जो हैदराबाद की पुरानी पुलिस है, उसको में बडे अदव से कहना 
चाहता हूँ कि खुदा का नाम याद करके जो तुम खाते हो, उसको हराम न 
करो । यदि आप से यह काम नही होता, तो मेहरवानी करके छोड दो। क्योकि 
अब जमाना बदल गया हैँ । अब हमें इन्साफ से और वफादारी से काम करना 
है। जितना पैसा हम लेते हे, उसको हराम नही करना है। हमें पूरा काम करना 
है। न हो सके तो हट जाएँ। हैदराबाद की रियासत मे जो अमलदार लोग पडे 
है, उनसे भी मे कहेंगा कि आप लोगो को पिछला सभी कुछ भुलकर ठीक तरह से 
काम करता है । क्योकि यदि आपके दिल में कभी कोई र्वाहिश हो कि हेदरा- 
बाद में कोई पलटा हो जाए तो कोई दूसरी चीज़ आएगी, यह होने वाह नही 
है। हिन्दुस्तान का इतिहास बदल गया, उसका भूगोल बदल गया और अब हम 
इस तरह से काम करना चाहते हैं कि हिन्दुस्तान के रहने वाले सब लोगो का 
कल्याण हो और सव का भरा हो। सबको अच्छी तरह से खाना-पीना मिले, 
कोई दुखी न रहे । उस काम में आप लोगो को साथ देना है। पहले हम गलत 
रास्ते पर चलते थे, अब हमें सही रास्ते पर जाना है। तो सही रास्ते पर 
चलने में आप लोगो को मदद करनी है । नहीं करनी, तो मेहरबानी करके 
छोड दीजिए । 

में आप सबसे यह कहना चाहता हें कि जो ढाँचा, जो तन्त्र हमारे पास 
है, वह इस प्रकार का तन्‍त्र है कि यदि वह आपके हाथ में देंगे, तो आप उसे 
चला न सकेंगे । जो कुछ भी बनेगा, वह आखिर हमारे पास तो रहने वाला 
नही हैं। जब चुनाव होगा, तो जिसे आष वोट देंगे, सत्ता उसी के पास जाएगी। 
तव इसके भीतर बैठकर आप इस चीज़ को किस तरह से चलाएँगे, वह आपका 
ही काम होगा । तो आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए, जिसमें आपका 


फतह मैदान, हेदराबाद २२६ 


ही नुकसान हो । उससे खाली आपका ही नहीं, सारे हिन्दुस्तान का नुकसान 
होगा । आज दुनिया बहुत छोटी हो गई हूँ । कोई भली-वुरी चीज़ हम इधर 
करे, तो वह सारी दुनिया में जाती हैं । दुनिया कहती है कि ये ऐसे पागल 
बौर बेवकूफ है कि इस तरह से काम करते हे । हँदरावाद का दरवाज़ा सब 
तरफ से खुला है । परदेशी लोग तो इधर आते हे भौर देखते हैं । हमे कोई 
घोखा नही करना था, जो हम हैदरावाद के दरवाजे बन्द करते । क्यो हम घोखा 
करे ? हमने एलान कर दिया कि हेंदरावाद का भविष्य हेदरावाद के लोगो 
के सुपुर्दे है। आज सारी दुनिया का एक ही रास्ता है। डेमोक्रेसी (प्रजातन्त्र) को 
सब कबूल करते है । कोई दूसरा रास्ता हो ही नही सकता । तो हम किसी को 
रोकने की कोशिश क्यो करे ? क्‍या हमारे में कोई ऐव है ? क्या हम कोई ऐसी 
घुरी चीज़ करना चाहते हे, जिसे हम दुनिया से छिपाएँ ? हम ऐसा कोई काम 
नहीं करना चाहते, जो हमे छिपाना पडे । 

हँदरावाद मे आपकी सरकार बन जाय, ऐसी मेरी झ्वाहिश है । उसमे मेरी 
जो कुछ मदद होगी, उसे करने को मे तैयार रहेंगा । में आपसे बहुत अदव से 
कोर प्रेम से प्रार्थना करूँगा कि आप लोग खुदा की बन्दगी करते रहे कि बहुत 
दिनो तक हमने दुख उठाए हूँ और अब अधिक दुख हमारे सर पर न आएँ। 
साथ ही यह भी कि हम योग्यता प्राप्त करें और ईश्वर हमको यरूत रास्ते पर 
न चलने दे । में एक दफे फिर भी नौजवानो से प्रार्थना करता हूँ कि गलत 
रास्ते पर न चलो । हमको मजबूर न करो कि हमारे हाथ से आप लोगों को 
जेल में जाना पडे या आपके पीछे गोली लेकर सिपाहियो को भेजना पड़े । यह 
वहुत बुरा काम है, इससे हमको बहुत कप्ट होता है। इससे आपको भी कष्ट 
होना चाहिए | इतिहास में कई सदियो के वाद हिन्दुस्तान को मौका मिला है । 
इतना बडा एक हिन्दुस्तान, अ्जाद हिन्दुस्तान, पहले कव था ? अब उसकी 
जगह कहाँ होनी चाहिए ? दुनिया के मुल्को में अपनी जगह पर बैठाने का जो 
सोभाग्य हमे प्राप्त हुआ है, उसको हम फेंक दे तो इससे अधिक वरा और 
क्या होगा। हमें ऐसे काम करने चाहिए कि भविष्य की प्रजा कहे कि हमारे पर्वज 
वड लायक थे, बहुत नेक थे। आपकी ओऔलाद होना वें ग॑ की बात समझे । 
देखिए, आपके सामने क्या हो रहा है ? हमारे लोग मारे-पीटे जाते है। देखिए 
वर्मा मे क्या हो रहा है। वहाँ से भाग-भागकर लोग मद्रास में आ रहे हैं। हम 
तो आजाद हुए, लेकिन हमारे जो लोग पड़े हे, उनकी अब तक जो इज्जत होनी 


२३० भारत की एकता का निर्माण 


चाहिए, वह नहीं हुई | क्यो ” इसलिए कि हम खुद आज़ाद तो हुए, लेकित 
हम स्वस्थ नही हुए । हमारी आज़ादी ऐसी होनी चाहिए कि दुनिया में सब 
जगह हमारी इज्जत बढ़े और सब लोग मानें कि हम लोग नेक हैं। इसी प्रकार 
की आज़ादी के लिए हमने काम किया था | उसमें हेदराबाद अलग नही रह 
सकता । उसको भी हमें साथ लेना है। उसको साथ लेने की हमने भरसक कोशिश 
की है । इसी में आप सब का सुख है। एक दूसरे के साथ किसी का वर बढा कर 
नुकसान करने के लिए हमने वैसा नहीं किया । 

आज आप लोगो ने बडे प्रेम से मेरा जो स्वागत किया, इसके लिए में 
आपका कऋणी हूँ । आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ । बहुत धूप में भी आप 
इतनी बडी सख्या में इतने समय से मेरी बात सुनने के लिए बैठे रहे। इससे 
मुझे बहुत खुशी होती है । लेकिन अगर आप मेरा स्वागत करते हैं, मुझ पर प्रीति 
रखते है, तो मेरी बात आपको सुननी चाहिए और उसे मानना चाहिए | में 
जो कुछ कहता हूँ, आपकी भलाई के लिए कहता हूँ, मुल्क की भलाई के लिए 
कहता हूँ । खुदा हाफिज्ञ ! 


(१८) 
उस्मानिया युनिवर्सिटी में 


२१ फरवरी, १९४९ 
उस्मानिया विद्यालय के कुलपति, कुलनायक, सम्यगण, विद्यार्थी भाइयों और 
बहनो, 
आप लोगों ने मुझ पर जो इतनी इज्जत वस्शी, उसके लिए में आप का 
शुक्रिया अदा करता हूँ । चन्द दिनो पहले जब आपके विश्वविद्यालय के कुल- 
नायक मुझे निमन्त्रित करने मेरे पास दिल्ली में आए और पदवीदान की 
बात मेरे सामने रखी, तो में क्रिककने लगा। क्योकि में नहीं समझता हूँ कि 
विश्वविद्यालय की किसी पदवी के लिए मुझ में कोई योग्यता हैं। मेने तो 
दुनिया के खुले विद्यालय की शिक्षा पाई है, और अनुभव से दुनिया का कुछ- 
ने कुछ रंग-ठग देख लिया हैं। लेकिन जब में यह आलीक्षान महल देखता हूँ, और 
इनमें जो खूबियाँ भरी हे, अपनी कल्पनाशक्ति से जब में उनका ख्याल करता 
हैं, तव में डरता हूँ कि क्या सचमुच इस विद्यालय की डिग्री लेने की मेरी योग्यता 
है? ( हंसी ) 
में जो कहता हूँ यह हँसी मज़ाक की वात नही है। मे सही वात कहता 
हैं। इसमें सारे भारतवर्ष के पुराने से छेकर आजतक के जो कल्चर (संस्कृति ) 
थे, उन सवको जिस तरह मिलाया गया है, वह एक बहुत बडी खूबी है। उसी 
सूवी को यदि हमने समझ लिया होता मौर हमारे जो बलग-मलग कल्चर 


२३० भारत की एकता का निर्माण 


चाहिए, वह नहीं हुई | क्यो ” इसलिए कि हम खुद आज़ाद तो हुए, लेकिन 
हम स्वस्थ नही हुए । हमारी आज़ादी ऐसी होनी चाहिए कि दुनिया में सब 
जगह हमारी इज्जत बढ़े और सब लोग मानें कि हम लोग नेक है । इसी प्रकार 
की आज़ादी के लिए हमने काम किया था । उसमें हैदराबाद अहूग नही रह 
सकता । उसको भी हमें साथ लेना है। उसको साथ लेने की हमने भरसक कोशिश 
की है । इसी में आप सब का सुख है। एक दूसरे के साथ किसी का वेर बढा कर 
नुकसान करने के लिए हमने वैसा नही किया । 

आज आप लोगो ने बडे प्रेम से मेरा जो स्वागत किया, इसके लिए में 
आपका ऋणी हूँ | आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ । बहुत घूप में भी आप 
इतनी बडी सख्या में इतने समय से मेरी बात सुनने के लिए बैठे रहे। इससे 
मुर्भे बहुत खुशी होती है । लेकिन अगर आप मेरा स्वागत करते हैं, मुझ पर प्रीति 
रखते है, तो मेरी बात आपको सुननी चाहिए औौर उसे मानना चाहिए। में 
जो कुछ कहता हूँ, आपकी भलाई के लिए कहता हूँ, मुल्क की भलाई के लिए 
कहता हूँ । खुदा हाफिज्ञ ! 


(१८) 
उस्मानिया युनिवसिटी में 


२१ फरवरी, १९४९ 
उस्मानिया विद्यालय के कुलपति, कुलनायक, सम्यगण, विद्यार्थी भाइयो और 
वबहनो, 
आप लोगों ने मुझ पर जो इतनी इज्जत बर्शी, उसके लिए में आप का 
शुक्रिया अदा करता हूँ । चन्द दिनो पहले जब आपके विश्वविद्यालय के कुल- 
नायक मुझे निमन्त्रित करने मेरे पास दिल्ली में आए और पदवीदान की 
वात मेरे सामने रखी, तो में फिककने छुगा। क्योकि में नहीं सममता हूँ कि 
विश्वविद्यालय की किसी पदवी के लिए मुझ में कोई योग्यता है। मेने तो 
दुनिया के खुले विद्यालय की शिक्षा पाई है, और अनुभव से दुनिया का कुछ- 
न कुछ रग-ढग देख लिया है । लेकिन जब में यह आलीशान महल देखता हूँ, ओर 
इनमें जो खूबियाँ भरी हें, अपनी कल्पनाणक्ति से जब में उनका ख्याल करता 
हैं, तव में डरता हूं कि क्या सचमुच इस विद्यालय की डिग्री लेने की मेरी योग्यता 
हूँ? ( हँसी ) 
में जो कहता हूँ यह हँसी मज़ाक की वात नही हूँ। में सही वात कहता 
हैँ । इसमें सारे भारतवर्ष के पुराने से लेकर आजतक के जो कल्चर (सस्कृति) 
थे, उत सबको जिस तरह मिलाया गया है, वह एक वहुत वटी खूबी है। उसी 
सवी को यदि हमने समझा लिया होता और हमारे जो अलग-बलग कल्चर 


र्रेर भारत की एकता का निर्माण 


है, उनको हमने दिल से मिछा दिया होता, तो आज हिन्दुस्तान की शक्ल ही 
दूसरी होती । छेकिन हम भूले-भटकें छोग गलत रास्तें पर चले मौर उसके 
बुरे असर से हिन्दुस्तान की कोई यूनिवर्सिटी भी बच नहीं सकी । तो जाप 
कैसे बचते ? में इससें आप का कोई दोष नही निकालूगा। लेकिन में हृदय 
से आपसे एक विनती करूँगा, जिसके ऊपर आपको प्री तरह सोचना है । 
इस विश्वविद्यालय में जिय नौजवानों ने शिक्षा पाई है और जितको आज 
पदवी दी जाती है, उन्त लोगों के ऊपर जो ज़िम्मेवारी आने वाली हे, उसका 
ख्याल करने के लिए में बडे अदब से आप से अज्ें करूँगा। क्योकि आप लोगो 
ने इतने बडे जल्से में, इतने साक्षियो के सामने आज दापथ ली हैँ। आपने प्रतिज्ञा 
की है कि यह पदवी लेकर आप जिन्दगी भर इस प्रकार की कोशिश करते 
रहेगे कि योग्यता से अपना जीवन निबाहे । यदि इतने नौजवान सच्चे दिल से 
यह कोशिश करते रहे, तो मेरे दिल में पक्का विश्वास है कि हिन्दुस्तान का 
भविष्य उज्ज्वल हो सकता है । और इतने नॉजवान यदि समझ लें कि जिस 
प्रकार इस विश्वविद्यालय में कल्चरो का मिलान किया गया है, उसी तरह से 
हमें अपने दिलो का मिलान करना है, तब हमारी भलाई होगी । 

जो कुछ हमारी किस्मत में था, वह हो गया । और जो कुछ हुआ, उसके 
ऊपर हमें परदा डाल देना चाहिए । अब तो अपना भविष्य, और अपने मुल्क 
का भविष्य बनाने का काम हमारे सिर आ पडा है। हम में इस बात की योग्यता 
है या नही, यह तो खुदा को ही मालूम है । लेकिन में आपसे कहना चाहता 
हें कि हिन्दुस्तान मे चार करोड मुसलमान रहतें हैँ । उन्हे ३० करोड बाकी 
गर “मुसलमानों के साथ मिलकर रहना हैं। हम सब को मिलकर हिन्दुस्तान 
का भविष्य बनाना है । यदि पाकिस्तान का भविष्य ठीक करना हो, तो 
वह भी हमीं लोग कर सकते है, वह दूसरों से नहीं हो सकता । (तालियाँ) 
क्योंकि आप को यह समझना चाहिए कि हम इस भूमि में पैदा हुए, इसी मिट्टी 
से वने और आखिर में इसी मिट्टी में हमें मिछ जाना है। तो जैसा महात्मा 
गान्धी ने ज़िन्दगी भर हमको सिखाया, कि सव मजहबो में जो अच्छी बातें हें. 
सच मजहबो में जो सही चीज़ें हे, उन्हें घोल-घधोल कर पी जाने की कोशिश 
करती चाहिए । हमारा अपना मजह॒व तो अच्छा हैं ही, मगर और मजह॒ब 
भी अच्छे हे । मजहूव में जाने-अनजाने जो बुराई और गुस्सा आ गया है, उसको 
हमें निकाल देना हैँ । उससे हमें अलग रहना है । इस विश्वविद्यालय के जो 


उस्मानिया युनिवर्षिटी में रहे 


है 


ओफेसर और आचार्य लोग हे, उन पर बहुत बडी ज़िम्मेवारी है। आप लोग, 
जो इस में शिक्षा पाते है और जो पदवी लेने की कोशिश कर रहे है, उन पर 
इससे भी बडी ज़िम्मेदारी है । क्योकि करू हिन्दुस्तान के भविष्य का बोर 
आप लोगो के ऊपर पडने वाला है । 

में आपसे यह कहना चाहता हूँ कि बहुत दिनो के वाद हमारा मुल्क गुलामी 
से छूट गया है और भाज हमारे सामने बहुत से मैदान हे । काम करने का 
चडा मेदान हमारे सामने खुला पडा हैं। यदि हमारे में योग्यता होगी, तो हमें 
बहुत से ओपनिंग (निकास) मिलने वाले है । छोगो को डिग्री लेने के बाद पहले 
चाकरी हासिल करने के लिए जो दौडभाग करनी पडती थी, वह भाप लोगो 
को नही करनी पडेगी । परन्तु यह तभी होगा, यदि जाप में योग्यता होगी । कई 
सदियो के वाद यह मौका हमे मिला है। तो हमारा कतेव्य हैं कि इससे लाभ उठाएँ। 
यह डिग्री लेकर हमने यह प्रतिज्ञा ली कि हम खुदा की वन्दगगी करेगे और अपने 
फर्ज पूरे करेंगे, इसके लिए खुदा हमें योग्यता दे । हमें नम्नता से कहना चाहिए 
कि यह हमारा मुल्क है, जिसमे हमारा जन्म हुआ, जिसमे हमने शिक्षा पाई और 
जिसमें हमें अपनी जिन्दगी वसर करनी हैँ । अपने मुल्क की तरक्की के लिए 
हमारा क्या क्तंव्य है, क्या जिम्मेदारी है, यह सव चीज़ हमारे स्याल रखने 
की हैँ । पीछे जो हमारी गल्तियाँ हुईं, खुदा वैसी गलती हमसे फिर न कराए, 
इसके लिए भी हमे प्रार्यगा करनी हैं । खुदा की इवादत करना और भाई भाई 
की तरह हिन्दुस्तान मे रहना हमारा फर्ज है । हिन्दुस्तान की इज्जत बढाने के 
लिए, हिन्दुस्तान के सच्चे सपूत के मुआफिक हम रहे और रहना सीख ले, 
तभी यूनिवर्सिटी की जो डिग्री हमने पाई हैं, इसकी योग्यता हममें होगी । 

वाइस चासलर साहब ने मेरे बारे में जो वातें कही, उनके बारे में में आपसे 
कुछ न कहूँगा । क्योकि में जानता हूँ कि में कहाँ हूँ और मेरा स्थान क्‍या 
है । मुझे यदि अपनी जगह का ख्याल न होता, तव तो में पागल हो जाता । 
लेकिन में जानता हूँ कि में हिन्दुस्तान के एक वफादार सिपाही की जगह पर 
खडे रहना चाहता हूँ और यदि वफादारी के इस मार्ग से में एक कदम भी चूक 
जाऊं, तो म॑ खुदा से प्रार्थना करूँगा कि मेरा जीवन उस्ती समय खत्म हो जाए। 
क्योकि इन्सान की असली कदर तो उसके जीवन के बाद होती है । मरने तक 
जो गलती नहीं करता, तमी उसका जीवन ठीक होता है । लेकिन ऐसे छोग 
कितने हूँ, जिन्हें यकीन हो कि वे कभी गलती न करेंगे ? ऐसा दावा कौन कर 


२२४ भारत की एकता का निर्माण 


सकता है ? तो हमारी प्रार्थना होनी चाहिए कि जबतक खुदा हमें ज़िन्दगी दें, 
तब तक हम सही रास्ते पर चलें और कोई गलती न करें। बडी नम्नता से हमें 
हमेशा खुदा से यही प्रार्थना करनी चाहिए । 

अपने जीवन में हम जो कुछ कर पाते हैं, वह कोई बडी बात नहीं हैं, 
जिसके लिए हम मगरूरी ले सकें। क्योकि जो कुछ हम करते हैं, उसमें हमारा 
क्या भाग है ? असल में कराने वाला तो खुदा है । इन्सान तो खाली एक 
हथियार बनता है । इन्सान यदि जागृत हो तो उसका यह धर्म हो जाता है कि 
हमेशा प्राथेना करें और कोशिश करें कि उससे कोई गलती न हो। अभी आप 
नोजवानो ने खुदा से प्रार्थना की है। आप नौजवानों को और जिन विद्यार्थियों 
को उम्मीद है कि आगे चल कर उन्हें भी ऐसी पदवी मिले, उनसे में एक ही 
बात कहूँगा कि हमारे देश की इज्जत को कोई भी दाग लगे, ऐसा कोई काम 
आप से कमी न हो । आप के कारनामो से हमारी इज्जत हमेशा बढती रहे 
और दुनिया में लोग कहें कि हिन्दुस्तान के नौजवान भारत के स्वतन्त्र हो 
जाने के बाद दूसरे प्रकार के बन गए है । हमारे लोग भी समझें और दुनिया 
के लोग भी समझें कि भारत की जो पुरानी सस्क्ृति थी, ये नौजवान उसके 
वारिस हूँ । 

उस जमाने का नाम लेकर आजकल जो छोग युनिवर्सिटियो के नौजवानों 
को गलत रास्ते पर ले जा रहे हे, वह मुल्क की भलाई की नहीं, बल्कि मुल्क 
को गिराने की कोशिश कर रहे हैं । वे आपस में लडते हें और देश तथा 
नोजवानो का नुकसान ही करते हैं । वे लोग असली भारतीय सस्क्ृति को छोड 
फर पराई सस्कृति के मोह में पडे हैं और वे मुल्क को आगे छे जाने वाले 
नहीं है । 

आपने अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से मुझे भी पदवी-दान दिया है । 
जैसे आपको प्रयत्न करना है, वैसे ही मुझे भी कोशिश करनी है कि इस 
पदवी के लिए खुदा मुझ को योग्यता दे । और में उसकी कोशिश करूँगा ॥ 
खुदा आपका भरा करे। 


0 न (१९) 
' मैसूर * स्थुनिसिपैलिटी के अभिनन्दनोत्सव में 


२५ फरवरी, १९४९ 
मैसूर म्यूनिसिपैलिटी के अध्यक्ष और म्यूनिसियैलिटी के सम्यगण, 
आप लोगो ने मुझे जो मानपत्र दिया, उसके लिए में आपका आभार 
मानता हूँ । में इधर कोई दस-वारह्‌ साल के वाद आया हूँ । इस वीच में 
इनिया वहुत उलट-पलट हो गई हैं। हिन्दुस्तान में भी उलछट-पलट हुई है और 
भापके यहाँ भी काफी उलट-पुलट हुई है । देश में कुछ अच्छी मौर कुछ बुरी 
बातें हुई हे, लेकिन ईश्वर की कृपा से आपके यहाँ कोई बुराई नहीं हुई, और 
ठीक शान्ति से मैसूर राज्य की प्रगति हो रही है । 
दुनिया मे आज सभी जगह अश्यान्ति हैं । आज दुनिया में जो एक प्रकार 
की बाहर की शान्ति दिखाई पड़ती है, वह असल में शान्ति नही हैं। हर मुल्क 
में बहुत सी तकलीफ है, वहुत बेचैनी है । यूरोप, एशिया जहाँ कही देखे, जिस 
प्रकार का जमन जौर शान्ति होनी चाहिए, वैसी नही है । हिन्दुस्तान में हम 
लोगो की इच्छा थी कि हम हिन्दुस्तान को आजाद कर दें, वह इच्छा एक 
तरह से पूरी हुई । दूसरी तरह से जो उम्मीद रखी थी, वह पूरी नहीं हुई । 
एक तरफ तो हमने विदेशी राज को हिन्दुस्तान से हटाया। दूसरी तरफ हमने 
लिस प्रकार आपस में मार पीट की, गुण्डायर्दी की और दुनिया के सामने नो 


र््‌रे६ भारत की एकता का निर्माण 


प्रदर्शन किया, वह हमारी सस्कृति के खिलाफ और महात्मा गान्बी के शिक्षण 
के बिलकल विरुद्ध था। उससे गाधी जी को बहुत कष्ट हुआ । उनकी तपस्या 
से हमको आज़ादी तो मिल गई, लेकिन हमने उनका खुद का प्राण लिया। 
यह बहुत ही बुरा हुआ । इससे दुनिया में हमारी वदनामी हुई, बेइज्जती 
हुई । लेकिन उनके मरने के बाद हमने कुछ शान्ति पैदा कर ली हैं । एक 
तरह से मुल्क में अब कोई खतरा नही है। छोटी-मोटी बातें होती है, कभी कभी 
हमें अपने नवजवानो को जेल में मेजना पडता है और दण्ड का उपयोग करना 
पडता है, पुलिस से काम लेना पडता है। इससे हमें कष्ट होता है। लेकिन 
एक तरह से यह जो छोटी-मोटी बातें हो रही हे, इनसे मुल्क को कोई 
खतरा नही हैँ । इसी प्रकार मुल्क पर बाहर से आक्रमण का भी कोई खतरा 
नही है । तो भी जो पिछला महान युद्ध हुआ, उसकी जो प्रसादी दुनिया भर 
को मिली, वह बहुत बुरी है । उसमें से हम बचे नहीं है, भौर यदि हम 
सावधान न रहे और जिस तरह काम करना चाहिए, उस तरह न करें, तो 
उससे हमें बहुत बडा खतरा हैं । 

आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में जब राज्य पलटा और हमने सत्ता अपने 
हाथ में ली, तब, जैसा आपने मानपत्र में वयान किया है, हिन्दुस्तान मे छोटी- 
छोटी करीब-करीब पाँच -छ सो रियासतें थी | उनका क्‍या किया जाए, यह एक 
चहुत बडा विकट प्रश्न था। लेकिन एक बडी बात यह हो गई कि सब राजा- 
महाराजाओ ने बहुत सोच-समझ कर मुल्क का साथ देने का निरचय किया । 
में बार-वार इन लोगो को इस स्वदेशाभिमान के लिए मुबारकवाद देता आया 
हूँ । इस मौके पर आज भी में यह कहना चाहता हूँ कि राजाओं ने अगर समय 
को पहचान न लिया होता और देशभक्ति का प्रदर्शन न किया होता, तो उससे 
देश को बहुत तकलीफ होती । हमारे मुल्क के दो दुकडे तो हुए ही थे, उससे 
ओर भी अनेक टुकडे हो जाने का बहुत बडा खतरा था। और इस प्रकार के 
टुकेडे करने की प्री कोशिश भी जारी थी। आपने देखा होगा कि जब हमने 
राज्यों का सगठन करना शुरू किया, तो उससे पहले ही जूनागढ में गडबड शुरू 
हो गई थी । आप को माल्म ही है कि हिन्दुस्तान में जितनी रियासते थी, 
उसकी आधी रियासतें तो अकेले काठियावाड में पडी हुई थी | उन्ही में एक 
जूनागढ स्टेट भी थी । पाकिस्तान ने उसे अपने साथ लेने की कोशिश की 
और उसका दस्तखत भी ले लिया । 


मैसूर म्युनिसिपेलिटी के अ्रभिनन्दन में २१७ 


तब से हमको एक प्रकार का नोटिस मिल गया कि हमें सावधात रहने 
की कितनी जरूरत हैं। इसके वाद का इतिहास आप जानते ही है। आप के पड़ोस 
में ही जो एक वहुत बडी रियासत, देश की सबसे वडी रियासत है, उसने 
क्या किया, वह भी जाप जानते हें । उस सबका इतिहास बताने की मुझे 
कोई ज़रूरत नही है । लेकिन यदि उस समय पर हिन्दुस्तान की और रियासतो ने 
भी यही सोच लिया होता कि हमें भी हिन्दुस्तान से अछूग अपना अड्डा बनाना 
है, तो उससे हमको बहुत नुकसान होता । हमारी उन्नति रुक जाती । बहुत 
दिनो से आप लोग अपना राजतन्त्र लेने की कोशिश कर रहे थे। हम और 
आप उसके लिए एक साथ लडाई कर रहे थे। गौर, जैसा कि आपने कहा, 
एक समय पर में आप लोगो के नेतागणों को मिलने के लिए वेगलोर के जेल 
में आया भी ,था। उस समय में गौर आज के समय में बहुत फर्क जा 
गया है । 

मैसूर के महाराजा ने समय की माँग को समझ कर अपनी सत्ता जनता 
के प्रतिनिधियों को दे दी, और हिन्दुस्तान में मिल जाने की स्वीकृति दे दी। यह 
बहुत अच्छा हुआ कि एक भी राज्य ऐसा न रहा, जो हमारे साथ मिल नही गया। 
सब जा गए, जी नहीं आएं, उनका भी हिसाव पूरा हो गया। अब कोई चीज़ 
वाकी नहीं रही । हिन्दुस्ताव मे एक प्रकार से शान्ति स्थापित हो गई हूँ। 
लेकिन हिन्दुस्तान में आज भी जो तकलीफ है, उस तकलीफ का अगर हम 
स्याल न रखें, तो हमको जो स्वराज मिला, वह स्वराज गान्वी जी को इच्छा 
का स्वराज नहीं होगा । 

हिन्दुस्तान के बदन पर हड्डी और चमडी के सिवा कोई चीज़ बाकी नहीं 
रही । तो यदि भारत को मज़बूत वनाना हो और सच्चा स्वराज हमें पैदा 
करना हो, तो गान्धी जी ने जो रास्ता हमें वताया था, शुरू से वही रास्ता हमें 
पकडता होगा । हमने जब हिन्दुस्तान में स्वतन्भृता के लिए युद्ध शुरू किया, 
आन्दोलन शुरू किया, त्व वह दो तरीको से किया । एक तो परदेणी सल्तनत 
को इधर से हटाना । उसे हटाने के लिए गान्धीजी के पास एक अद्भुत शस्त्र 
था, असहयोग जोर सत्याग्रह । उन्होने सत्य और अहिसा द्वारा विदेशी सत्ता 
को इधर से हटाने के लिए तपस्या छुझू की। उसमे हम लोगो ने भी थोटा- 
बहुत उनका साथ दिया । लेकिन कोई सच्चा साथ दिया, ऐसा किसी को 
नहीं मानना चाहिए । यदि कोई समझे कि उसकी कूर्वानी से आज़ादी मिल 


श्श्ट भारत की एकता का निर्माण 


गई है, तो वह बेवकृफी की बात होगी। एक महान व्यक्ति की तपस्या से ही 
परदेसी सल्तनत यहाँ से हट गई । लेकिन शुरू ही से उन्होने कहा था कि यदि 
हमें सच्चा स्व॒राज चाहिए, जिसको वह रामराज्य भी कहते थे, तो वह राम- 
राज्य हमको तब मिलेगा, जब हम खुद ही इस प्रकार का राज बनाएँ । गौर 
वैसा राज्य बनाने के लिए उन्होने एक प्रोग्राम भी रखा था। एक तो यह कि 
मुल्क में अनेक प्रकार के मज़हब के लोग हें, हिन्दू, मुसलमान, पारसी, क्रिश्चियन, 
सिख आदि । जितने मज़हब के लोग हिन्दुस्तान में रहते है, उतने और 
किसी जगह पर नही होगे । तो हम सब लोगो को मिलजुल कर रहना चाहिए, 
प्रेम से रहना चाहिए। हमें आपस में लडना नही चाहिए। मज़हब को पालि- 
टिक्स ( राजनीति ) से ओर राष्ट्रीय क्षेत्र से कोई मतलब नहीं है ! अपना- 
अपना धर्म पालन करना प्रत्येक की व्यक्तिगत इच्छा की बात है । उसमें राज्य 
कोई दखल नही दे सकता, न और किसी को दखल देना चाहिए। लेकिन 
पराई हुकूमत ने इस देश में अपना राज्य सुभीते से चलाने के लिए धर्म को 
या मजहब को पालिटिक्स में डाल दिया । इससे कौम-कौम के बीच में अन्तर 
बढ गया और इसका नतीजा यह हुआ कि आखिर हमारे मुल्क के दो हिस्से 
करने पडे । लेकिन जब गान्धी जी ने आन्दोलन शुरू किया था, तभी से कहा 
था कि सच्चा स्वराज तो हमको तभी मिलेगा, जब हम दोनो कौमें, बल्कि देश 
की सब कौमें, आपस में मिल जाएँगी और दिल-से-दिल मिला लेंगी ॥ उनकी 
यह इच्छा पूरी हुई नही । इससे जिस प्रकार का स्वराज हम चाहते थे और 
वह चाहते थे, उस प्रकार का स्वराज हमें नहीं मिला । 

दूसरा गान्धी जी ने शुरू ही से कहा था कि यदि हिन्दुस्तान को सच्ची 
स्वतन्त्रता चाहिए, तो हमारे मुल्क में अस्पृश्यता जैसी चीज़ बाकी नहीं रहनी 
चाहिए। देश भर में कोई अछूत नही होना चाहिए। ऊेच-नीच का भेद भाव नही 
होना चाहिए । कौम-कोम के बीच जिस प्रकार के छोटे-मोटे बाडे बने हें, वह 
नही रहना चाहिए। हमारे मुल्क में यह जो बहुत बडा ऐब है, इसको निकाल 
देना चाहिए । परन्तु आज भी वह चीज़ गई नही हैं। इसका मतलूब यह हुआ 
कि गुलामी की जड हमारे इतना भीतर चली गई है कि उसके मूल उसमें से 
निकलते ही नही । तो यदि हमें सच्चा स्वराज चाहिए, तो हमें गान्धीजी की 
बताई हुई समाज-रचना करनी पडेगी। इसलिए में पुकार-पुकार कर सब जगह 
कह रहा हूँ कि आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं। हम झब्रको मिलकर, जैसे 


मेपूर स्युनिरिपेलिटी के अमिननदन में २३६ 


हम पहले स्वतन्बता प्राप्ति के लिए काम कर रहे थे, उसे भी ज्यादा काम करने 
की जरूरत है | नही तो हमारा काम नही चलेगा। देश में गान्धी जी के स्वप्न 
का रामराज्य स्थापित नही होगा ॥ 

अव मैसूर राज्य आज़ाद हूँ, लेकिन यदि मध्यस्थ सरकार से आप लोगों 
को पूरा अनाज नही मिलेगा, तो आपको वड़ी मुसीवत का सामना करना 
होगा । क्योकि आपको जितना खाना चाहिए, उतना इधर पैदा नही होता । 
इसका नाम स्वराज नही हैँ । वह तो हमें दूसरो पर अवरूम्बित रहना पड रहा 
है। तो हमारं मैसूर स्टेट मे जितनी खुराक चाहिए, उतनी यही पैदा होना चाहिए, 
जितना कपड़ा हमारे लिए चाहिए, उतना यहा ही पैदा होना चाहिए । गाघी जी 
ने तो चार-वार यही वात कही और मरते दम तक वह अपना चरखा कातते रहे। 
उनके मरने से पहले, आखिरी समय पर, में ही उनसे मिला था । उस वख्त 
भी वह चरखा चला रहे थे, और मुझ से वातचीत करते जाते थे । अब वह 
दृश्य मेरे सामने रोज़ खड़ा होता है । तो सारे हिन्दुस्तान मे घृम-घूम कर उन्होने 
कहा कि अपना कपडा खुद बनाओ । लेकिन हमने यहू काम नहीं किया। 
आज तो दुनिया की ऐसी हालत हो गई हैँ कि हम बनाना चाहे, तो भी मुश्किल 
पडेंगा। क्योकि अव मिलवाले भी कहते हे कि हमारे मुल्क में जितनी रुई चाहिए, 
उतनी यहाँ पैदा नही होती | वाहर से भी उतनी रुई नही आती । हर मुल्क 
को आज यही शिकायत है । जव हमारे मुल्क का टुकड़ा हुआ। पाकिस्तान 
से बहुत रुई आती थी, अब वह नहीं आती । गौर वह जिस से ज्यादा पैसा 
मिल जाएगा , उसी को वेच डालेगा । तो हमें मनाज भी चाहिए और कपडा 
भी चाहिए । दोनो के लिए हमारे मुल्क को स्व॒तन्त्र होना चाहिए । उसके 
लिए जितनी कोशिश हमे करनी चाहिए, उतनी हम न करें, तो इस आज़ादी 
से हमें क्या छाम होगा ? इस स्वतन्त्रता को हम क्या करेंगे ? जिस प्रकार 
हम बजाज चल रहे है, इसी तरह से आगे भी चलते रहेगे, तो कुछ दिनो के 
चाद लोग कहने लगेंगे कि इस से तो अंग्रेजों का राज अच्छा था । तब कम-से- 
कम खाना तो मिलता था । 

में यह बात जो हर जगह पर वार-वार कह रहा हैं, उसका मतलब यह 
है कि हमे चहुत सावधान रहना चाहिए । साथ ही हमे घबराने की भी जरूरत 
नही हूँ । क्योकि हमारे मुल्क मे जगह की भी कमी नहीं है और हमारी घरती 
के भीतर मे घन भी बहुत गडा है। यदि माज हम समझ जाएँ, तो जितना चाहिए 


२४० भारत की एकता का निर्माण 


उतना अनाज हम पैदा कर सकते है। उससे ज्यादा भी पैदा कर सकते हैं। 
लेकिन मेने यह भी कहा कि हमारे मुल्क में सात फी सदी शार्टज (कमी) है । 
इसे पूरा करना क्‍या बडी बात है ? यदि हमारे पास सात फी सदी अनाज कम हैं, 
तो हम आसानी से उसका बन्दोवस्त कर सकते हें। वाहर से इतना अनाज 
मगवाने में जो तकलीफ उठानी पडती है, और जो रुपया देना पडता है, वह 
हम क्यो करें ? उससे तो हमारी आथिक स्थिति ही वरवाद हो जाती है। आज 
हम एक सो तीस (१३०) करोड रुपये का अनाज वाहर से मेंगवाते हें और 
साथ ही हमें एक सो साठ करोड (१६०) रुपया अपनी फौज पर खर्च करना 
पडता है । इतना रुपया हम कहाँ से लाएँ ? हमारे जो नौजवान मज़दूरों में 
काम करते है, वे उन्हें कहते हे कि ज्यादा तनख्वाह मागो और न मिले, तो 
रेलवे में हडताल कर दो | वे कहते हैं कि आज कारखाने बन्द कराएँगे। एक 
तरफ खर्चा बढाओ और दूसरी तरफ कारखाने बन्द कर दो । हमारें सरकारी 
कर्मचारी भी माँगते हे कि हमको ज्यादा तनख्वाह दो। कम में हमारा काम 
नही चलता | उधर बेचारा स्कूल मास्टर तो रोता ही रहता हैं। उसका तो 
कोई नाम भी नही छेता। वह कहता है कि फ्राड, निकालनेवाले भगी को भी 
हम से ज्यादा तनख्वाह मिलती है । इस तरह से सव जगह ज्यादा तनख्वाह मागते 
हैं | दूसरी तरफ हमारे पास फाछतू पैसा है नहीं । तो कैसे काम चलेगा ? 
यह किस प्रकार का स्वराज हमको मिला है, यह आपको समझ लेना है। 
असली हालत को अगर हम अभी से नहीं समझ लेंगे, तो स्वराज में हमें कोई 
मज़ा नहीं आएगा । इसलिए अभी से हमें तैयारी करनी है । क्योकि अब शान्ति 
स्थापित हो गई है । अगर शान्ति न हो, तव तो कोई काम हो नही सकता। 
हमारे हिन्द मे ज्ञान्ति तो हुई, लेकिन साथ-साथ हमें जितना रचनात्मक काम 
करना चाहिए, उतना हम नहीं कर सके, तो भी हमारा काम नहीं चलेगा + 
इसलिए हम सब को मिलकर हर जगह पर समभ-सोच कर काम करना हैं। 
अनाज के लिए हमें पहला यह काम करना है कि जिन लोगों को खाना 
मिलता है, उन छोगो को अनाज का एक दाना भी बिगाड़ नहीं करना चाहिए । 
जहा तक हो सके, जितना ज़रूरी है, इतना ही पकाना, इतना ही खाना चाहिए। 
बाकी का अनाज बचाना चाहिए । बहुत छोग अपनी बेपरवाही से अनाज को 
वरवाद करते है । वे अपनी ज़िम्मेवारी नही समभते कि इस मुल्क में अनाज की 
कमी है । दूसरा एक काम हमें यह भी करना चाहिए कि इस मुल्क के जिस 


मैसूर स्युनितिपेलिटी के श्रभिनन्दन में २४! 


प्रान्त में, जिस जगह पर जो अनाज ज्यादा पकता हैं, उसे अपनी जिम्मेवारी 
और समझ से बचा कर दूसरे प्रान्त में, जहाँ वह अनाज कम हैं, देने के लिए 
गवर्नमेंट को दे देना चाहिए | तीसरा हमारे मुल्क में जिस किसी जगह पर, 
जहां हम पहुँच सके या कुछ भी खाद्य पैदा कर सकें, वहा उसे जरूर पैदा करना 
चाहिए । फल, साग, सब्जी, तरकारी, यहा तक कि अनाज भी हम अपने कम्पा- 
उण्ड ( चारदीवारी ) में पैदा कर सकते हे, अपने स्टेट में पंदा कर सकते हे। 
जहाँ भी कोई खाली जगह पड़ी हो, वहाँ हमे ये चीजें ज़रूर पैदा करनी चाहिए । 

तभी हमारा काम चल सकता है । ह 

हमारे मुल्क मे अनाज पैदा करने के लिए गौर इरिग्रेशन (सिंचाई) के 
लिए बहुत-सी वडी-बडी स्कीमें है । वह तो जब होगी, तव होगी। लेकिन पाँच- 
सात साल में वे पूरी न हुई तो इस पाच-सात साल के वीच यह जो गढा पट 
जाएगा, उसे हम किसी भी दिन भर नही सकेंगे । इसलिए हमें यह्‌ सव करना 
है । गान्धी जी ने जो कहा था कि इस रास्ते पर चलते-चलतें हम आपस में 
भगड़ा कम करे, तो उससे पुलिस का और बार्मी (फौज) का खर्च भी कम 
होगा । साथ ही अगर हम गरीबों और बछूतों से सहानुभूति बता कर उनका 
साथ दे, और उनके साथ कपडा बुनते का काम भी कर सकें, तो उससे देश 
का कल्याण ही होगा । इस प्रकार के रचनात्मक काम में न रूगकर अगर 
हम सब लोग सिर्फ गवर्नमेंट से ही उम्मीद करेंगे और गवर्चमेंट की शिकायत 
करते रहेगे कि उसने यह नहीं किया, वह नहीं किया, तो उससे काम नहीं 
चलेगा । 

यह सव चीज़ें हमारे करने की है। इसलिए मानपत्र में आपने जो लिखा 
हैं कि पीछे हमने जो कुछ किया, वही वार वार करतें रहेंगे, या बापने यह 
किया, वह किया, इस सव चीज़ को में नही मानता । क्योकि पीछे जो किया, 
वह उस समय पर ठीक था, छेकिन आज वह काम की चीज नही हैं। आमे 
तो करने का वहुत काम वाकी पडा हैं। और हमारी पिछली कार्रवाई से हमारा 
व्गम नहों चलेगा। हमें आगे ज्यादा कमाई करनी चाहिए | इसलिए आपने 
जो पिछले कामो के बारे में जिक्र किया कि मेने यह किया, वह किया, उसका 
अधिक महत्व नही है । में जानता हूँ कि तब मेरे साथ गान्घी जी का आश्षी- 
बाँद था ओर तत्र उनकी सलाह भी मुझे मिलती थी। उससे में जो काम करवा 
था, वह सब काम ठोक हो जाता था। छेकिन. उसके दाद जिस प्रकार का 

भा० १६ 


श्श्र भारत की एकता छा निर्माण 


काम वह चाहते थे, वैसा काम नही हुआ । इसका मुझ को दर्द है। इसी की 
मुझे तकलीफ है । इसलिए में आप लोगों से बडी इज्जत से यह कहना चाहता 
हूँ कि आप लोगो को जो स्व॒राज मिला और रेस्पान्सिवल गवर्नमेंट (उत्तरदायी 
सरकार ) मिली, वह तो बहुत मगच्छा हुआ, वह बहुत ठीक हुआ। लेकिन 
उससे आप लोगो के ऊपर जो जिम्मेवारी आ पडी है अगर उसे आप नही समभेंगे, 
तो आपको बहुत तकलीफ होगी । और जब हमारे छोग तकलीफ में भा 
जाएंगे, तब वे कहेगे कि वह जो पहला राज्य था, ठीक था । तब आपको बहुत 
मुश्किल पढेगी और हमको भी मुद्दिकक का सामता करना पड़ेगा | 

अब हिन्दुस्तान में हम किसी जगह पर इस प्रकार का अलग राज्य नहीं 
रहने देना चाहते, जो सब के साथ न चले। जब तो सारे हिन्दुस्तान को एक 
साथ चलना है । कोई आगे और कोई पीछे नही रह सकता। हम सब को 
एक साथ चलना है । तो सब राज्यो में, सब रियासतो में, सब स्टेटों में, सब 
प्रान्तों में करीव-करीब एक ही प्रकार का राजतन्त्र बेंघ जाए और सबकी 
प्रगति एक साथ चले। एक-एक जगह पर खडा रहे गौर दूसरा किसी और 
जगह पर, तो काम नहीं चल सकता । तो इस काम में आप सब लोगों का 
साथ हमें चाहिए । 

एक उदार राजतन्त्र की प्रथा मेसूर में चठी आ रही है । मैसूर में 
काम करनेवाले लोग कुशल और अनुभवी हे । उन लोगो को सावधान करने 
की मुझे कोई ज़रूरत नहीं । वह सब समझते हैं । लेकिन तो भी, सब सममभते 
हुए भी, देश की जो पहली ज़्रूरियात है, उन्हें अपने सामने रखना चाहिए । 
क्योकि आज दुनिया अजीब हालत मे पडी हुई है। अगर हम अपनी गदा ने 
सम्मालें तो जिस जगह पर हमें दुनिया में रहना चाहिए, उस जगह पर हम नही 
पहुँच सकते । हमारे मुल्क के दो टुकड़े हो गए, तो भी यह एक बहुत बडा 
मुल्क है। इसमें बहुत घन पडा है और यहाँ के छोग बहुत समझदार हैं। सब 
मिलकर और कंगडे छोडकर अगर अपना काम करने छगें, तो हमे किसी 
चीज़ की कमी न रहे । यो मुझे कोई डर की बात मालूम नहीं होती । में जो 
लोगो को सावधान करता हूँ, तो उसका यह मतलब नही है कि मेरे दिल में 
कोई अविश्वास है, या शका है । लेकितव में लोगो को हमेशा जागृत रखने 
का काम करता हूँ । क्योकि यदि हमें अपने मुल्क को आगे बढ़ाना है, तो हमें 
हमेशा जागृत रहना चाहिए । हमारा मुल्क बहुत वडा हैं और हम पर जो 


मेसूर म्युनित्िपेलिटी के अभिनन्दन में र्श्र्‌ 


ज़िम्मेवारी एकदम आकर पडी है, वह वहुत वडी है । आजतक जो बोकझ 
हमने उठाया है, वह इतना भारी बोक नहीं था । आज से पहले तक हम 
जो काम करते थे, वह दूसरी प्रकार का था। लेकिन आज जो काम हम पर 
आकर पंड़ा है, वह इतना ज़वरदस्त काम हैँ कि उसमें जाप सव का साथ और 
सहयोग न हो तो हमारा काम चलरू ही नहीं सकता । 
जव हमने इतने लोगों के प्रतिनिधित्व का दावा कर लिया, तब हमारा 
कर्तव्य हो जाता है, हमारा यह घर्मं हो जाता हूँ कि हमारे देश में जो गरीब 
लोग है, उनको पहला लाम मिले, उसके बाद उन छोगो को भाग मिलता 
चाहिए जो अपनी आवाज़ नही पहुँचा सकते है । जो मज़बूत लोग है, जो घनवान 
हैं, कुशल हैँ, पढे-लिखे हैं, वह अपना काम किसी-न-किसी तरह निपटा सकते 
है, वे राजदरवार में पहुँच सकते हैँ | लेकिन जो गरीब लोग हैं, मजदूर 
लोग है, जो फोपडियो में रहते है, उनकी आवाज कही पहुँच नहीं सकती । 
इसलिए डेमोक्रेसी (जनतन्त्र) में जो जनता के प्रतिनिधि या नेता लोग है, 
उनका यह धर्म हो जाता हैँ कि उनका पहला ध्यान देश के गरीबों की तरफ 
जाए । 
अब आपकी म्युनिसिपैलिटियों के बारे में भी राज्य की ओर से घन की 
काफी मदद होती होगी । छेकिन आपको हमेशा यह समझता चाहिए कि 
म्युनिसिपैलिटी का यह कर्तव्य होता है कि वह अपने को सेल्फ्‌ सफिशन्सी 
(आत्म निर्मरता ) की ओर ले जाए। राज्य आज तो मदद दे, और करू न 
दे ? अगर राज्य में ऐसी शक्ति पैदा हो जाए, जो कहे कि हमारा घन देहात 
में से जा जाता है, उसे झहर में क्यो खर्द किया जाए ? गाँववाल़े कहें कि 
हमारा हिस्सा हम को मिलना चाहिए । यह चीज़ डेसोक्रेसी (जनततन्म) में 
पैदा होनेवाली है, क्योकि देहात को जागृत करना ही पचायत राज्य का अर्थ 
हैं। तो शहरों में रहनेवाले बहुत से लोग अगर अपनी जिम्मेवारी न समझे 
भौर हमेशा यही शिकायत करते रहें कि हम पर कर का बोर ज्यादा है, 
तो म्युनिसिपेलिटी का कारोबार कभी अच्छा नहीं चलेगा । उसकी तिजोरी 
हमेशा ठीक रहनी चाहिए और सब शहरियो को समभना चाहिए कि म्युनिसि- 
पैलिटी हमारी है। तो स्वराज में हमेशा यह तैयारी रखनी चाहिए कि अपना 
बोभका हमें सुद उठाना हैँ, क्योकिक अब तो बोका उठानेवाला, न केवल कोई 
महाराजा है बोर न केवल कोई आफिसर । हमारे यहाँ किसी एक व्यक्ति की 


२रछ2 भारत की एकता का विर्माण 


पूरी पावर (शक्ति) नही है कि वह जो चाहे, सो कर सके । तो हम सब को 
सह बोझ मिल कर उठाना है । इसके लिए सब को अपना-अपना जेव थोड़ा- 
थोडा काठ कर रखता पडेगा । हाँ, यह सम्हालना हमारा काम है कि आपके 
पैसे का खच्॑ ठीक होता रहे । राज्य की एफिशन्सी (कार्यदक्षता) तभी कायम 
रहेगी, जब हमारे प्रतिनिधि जायुत रहे और हम उनको जागृत रकक्‍ख़ें । यह 
दोनो बातें साथ-साथ होगी, तभी काम चलेगा । यदि हम निगरानी छोड देंगे, 
तो उससे काम नहीं चलेगा। स्युनिसिपैलिटी की एफिशन्सी भी तभी कायम 
रहेगी । 

मेने जो चन्द बातें आपके सामने रखी हे, वे अनुभव की वातें हैँ। मैने 
भ्युनिसिपैलिटी में काफी काम किया है और में आप से कहना चाहता हूँ कि 
म्पुनिसिपैलिटी का काम करने में मत की और दिल की जित्तनी शान्ति रहती 
हैं, वह दूसरी जगह पर नही रहती । पौलिटिक्स (राजनीति) का क्षेत्र बढा 
मैला है। यह मैला काम है, गन्दा काम है । म्युनिसिपेलिटी को लोग कजर्वेन्सी 
(मलनिवारण) का काम कहते हैं । लेकिन म्युनिसिपैलिटी में जितनी गरन्‍्दगी 
है, उसे कही ज्यादा गन्दगी पालिटिक्स (राजनीति) में है । म्युनिसिपैलिटी में 
तो गठसे (नालिया) ही साफ़ करने की है, लेकिन राष्ट्रीय क्षेत्र के भीतर जो 
गटस हूं, वे बहुत बडे डर की चीज हे। उनको साफ करना बहुत ही कठित 
काम है । जो अपना दिल साफ न रक्‍्खे, वह राज्य का बोझ नही उठा सकती । 

तो मेंने स्‍्युनिसिपैलिटी में बहुत साछो तक काम किया । उन दिनों मुझे 
रात को वहुत अच्छी नीद जाती थी । क्योकि में जब शहर की सफाई का या 
शहर के गरीब छोगो की सेवा का काम करता था, तो मुझे शाम को यह अनुभव ' 
होता था कि मेने दिन भर में कुछ काम किया है | इस से बहुत अच्छी नीद 
जाती थी। इसलिए में कहता हूँ कि म्युनिसिपैलछिटी का काम बहुत ही अच्छा 
बल्कि सब से अच्छा काम है । इसलिए म्युनित्रिपैलिटी के प्रमुख को भगी' 
कहते हैँ। वह भगी की प्रतिमा है। वह फाड़ का कास करनेवालरा हैं । इसका 
मतलव यह है कि शहर को साफ रखना और छाहर को सुखी रखना, यह 
म्युनिसिपैलिटी के अधिकारियों का कतंव्य है । 

आप छोगों ने जो मानपत्र मुझे दिया, इसलिए में आपका शुक्रिया अदा 
करता हूँ । बाकी मुझे मानपत्र की क्या ज़रूरत है ? आप लोगो का इतना प्रेम 
ओर इतना मान का भाव है, वही मेरे छिए मानपत्र है। तो भी जिस प्रेम से 


मेसूर ग्युनिर्तिपेलिटी के अ्रभिनन्दन में २४५ 


आपने मेरा स्वागत किया, उसके लिए में आपका ऋणी हूँ । आप जो पूजा का 
पत्थर या (नीव) रखने का काम मुझ से करवाते है, वह बहुत वडा वो 
का काम है। गौर में इस वोक से कापता हूँ । यह काम कौन कर सकता है ? 
आज आप इसकी स्थापना कर रहे हे, तो हर रोज आपको इस स्थान को और 
इस मूर्ति को याद रखना पडेगा । और उसे ध्यान में रखते हुए अपना दिल 
साफ रखकर आपको अपना काम करना होगा । यदि आप यह न करे, या 
आपके किसी काम से उनके नाम को कोई लाज छरूगे, तो आज की इस 
प्रतिष्ठा से कोई फायदा नहीं होगा । में उम्मीद करता हूँ कि जब आपने 
यह काम उठाया है, तो आपने उसकी पूरी ज़िम्मेवारी को समझ लिया है। 
उनका आशीर्वाद आप लोगो को मिले, यही मेरी इच्छा है । 


(२०) 


पञ्ञाब युनिवर्सिटी की ओर से डाक्टरेट 
मिलने पर 


अम्बाला, 
५ मार्च, १९४९ 
सज्जनो ! 
जाप लोगो की तरफ से जब मुझे पदवीदान का निमन्त्रण मिला तो में 
सोचता रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। क्योकि जिन लोगो को आज पदवी- 
दान देना है, उनमे वहुत से ऐसे हैँ, जिन्होने पदवी पाने के लिए बडी मेहनत 
की है, यह उनका हक है। में उन्हें मुबारकवाद देता हू । लेकिन तीन आदमिर्यों 
को आपने शोभा की पदवी देने के लिए चुना है। उनमें से दो ऐसे हे, जिन्‍्होने 
आपके प्रान्त की मुसीबत की हालत में बहुत सेवा की । इनमें से एक ने 
पहले भी सेवा की थी । दूसरे, जो आपके कुलपति (चासलर ) हैं, उनका 
भी अधिकार है । उन्हे डिगरी क्यो न मिलें ? (तालियाँ) 
लेकिन इस जगह पर यह पददवी प्राप्त करने की कोई योग्यता मुझ में 
नही हैं। इसलिए में दुविधा में था कि मुझे क्या करना चाहिए । दूसरी ओर 
मुझे ख्याल आया कि मुझे घायल पजाव से निमन्त्रण मिला है और मेरा घमें 
हैँ कि में उसको स्वीकार करूँ। (तालियाँ) इसलिए मेने स्वीकार कर लिया। 
आपकी यूनिवर्सिटी का अभी प्रारम्भ ही हुआ है, प्रारम्म ही में आपने मुझे 


पंजाव युनिवर्सिट की और से डाकटरेट मिलने पर २४७ 


डिग्री दी । इसे में बडी इज्जत समभता हूँ । इसके लिए में आप सव को धन्यवाद 
देता हूं । 

हमारे धान्‍्त पर जो मुसीबत पडी, उसे हम कैसे भूल सकते हे । अभी यह 
जरुम ताज़ा है । लेकिन इस समय के वाद भी, जब यह ज़ख्म ठीक हो जाएगा, 
तब भी हम कभी नहीं भूलेगे कि हमारे सूबे की युनिवर्सिटी की शुरू-शुरू में वया 
हाऊुत थी । इस वात को हम कभी भूल नही सकते । न भूलना चाहिए । 
क्योकि आजकल हम पर बोझ पडा है । हमे सोचना है कि भविष्य के लिए 
हमें अपने मुल्क, अपनी युनिवर्सिटी और अपने सूबे के लिए क्या करना है । 

मेंने बहुत जगहो पर युनिवर्सिटी के विद्या्थियो को डिग्रियाँ पाते देखा 
है । लेकिन जिस हालत में आप आज डिग्नी पा रहे हे, वैसी हालत मेने 
आज तक भी अभी न देखी थी । मे आप के प्रति सिफ' खाली सहानुभूति प्रदर्शन 
करने नहीं आया । में आपको यह बताने भी आया हैँ कि अब समय आया हैं 
कि हम अपना रास्ता देख लें । हमे क्या करना है और हम कया कर सकते हैं, 
यह भी हमें देखना हैँ । हमारे सामने भविष्य के सम्बन्ध मे कौन-सा चित्र होना 
चाहिए। पजाब हिन्दुस्तान का दिल है । उसे जख्म छगा है, और जब तक 
यह ठीक नही होगा, तब तक हिन्दुस्तान बेचैन रहेगा | तव तक वह कोई और 
काम नही कर सकेगा। इसलिए आपको जल्द ही अपना दिमाग ठीक करना है । 
अपने सूबे का दिमाग ठीक करना है । 

हमको जो जरुम लगा है, वैसा जरुम इतिहास मे कितने ही मुल्को को लगा। 
लेकिन अव हमे इस चीज़ को ठीक जगह रख कर सोचना है । यदि हमे आगे 
चलना है, तो हमे गुस्सा छोड देना चाहिए और सावधान बनना चाहिए 
चोट लगे, तो गुस्सा भी आता है । कितनी ही गलतियाँ हुईं, बुराइयाँ हुई 
जिन्हे हमने वरदाइत किया । हमें अच्छी अच्छी चीजे छोडनी पड़ी । अपना 
सारा माल-मत्ता और जायदाद हमे छोडनी पडी | हमारे वहुत-से आदमियों ने 
दुख उठाया । सूवा छोडा । अपना सभी कुछ छोड़ा । इस पर भी हमे यह भलना 
नही चाहिए कि रोने से कोई फायदा नही । अब हमे सोचना हैँ कि हमारा क्या 
फर्ज है। जितना हिस्सा हमारे हक में आया हैं, उसे ठीक करना हैं। और 
यह बासान काम नही | यह बडा मुश्किल काम है। 

लेकिन में मानता हूँ कि पजादी वड़े वहादुर है । जो दुख आपके सिर पर 
पड़ा, वह और लोगो पर पडा होता, तो वे उसे उठा न सकते | लेकिन आप 


र्श्द भारत की एकता का निर्माण 


में यह हिम्प्रत है। और अगर आप ते कर लें, वो जैसा लाहौर था, पजाव 
में कई दूसरे शहर थे, मिंट्युमरी का वागीचा था, गौर भी कितनी हो जगहें 
थी, वेसे शहर और वैसी जगहेँ आप यहाँ भी वना सकते हैं । क्योकि आप में 
इतनी हिम्मत है, आप में ऐसी ताकत है। में मानता हूँ कि जैसी आफत आप 
पर पडी, दूसरे उसे वरदाइत न कर सकते गौर पागल हो जाते । कोई और 
होता, तो हिन्दुस्तान को उठने ही न देता । जो बहादुरी आपने दिखाई है, 
उसके लिए में आपको सच्चे दिल से मुबारकबाद देता हूँ | आपने कितना 
दुख उठाया है ! लेकिन आपने जिस तरह इतमीनान और हिम्मत से काम करके 
दिखाया है, हमें कम-से-कम परेशान किया हैं, उसके लिए भी में आपका 
शुक्रिया करता हूँ। हा, हम कुछ कर नही सके । जब पजाव से भागे हुए रिफ्यूजी 
आए, तो में उन्हे रिफ्यूजी नही मानता । में अब भी उन्हें हिन्दुस्तान के सर 
पर वैठनेवाले कहता हूँ । लेकिन लोग भागे-भागे आए, जहाँ भी उन्हें जगह 
मिली चले गए । लेकिन जिस सूबे में वे इज्जत से नहीं रह सकते थे, उसे 
उन्होंने खुद छोड दिया । यह बहादुरो का काम है और आपने यह काम 
किया । लेकिन हम ऐसी हालत में पडे हैं कि जिस तरह आप की मदद 
करनी चाहिए थी, उतना हम नहीं कर सके । लेकिन आपने इसे भी बर- 
दादव किया, इसलिए आपका धन्यवाद | आपको बहुत बडा जरूम लगा और 
उसमे से इतना खून बह्‌ गया कि अब इसमें हमें नया खून डाकना है । हमारा 
धर्म है कि हम पजाब को ठीक कर लें और जो कुछ गया है, उसको भूल 
जाएँ । 

अब में आपके सामने कुछ और वातें रखना चाहता हूँ । हमारे साथी, हमारे 
अकाली दल के नेता मास्टर तारासिह हैं । हमें अफसोस है कि हमें उन्हे जेल 
में रखना पडा । जो चीज़ हम बनाना चाहते हैं, वह उसे तोडते हैं। उनके 
दिमाग में यह बात बैठती नही । में यहाँ बैठकर अकाली लोगों से प्रार्थना करना 
चाहता हूँ । मेंने सदा पजाब का साथ दिया है और अब भी साथ देना चाहता 
हूँ | इससे क्या फायदा कि तुम्हारी तलवार हमारी गर्दन पर बनी रहे । जब 
तक हिन्दुस्तान के सिपाही मेरे पास हें, मुझे हिन्दुस्तान की रक्षा करनी है । 
में पजाव को ठीक हालत मे देखना चाहता हूँ । में अकाली भाइयो से हाथ जोड 
कर प्रार्थना करता हूँ कि ठीक रास्ते पर चलो और हमारा साथ दो। मास्टर 
तारासिह को भी समकाओ । इस तरह से काम नही चलेगा | जब तक हम 


पंजाब थयुनिवर्षिटी की ओर से डाकटरेट मिलने पर २४६ 


ठीक दिमाग से काम नही करेगे, तव तक हमारा काम पूरा नही होगा। जितनी 
चोट मास्टर तारासिह को अपनी कौम के वारे में छगी हैं, उतनी ही चोट 
मृझे भी लगी है। जब हम ने पजाव की तकसीम को कबूल किया था, उस वक्‍त 
मेंते देखा था कि पेजाव का हर आदमी वेंटवारा चाहता था। बेंटवारे में 
खतरा ज़रूर था | लेकिन हमने फिर भी उसे कबूल कर लिया। जो कष्ट 
बंटवारे से आया है, उसको हमने आपस में वाँटना हैं । लेकिन हम ही इस 
चीज़ को ठीक कर सकते हे । जैसा हिन्दुस्तान है, उससे वेहतर हिन्दुस्तान हम 
बना सकते हू । 

जो रुकावट हमारे रास्ते मे थी, वह अब दूर हो गई है । विदेशी हुकूमत 
जब तक हमारे सर पर वैठी थी, हम कुछ नहीं कर सकते थे। यह वँटवारा 
विदेशी हुकूमत का नतीजा ही था। मेने सत समझकर उसे मान लिया। हमने 
देख लिया कि आज की हालत मे यह मुसीबत हमे सर पर लेनी ही है। मेरे साथ 
एक-एक पजाबी भी शरीक है । अगर आज भी कोई कहे कि हिन्दुस्तान और 
पाकिस्तान मिल जाएँ, तो में इससे इन्कार कर दूगा । अभी सास लेते दो उन 
लोगो को । जब उनका दिमाग ठीक हो जाएगा, तो हम इस बात को भी मान 
लेंगे। अमी उन लोगो को वहाँ ही रहने दो। लेकिन मास्टर तारासिंह वार-वार 
कहते हे कि हमे पाकिस्तान खत्म करना हैं। यह वात ठीक नहीं। पहले अपना 
घर तो ठीक कर छो । अगर पाकिस्तान ठीक हो जाए, तो इससे भी हमारा 
बोर कम हो जाएगा । जहाँ हमारी इज्जत नही, वहाँ हम क्यों जाएँ । पाकि- 
स्तान कोई इस तरह से जा सकता हूँ ? क्या आप समभते हे कि पाकिस्तान 
को हम चाकू और छुरी से ले सकते है ? हमने तो अपने मुल्क का हिस्सा करके 
उन्हे दे दिया, कि जाओ यह तुम्हारा हिस्सा हैं । अब अगर कुछ करना है, 
तो अक्छ से करो । क्रोध से यह काम नहीं करना चाहिए । यह क्रोध का रास्ता 
गलत है । इस चीज पर तो हम दोनों के दस्तखत है । कई लोग कहते है कि 
दिल्‍ली जत्या भेजो । आज़ाद हिन्दुस्तान अभी एक साल का बच्चा हैं । ऐसी 
ओघमरी बाते कर वे खुदकुशी करना चाहते हे । क्या एक छोटे-से बच्चे को, 
जिसमे चलने की ताकत भी नही आई, हम दौडाएँ ? 

मेने जो पदवी आपसे ली है, उसे मेने इसलिए कवूछ कर लिया कि आप 
लोगों को समझाने का मौका मुझे मिले। इस तरह मेरा काम हल्का हो सकता 
हैं । मेने बहुत साल जेल काटी है, वहां जितना बाराम था, इतना अब भी 


२५० भारत की एकता का निर्माण 


मुझे नही है । में मास्टर तारासिह के साथ जेल में बैठकर खुश हूँगा, वयोकि 
वहा मुझे शान्ति मिलेगी । मेने अपने हाथ से मास्टर तारासिह को जेल भेजा 
हँ जिससे मुझे बहुत दुख हुआ । इतनी क्षर्म ज़िन्दगी में मुझे कभी नहीं आई 
थी। जो छोग कहते है कि हम जत्या भेजेंगे, वे सोचें कि इससे क्या होगा। में 
तो इस बोक से छुटकारा चाहता हूं । लेकिन मेरी जगह पर जो कोई भी आएगा, 
वह भी यही करेगा। अगर वह ऐसा न करेगा, तो मुल्क तवाह हो जाएगा। मेने 
सघवालो को भी जेल में भर दिया। छोग कहते थे कि हिन्दुस्तान में एक ऐसा 
आदमी है जो हर शख्स का पक्ष छेता है । कुछ हद तक वे ठीक कहते थे । 
जैसा भाषण सरदार तारासिह देते हे, वैसा में भी दे सकता हूँ । उस भाषण 
से कुछ लोग पागल ज़रूर हो जाएँगे। यह समय लडने का नहीं है। सिख अरूग 
अलग क्यो बैठे है ? वे एक क्यो नही हो जाते ? भें उन नौजवानों को, जिन्हें 
पदवी मिली, समभाना चाहता हूँ कि उनका क्‍या फर्ज है। हम सिख और हिन्दू 
मापस में क्यो लडें ? क्या इस वात पर कि हमको इतना टुकड़ा अरूग चाहिए ? 
हमने जो इतनी मुसीबत उठाई, इतने लोग बेइज्जत हो गए, वह सब क्या इसी- 
लिए कि हम आपस में एक दूसरे का गला काटे ? काग्रेस में आ जाओ और 
जो चाहो ले लो । अलूग होकर हिन्दुस्तान को पहले ही नुकसान हुआ हैं। में 
कहता हूँ, हमारा समय तो पूरा हो गया। मे अब ७४ साल का बूढा हो गया हैँ। 
पेंशन लेकर मे शान्ति से बैठकर ईश्वर का नाम लेना चाहता हूँ । लेकिन 
वे मुझे छोडते नहीं । में चाहता था कि गान्षी जी के साथ चला जाऊं। मेंने 
कोशिश भी की थी। लेकिन छोग कहते हूँ कि मुझे तो ज्यादा जीना है । वे कहते 
हैँ कि जो काम बाकी रह गया है, उसे मुझे पूरा करना हैं। मेरे पास बहुत 
समय नही हूँ । में चाहता हूँ कि आपको मज़बूत हिन्दुस्तान मिल जाए | ऐसा 
हिन्दोस्तान, जिसमें किसी चीज़ की कमी न हो । 

आप पर जो मूसीवत पडी, जो घन से भरा हुआ देश छोड कर आप इघर 
जा गए, उसमें आप को बडी तकलीफ उठानी पडी। क्योकि अभी तो आप को 
जमीन पर ही बैठता पडता हैं । असी रहने की फोपडी भी आपको नए सिरे से 
वनानी है । जमीन में अनाज भी पैदा करना है । अमी आप वह पैदा नही कर 
सकते । आपके कितने ही भाई दूसरे सूबों में बैठे हे । अभी हमें करोडो रुपये 
का माल वाहर से छाना पडता है । आपकी असेम्वली में चार आदमी ज्यादा 
गए तो उस से कया होगा। जितने आदमी असेम्वली में जाते हे, इस ख्याल से 


पंजाब युनिवर्तिटी की ओर से डावटरेट मिलने पर २५९ 


जाते हे कि वे तुम्हारे लिए जाते है। और अगर वे तुम्हारे लिए काम नही करते, 
तो वे मुल्क के दुश्मन है । 

और में आज भी उन्हे कहता हूँ कि आप फगडा छोड कर अपना काम करे। 
मगर आप छोटी-सी कौम में इतना ऋगडा करते है, तो हिन्दुस्तान का बोक आप 
उठाएँगे ? अगर आप नौकरी में रियायत चाहेगे, तो उससे काम कंसे बनेगा ? 

हमारी फौज्ञ मे जितने आफिसर हे, उसमें सब से ज्यादा आपकी कौम के 
है। हमने जानवूक कर उन्हे रखा है। छोटी-सी कौम के हाथ में हमने अपनी 
तलवार दे दी। क्यो ? क्योकि आपकी तलवार पर हमे पूरा भरोसा हैं। आज 
के जमाने में कोई कौम यह दावा नही कर सकती कि वही मार्शल है । वे दिन 
चले गए, जब इस तरह की वाते सोची जाती थी । पिछली लडाई में मद्रास 
के लोगो ने, साउथ इण्डिया के लोगो ने, वडी वहादुरी दिखाई । आज हँदराबाद 
में फौज़ की वाडोर हमने एक दगाली सेनापति को सौंप दी हूँ । हमने मिलिट्री 
गवनंर भी बगाली रखा हैं । तो यह किसी कौम का दावा नहीं कि तलवार 
सिर्फ उसी के हाथ में हैं । आजकल ऐंटम वम का जमाना हैं। अवल का जमाना 
हूँ । अब अकेली जिस्मानी ताकत काम नहीं कर सकती । आज अबल वाले 
के हाथ में ही सव की वागडोर हूँ । 

में यह प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हम और सव ख्याल छोड दें, और 
सोचें कि पंजाब को किस तरह वुलन्द करना चाहिए । उसी से हिन्दुस्तान ठीक 
होगा । जितना आपको चाहिए, के लीजिए । में तो चाहूँगा कि हम सारा 
राज सिक्खो को दे दें। लेकिन आप ऐसा नही करने देते | आप आजागे चलते 
नही और न हमे चलने देते हूं । हमारे मुल्क में एक मसल हँ----“ उत्तम खेती और 
अधम चाकरी ।” खेती सव से अच्छी है और नोकरी सब से बुरी । खेती में न 
कोई खुशआमद करनी पडती है न पाप । किसान अपने लिए मेहनत करके धरती 
से अनाज पैदा करते हे, खुद खाते हैँ और दूसरो को खिलाते हे । किसान को 
ही अन्नदाता कहते है, जो पाप नहीं करता । इसीलिए आप पजाव की जमीन 
में अनाज पैदा करने की तरफ अपना ध्यान दे । तो “उत्तम खेती, मध्यम व्यापार 
तर अधम चाकरी ।” 

व्यापार के काम में थोड़ा-सा पाप तो करना पड़ता है । छेकित सव से 
तुच्छ नौकरी है । उस नोकरी के लिए क्यो छटते हो ? अगर नौकरी चाहते हो 
तो तलवार नयो रखते हो ? 


२५ भारत की एकता का निर्माण 


नौकरी की इच्छा तो हम विदेशी राज में सीखे | सिक्‍्खो में मेने देखा है कि 
वे सारी दुनिया में हर किस्म का कारोबार करते है । विजिनेस में, जग में, 
खेती में, रोजगार में हर जगह यह वहादुर कौम काम कर सकती हैँ । इसको 
चेचारगी क्यो है ? मे पूछता हूँ सिक्ख क्या ऊपर से गिरे ? वे कहाँ से आ गए? 
ने पहले कौन थे ? वे हमसे अहूग क्यो होना चाहते हे ” हमारी कमज़ोरी में 
भी आपने बहादुरी से काम किया । वहुत अच्छा किया । लेकिन अब तलवार 
का जमाना नहीं । अब कही दुनिया में तलवार नही चढूती । कही देख लीजिए | 
त्तो अपना दिमाग ठिकाने रखो । समझो कि हिन्दुस्तान की सरकार के वज़ीर 
आपके खिलाफ नही है। अगर हो, तो यह राज कंसे रहेगा ? कोई भी राजनीति 
के बगेर नही चलेगा । 

हमारा पहला काम अपने इखलाक को मजबूत बनाना है । हिन्दुस्तान में 
जितने मज़हब हे, अलग-अलग कोमें हे, अलहदा-अलह॒दा रग है, अलग-अलग 
कपडे है, यहा तक कि बाल वनाने के ढंग भी अलहदा अलह॒दा हे। इस मुल्क 
मे सब चीज़ें अलहदा-अलह॒दा हे । उसके लिए राजनीति ज़रूरी हैँ। हमें गान्धी जी 
के बताए हुए रास्ते पर चलना है । साथ-ही-साथ मुल्क की हिफाज़त के सामान 
पैदा करना भी आपका फर्ज है । दुनिया की हालत देखकर हमें सोच समझ कर 
काम करना चाहिए। खाली तलवार से या घमकी से काम नही चलेगा। इनसे 
तो काम बिगडेंगा । 

पजाब में जब पिछली वार में आया था, उस वक्‍त हारूत बहुत बुरी थी । 
मेने सिक्‍्ख लीडरो को जमा किया और उन्हे समकाया कि आप मुत्तहिद हो जाएँ। 
आजकल भगड़ा करने से काम खराब होगा। हमारे दस लाख आदमी पाकि- 
स्तान से इधर न आ सकेंगे । उधर जो मुसलमान जा रहे है, उन्हे रास्ता 
न देने से असुविधा होगी । आप रास्ता नही देते । इधर बारिश हो रही हैं। 
खाने का ठिकाना नही है । दुनिया कहती है कि क्या हम पागल हो गए हे । 
अग्रेज़ो ने तो हमें आज़ाद कर दिया पर हम खुद निभा नही रहे । मुसलमानों को 
जाने का रास्ता दे दीजिये। नही तो हम वदनाम होगे। मेंने यह सब कहा 
तो उस वक्त सिक्ख लीडरो ने मान लिया और रास्ता दे दिया। हमारे छोग 
इधर चले आए और उनके उधर चले गए । 

मव हालत यह है कि जरूम से खून आना तो वन्द हो गया है, लेकिन जख्म 
ठीक नहीं हुआ। दो पहला काम तो यह होना चाहिए कि नया खून न निकछे। 


पंजाब युनिवर्पिटी की ओर से डावटरेट मिलने पर रऐे४रे 


फिर माहिस्ता-भाहिस्ता ज़स्म ठोक हो जाएगा । उसके लिए काम करना है । 
तो मास्टर तारासिंह इस जख्म पर ठोकर लगा रहे है । यह गलत वात है । 
इससे तो ज़रुम में से फिर से खून वहने लगेगा । जरूम बन्द नही होगा। मेने 
बहुत कोशिश की और कहा कि इस तरह न करो | 

में सव सिक्‍ख भाइयों से अपील करता हूँ कि आपका भला इसी में है । 
आप मास्टर तारासिह को समकाइए कि वह गलत रास्ते पर चलना छोड 
दें। अगर भाप उनके साथ रहेगे, जत्थे भेजेंगे, तो काम खराब होगा । 
अमृतसर से, पटियाला से जत्ये जाएँगे । आप लोगो को भी तकलीफ होगी, 
हमे भी । 

मास्टर तारासिंह जी को रिहा कराना आपका काम है। वह मेरे हाथ म 
नही । म॑ पजाव हुकूमत से कहूँगा कि अपना घर ठीक करो । आज की हालत 
में यदि हुकूमत रखनी है, तो सवको आपस मे कगडा नहीं करना चाहिए । यह 
लोकराज हैँ । सव को एक साथ रहना हैं। हमे एक दिल होकर काम करना 
चाहिए। पजाव का काम भी हमे एक दिल होकर करना हैं। असेम्बली के मेवरो 
से भी में कहेँगा कि उन्हे भूलगा नहीं चाहिए कि हम पर कितना बोर पड़ा 
है। तुम आपस में भगड़कर हमारे मुल्क की तरक्की रोक रहे हो। तुम में 
इत्तफाक होना चाहिए, एक दूसरे का मैल धो देना चाहिए, एक ही भावाज़ से 
काम करना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके, पंजाब का नए सिरे से निर्माण 
करना चाहिए । 

शायद आप समभते है कि में कड़ी वात कहता हूँ। छेकित आपको समझता 
चाहिए कि में अपने दिल का दर्द आपको सुना रहा हूँ । मेरी बात आप को माननी 
चाहिए । उसका हौसला बेधाना चाहिए । आज हिन्दुस्तान पर मुसीवत हैं, यह 
आपको हर समय याद रखना चाहिए । 

आप का भविष्य आप के भूत की तरह शानदार है। आप दुनिया में सव से 
बडी पदवी हासिल कर सकते हे । हमारे मुल्क में गान्वी जी जैसी हस्ती पैदा 
हुई। दुनिया भर के लोग उनके रास्ते पर चल रहे है) और वही रास्ता 
सही हूँ । 

में ने जगर कोई कडी वात कही है, तो आपकी मलाई के लिए कही हैं । 
मेरे इघर आने का खास मकसद ही यही था कि आप कोगो के सामने खास 
सवालो का नवशा पेंथ करते | जाप लोगो ने मुझे इतनी वी इज्जत दी, मेरा 


२५७० | भारत की एकता का निर्माण 


प्रेम से स्वागत किया, इसके लिए में आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और फिर 
परमात्मा को भी नमस्कार करता हूं । मेने जो वार्ते आपसे कही है, उन्हे समझ 
कर पजाब को आगे बढाने के लिए आप परमात्मा से प्रार्थना करें तो आपको 
सफलता प्राप्त होगी । 


जयहिन्द । 


(२१) 
संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन करते हुए 


जयपुर 
३० माचे, १९५४ 

जयपुर नरेश, अन्य माननीय नरेशो, सन्नारियो तथा सद्गृहस्थो ! 

आज एक महान्‌ ऐतिहासिक प्रसग के समय आप सब यहाँ जमा हुए 
हू । सयुक्त राजस्थान के उद्घाटन का मान मुझको दिया गया हैँ, इसके लिए 
में ईइवर का और आप सब का क्रणी हूँ ।॥ में जानता हूँ कि यह कितने बड़े 
महत्त्व का अवसर हैं और हमारे सिर पर इस समय कितनी बडी जवाब- 
दारी आ पडी है । 

कल मेने आप लोगों को कुछ कष्ट दिया, क्योकि में समय पर नहीं जा 
सका और उस से आप लोगो को कुछ तकलीफ उठानी पडी; उसके लिए में 
क्षमा चाहता हूँ ।/ लेकिन वह जो परिस्थिति पैदा हुई, वह मेरे लिए और जाप 
सवके लिए ईश्वर के स्मरण का प्रश्न था। मेरी दृष्टि से वह इस वात का 
ईदवरीय सकेत था कि हम यह जो बडे महत्त्व का कार्य कर रहे हे, उसे हमे 

अवश्य पूरा करना हे । तमी ईश्वर ने मेरी रक्षा की। ईश्वर को यह भी मजूर 

*जयपुर जाते हुए सरदार पटेल के हवाई जहाज में कुछ खराबी आगई 


थी और पाइलेट ने वडी होशियारी से उसे नीचे उतार लिया था। सम्पूर्ण देश के 
कुछ घंटे तब बड़ी चिन्ता में कटे थे । 


२५६ भारत की एकता का निर्माण 


था कि हमें जिस शुम अवसर पर यह काये करना है, उसमें कोई फर्क न पडे । 
ईश्वर का आशीर्वाद हमारे ऊपर हैं । इसलिए हम अकस्मात बिल्कुल सुरक्षित 
निकल आए और हम एक तरह से मृत्यु के दर्शत कर वापस लोट आए । वाकई 
हमको चिन्ता बहुत्त हुई कि आप लोगो के दिलो में क्या कष्ट होगा और सारे 
हिन्दुस्तान में भी लोगो के दिलो में परेशानी होगी । क्योकि हम दो-तीन घटे 
के लिए दुनिया से कट गए थे | लेकिन ईश्वर ने हम पर इतनी कृपा की कि 
समय पर हमको इधर भेज दिया | तो आज के शुभ अवसर पर सब से पहले 
हमें ईश्वर को याद करना है कि इस महान्‌ प्रसंग पर हमें अपनी जवाबदारी 
सममभने और उसको अदा करने के लिए ईश्वर हमें शक्ति दे । 

इस प्रसंग पर जयपुर महाराजा साहब को जो राजप्रमुख का मान दिया 
गया है, उसके लिए में उनको मुवारकबाद देना चाहता हूँ। आज तक तो यह 
जयपुर के सेवक थे । क्योकि असल में हमारे हिन्दुस्तान की सस्क्ृति के अनु- 
सार राजा राज्य का प्रधान तो ज़रूर है, लेकिन उससे भी ज्यादा वह प्रजा का 
सेवक है । तो आज तक यह जयपुर की प्रजा के सेवक थे, आज से यह सम्पूर्ण 
राजस्थान की प्रजा के सेवक बनते हे । हमारे महाराज प्रमुख (महाराणा उदय- 
पुर ) आज हाजिर नही है क्योकि उनकी शारीरिक दशा हम जानते हे। पर 
उनको हम कभी भूल नही सकते । राणा प्रताप ने राजपुताना को एक बनाने 
के लिए ज़िन्दगी भर कोशिश की । राजपूताना का एकीकरण करने के लिए 
जितना कार्य और जितनी कोशिश राणा प्रताप ने की, उतनी और किसी ने 
नही की । उतका सकल्प परिपूर्ण करने का सौभाग्य आज हम लोगो को अआरप्त 
हुआ है, इसलिए आज हमारे अभिमान का दिवस है । इसके लिए हम महाराज- 
प्रमुख साहिब को भी मुबारकबाद देते हें। हम उम्मीद करते हे कि जो सकलल्‍्प 
महाराणा प्रताप के मुरव्वियो ने किया था, और जिस मतलब से घह किया 
गया था, उसे हम परिपूर्ण करेंगे और उसके लिए हम योग्यता प्राप्त करेंगे । 
इसके लिए हम अपने पूर्वजों का आशीर्वाद माँगते हे और ईश्वर का भी आश्ञी- 
वाद माँगते हे । 

जिन सव महाराजाओ ने इस काम में साथ दिया और समय को पहचान 
कर जो त्याग किया, उसके लिए में उनको भी धन्यवाद देना चाहता हैं। मेंने जो 
यह रियासतो के सम्बन्ध में कुछ कार्य किया है, उसके लिए मेरी तारीफ की 
जाती हैं। मगर असल में तो इसके लिए हिन्दुस्तान के राजा-महाराजाओ की 


न [ 


; शव 
् कफ ऑस्किन 5 खड 
हू '३कृवुमाकक- बन ६ 
के (८ हल [आ।, 
/ ] ढ ' कै 
रे पट 
मर के हर परत 
६४१ ! श् | 
कं । 
ईट 





४ 
दर 
घ्ु हि. आशा पल 
| रंग | ॥ 
५ मे) हे 
भव २ ९ 
ब2८ 20 208 
शा | 
2 (ः 0, 78 है] 
॥/: (० 0३... ८४ 
० काने 25 ॥ा। 9 
"भी फटी | 
) ह। वाशांशाई 2. | 
द् 


! हा 


साथ राजस्थान के राजप्रमुख महाराजा जयपुर 


उपराजप्रमुख महाराजा 








कद त ६ न्‍क. 


4न्‍क-मच्कन +अ>नपन्‍म है डा 
ली । 
5 या + 2० आय 
> आओ 0४7 + 
ल्‍ 
कक 
ट 
किक 
दी 


कु 
५८ 


2 


दधाटन करते हुए। सरदार पटेल क्के 
हे भौर सब से दाहिनी क्षोर 
कोढा 


संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन करते हुए २५७ 


तारीफ की जानी चाहिए । यदि सच्चे दिल से उन लोगो ने साथ न दिया होता, 
तो आज हिन्दुस्तान का इतिहास जिस तरह बदल रहा हैँ, वह इस तरह बदल 
नही सका होता । बेसमझ छोग उसकी कदर न करें, तो इसमे किसी का कुछ 
आता-जाता नही । में तो उसकी पूरी कदर करता हूँ और सारे हिन्दुस्तान में इस 
वात की कदर कराने की कोशिश करता हूँ । क्योकि ऐसा करना में अपना 
फर्ज समभता हूँ । दुनिया जिस रास्ते पर चल रही है, उस रास्ते पर हमें नज़र 
रखनी है और सोचना है कि हमें कहा जाना है । दुनिया में हमारी जगह कहा 
रहनी चाहिए, हमारा पुराना इतिहास क्या है, पुरानी सस्कृति क्या है, भारत 
का भविष्य क्या होना चाहिए, इन सव चीजो के वारे में राजा महाराजाओ के 
साथ बैठकर मेने एक दो द्फों नही, वल्कि अनेक दफा विचार किया है। हमने 
समभ लिया कि हिन्दुस्तान के लिए आज जो सब से अच्छा रास्ता है, वही हमें 
पकडना है, और वही हमने पकडा भी। इसीलिए आज हिन्दुस्तान का गौरव 
और हिन्दुस्तान की श्रतिष्ठा दुनिया में वढ रही है। और जिस रास्ते पर, 
जिस तेज़ी से हम चल रहे है, उसी रास्ते पर, उसी तेजी से हम चलते जाएँगे, 
तो हमारा भविष्य उज्ज्वल हैं । उसमें जिन लोगो ने त्याग किया है, उनको 
उसका पूरा बदला मिल जाएगा। दुनिया में माखिर सव से बडी चीज़ क्या है ? 
घन कोई बडी चीज़ नही है, न सत्ता ही कोई वडी चीज हैं । दुनिया में सब से 
बड़ी चीज इज्जत या कीति है । आखिर महात्मा गान्धी के पास और कया चीज़ 
थी ? उनके पास न कोई राजगद्दी थी, न उनके पास शमशेर थी, न उनके पास 
घन था। लेकिन उनके त्याग और उनके चरित्र की जो प्रतिप्ठा थी, वह औौर 
किसी के पास नहीं हूँ । वही हमारे हिन्दुस्तान की सस्क्ृति है। आज भी हिन्दी- 
स्तान के राजा-महाराजाओ ने अपनी रियासत के लिए, अपने लोगों के लिए 
त्याग किया हैँ । वे सदा से ऐसा करते आए हे मौर करते रहेगे । तो इस मौके 
पर में एक दफा फिर आप लोगो का शुक्रिया अदा करता हूँ और मे उम्मीद करता 
हैँ कि आप लोग आगे घननेवाले इतिहास की और भी तटस्थ नही रहेगे और 
न इस तरह से रहेंगे, जिससे आपके दिल साफ न हो। मे उम्मीद करता 
हैँ कि आप लोगो ने जिस तरह से यह त्याग किया हूँ, इसी से आगे तरह इतिहास 
में भी आप देश का साथ देते रहेंगे । 

अब में आप लोगों को इस वात का स्मरण कराना चाहता हूँ कि 


हमारे हिन्दुस्तान में जो गुलामी भाई, वह किस तरह से आई जौर वह इतनी 
भमा० १७ 


र््ट मारत की एकता का निर्माण 


सदियो तक घर करके क्यो बैठ गई ? वह सब आज हमें याद करना है और निश्चय 
कर लेना है कि जिस कारण से गुलामी आई, उस कारण को हमें फिर आगे नही 
आने देना है । हम गुलाम इसलिए बने थे कि हम आपस में एक दूसरे के साथ 
लडे, खतरे के समय हम लोगो ने एक दूसरे का साथ नहीं दिया था। हम छोटे- 
छोटे टुकडे बनाकर बैठ गए और अपने-अपने सकूुचित क्षेत्रों में, अपने स्वार्थों में 
पड गए । अपने सकृचित क्षेत्र में भले ही हमने कुछ सेवा भी की हो, लेकिन 
उससे हमको नुकसान ही हुआ और जब समय आया तो हम एक साथ खडे 
न रह सके । आज यह पहला मौका है, जब हिन्दुस्तान एकत्र हुआ हैँ । अब 
वह इतना बडा है, जितना इतिहास में पहले कभी नहीं था । तो जो एकता 
आज हुई है, उसको हम मज़बूत बनाएँ, जिससे भविष्य में हमारी स्वतन्त्रता 
को कभी कोई हिला न सके । इस कार्य में आप सब लोग राजपूताना के सब 
नरेश गण और प्रजाजन साथ दें । आप के राजपूताना का एक-एक पत्थर 
वीरता के इतिहास से भरा हुआ है, बलिदान के सुनहले कारनामों से भरा 
हुआ हू । आप के राजपुताना की पुरानी कीति आज भी हमारे दिल को अभि- 
मान, हर्ष ओर उत्साह से भर देती हैं । आज से उसी राजस्थान को 
नई दुनिया के योग्य नया इतिहास बनाने का अवसर प्राप्त होता है, यह 
कितने सौभाग्य की वात हैं । 

इस अवसर पर हमे समझ लेना चाहिए कि हमारा क्‍या कतंव्य और क्या 
घ॒र्म हैँ ? पहले तो हमने कितनी ही बडी-बडी रियासतो को मिलाया हैँ। जब 
हम मिलते हे, तो हमारे दिल में कोई सकुचित ख्याल नही रहना चाहिए कि 
हम जयपुर के हे, हम उदयपुर के हे, हम जोधपुर के हे, हम बीकानेर के 
है, या किसी मौर छोटी-मोटी जगह के हे । ऐसा ख्याल हमारे दिल में बाकी 
नही रहना चाहिए । हम राजपूताना के हे भी, तो सव से पहले हम हिन्दु- 
स्तानी है, उसके वाद हम राजपूताना के हूँ । इस प्रकार के ख्याल से हमें 
सह कार्य करना है । हाँ, यह ठीक है कि हर जयपुरवासी को जयपुर का गर्व 
होना चाहिए, उदयपुर के रहनेवाले को अपने दिल में उदयपुर का गे रहना 
चाहिए। वैसे ही सव रियासतो में होना चाहिए । जिस जगह पर हमारा जन्म हुआ, 
जिस जगह की मिट्टी में से हम पैदा हुए, जिस मिट्टी में से हम अपनी शक्ति 
बढाते रहे और वढा रहे है, जिस मिट्टी में आखिर हमको मिलना है, उसको 
हम कीसे भूल सकते हूँ ? लेकिन एक छोटे से कुएँ में जो मेढक रहता है, 


संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन करते हुए २५६: 


उसका दिमाग फैलता नही है, उसकी शक्ति भी वढती नहीं है। परन्तु महा+- 
सागर में जो मगरमच्छ रहते हे, वह जो खेल कर सकते हे, वह कुएं के मेढक 
नही कर सकते । तो असल में हम सब हिन्दोस्तान के हूँ और हमारा दिल 
हिन्दुस्तान से भरना चाहिए । हिन्दुस्तान के लिए हमारी वफादारी चाहिए | 
जिस वफादारी के लिए आज जयपुर महाराजा ने प्रतिज्ञा ली है, और महाराणा 
ने प्रतिज्ञा ली है, जिस मुल्क की वफादारी के लिए, जिस सारे राजपूताना 
की वफादारी के लिए आपने, राजपूतावना की सभी प्रजा ने, मिल कर अपना 
प्रधानमन्त्री चुना है, और जिस प्रधानमन्त्री से भी हम ने प्रतिज्ञा दिलवाई 
है उसका महत्व हम सव को समभ लेना चाहिए । हिन्दुस्तान की वफादारी का 
क्या मतलव है ? आज समय की क्या माँग हूँ ? मुल्क की क्या माँग है ? ये 
सब चीज़ें इस प्रतिज्ञा से जुडी हुई हे । 

तो यह जो राजप्रमुख ने प्रतिज्ञा ली, हमारे प्रधानमन्त्री ने प्रतिज्ञा ली 
और हमारे उप-राजप्रमृख ने जो प्रतिज्ञा ली उस सबका महत्व हम सब को 
समभता चाहिए । क्योकि यह किसी व्यक्ति की प्रतिज्ञा नही है। वह सारे राज- 
पूताना की तरफ से प्रतिज्ञा हैं । में जो इधर यह सयुकत राजस्थान का उद्‌- 
घाटन करने के लिए आया हूँ, अपनी व्यक्तिगत हैसियत से नही जाया हूँ, न 
मेरी यह ताकत हूँ, त मेरी यह लियाकत है । में आया हूँ हिन्दुस्तान की सरकार 
की ओर से और हिन्दुस्तान के एक वफादार सेवक की हँसियत से। में किसी 
एक गिरोह का सेवक नही हूँ । में राजा-महाराजाओो का वफादार सेवक हूं, 
रियासत की प्रजा का में वफादार सेवक हूँ, हिन्दुस्तान की प्रजा का में वफादार 
सेवक हूं, और इसी हेसियत से यहाँ आया हूँ । इस हैसियत से मेने इतनी 
बड़ी जिम्मेवारी ली कि महाराजा को प्रतिज्ञा दिल्वाई, नही तो मेरी क्‍या 
हैसियत कि में व्यक्तिगत रूप से ऐसी उद्धताई कर सकू ? में अपनी मर्यादा 
को समझता हूँ । त्तो आप जितने भाई-बहन इधर आए हे, उन से में नम्नतापूर्वक 
आर्थना करना चाहता हूं कि आप छोग इस समय का महत्व समझे ले और साथ 
ही अपनी जवावदारी भी समझ ले। आज से हम इस चीज़ को भूल जाएं कि 
हमारे वीच में कोई पर्दा है, कोई अन्तर हैँ और कोई भेद-भाव हैं। आज सारा 
राजपूताना एक हुँ । हम उसे एक दृष्टि से देखेगे, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे । 

आज हमने एक बड़ा राजस्थान बनाया है, उसका मतलव क्या है ? राजामों 
ने अपती राज-सत्ता छोड दी, उसका मतलव क्‍या है? यह काम हम क्यो करतें 


२६० भारत की एकता का निर्माण 


हँ ? आपको समभना है कि आज दुनिया जिस तेज्ञी से आगे चल रही है, उस 
तेज़ी से हम आग न चलें, तो एक तो हम पहले ही पीछे थे, अगर आज भी मन्द 
गति से चले तो और भी अधिक पिछड जानेवाले है । सारे एशिया का हाल 
देखिए, आज कहाँ क्या चल रहा है ? दुनिया के और म॒ल्को में क्या कुछ चल 
रहा हूँ ? हम अपनी छोटी-सी रियासत में या छोटे-से किले में बैठकर बाहर 
की ओर नज़र न करें, तो हमारी रक्षा नही हो सकती । आज तलवार का 
जमाना नही है, ऐटम बम का जमाना है । आज हमें यह समझ लेना हैं कि 
तलवार का अधिकार किसी एक गिरोह का अधिकार नही है । आज आप जानते 
है कि आज मद्रास के लोगो को भी काश्मीर के पहाडो में हिन्दोस्तान के लिए 
लडाई लडने का मौका मिलता है, और हमारे कमाडर-इन-चीफ साहब इसी 
रेजीमेंट की तारीफ भी करते हे कि वे बडी वहादुरी से काम कर रहे हे। तो 
में आप राजपूतो से, जिन्होंने हिन्दुस्तान का इतिहास बनाया है, सच्चे दिल से 
अपील करूँगा कि हमें आज का ज़माना पहचान लेना चाहिए। ओर ज़माने 
को पहचान कर उसी रास्ते पर हमें चलना चाहिए । आज के जमाने में हमें 
“ऊँच-नीच का भेद निकाल देता है, गरीब और अमीर का भेद निकालना है, 
राय और रक का भेद निकालना है । हम सब ईदवर के बालक हे, यह सचाई 
हमें महसूस करनी है । इस रास्तें पर चलने की सच्चे दिल से कोशिश करना 
हमारा कतंव्य है । में जानता हूँ कि जब हम सदियों तक एक ही रास्ते पर चलते 
रहे हे, तो दूसरे रास्ते पर चलने की वात दिल जल्दी कबूल नही करता है । यह 
कठिनाई हम सब महसूस करते हें । लेकिन जो समय को नही पहचाना, उसको 
पछताना पडता हैं । 
में अपने जागीरदार लोगो को भी मोहब्बत से और प्रेम से समझाने की 
कोशिश्ञ करता हूँ और मेरी उम्मीद है कि मे उन लोगो को भी उसी तरह समझा 
सकूगा, जिस तरह मेने राजा-महाराजाओ को समझाया । क्योकि में मानता 
हैं कि उनका खुद का हित उसी चीज़ में है । सारा हिन्दुस्तान भाज़ाद होने के 
वाद हमारे लिए पूरा मैदान खुला है और वहुत सी जगहे हमारे पास हे, 
जहाँ हम मानपूर्वक अच्छी तरह से काम कर सकते है। यह सम्भव बना सकते 
हँ कि आज तक जो हमारा स्थान रहा है, उससे भी आगे हम जाएँ। छेकिन, 
अगर हम यही समझ ले कि हमारे पूर्वज, या पूर्वजों के वाप-दादा 
को जो जगह मिली थी, उसी जगह पर हम भी बैठे रहेगे और उतने ही 


संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन करते हुए ऐह 


सकृचित क्षेत्र मे हम खेलते रहेगे, तो हम गिर जाएँगे। उसमे हमको लाभ 
नहीं होगा। उससे हमारी उन्नति नही होगी, हमारी प्रगति नही होगी । तो 
जो चीज़ आखिर हमको जवरदस्ती करनी पडे, लाचारी से करनी पडे, उसे 
स्वेच्छा से करना और समय देखकर समभपूर्वेक करना, उसी में हमारी इज्जत हं , 
उसी में हमारी सम्यता है । तो भारत की सस्क्ृति और राजपूताना की सस्क्ृति 
की आज की यह माग है कि हम समय को पहचान ले और अपने चारो तरफ 
देखे । आप देखे कि चाइना में क्या हो रहा है ? हमारा अपना मुल्क भी वहुत 
चड़ा हैं, चीन उस से भी बडा है । हमारी जितनी आबादी है, उससे उसकी 
आवादी ज्यादा हूँ | वह गुलाम मुल्क भी नहीं है । हम तो गुलामी में बहुत 
साल सड़े हें, हमारी आजादी तो अभी केवल एक-डेढ साल की ही है । स्वतन्त्र 
भारत तो अभी डेढ साल का वच्चा है । छेकिन उघर चाइना में जो छोग वडे-बड़े 
जागीरदार थे, और जिन लोगो के पास वहुत घन था, उन्होने समय को नहीं 
पहचाना । उसका जो परिणाम हुआ, वह सामने है । आजकल की दुनिया में 
क्या भला है, क्या बुरा है, उसका भी र्याल हम न करे ।, लेकिन हमारा अपना 
भी तो पुराना इतिहास है, हमारी अपनी भी पुरानी सस्क्ृति है। हम धर्मपरायण, 
धर्मंग्राण लोग परदेसी सस्कृति में जबरदस्ती घसीटे जाएँ और ,मजबूरन्‌| कोई 
रास्ता हमें लेना पडे, वह हमारे लिए ठीक नही । - 


राजस्थान के जितने जागीरदार छोग यहाँ आए है और जो बाहर पढ़े हे, 
उन सव से इस समय में सच्चे हृदय से प्रार्थना करता चाहता हूँ, और आप लोगो 
के सच्चे सेवक की हैसियत से में कहना चाहता हूँ कि आप को समय की मांग - 
को समभना चाहिए । आज हमारे मुल्क में जो पिछडे हुए लोग है, उनको हम 
नही उठाएँगे, तो वे हमारी चाँद पर वह वैठनेवाले हे। ऐसा समय नही आने 
देना चाहिए। हमे उनका हाय पकडकर उठाना हैं। जो गरीब लोग आज : 
हमारे सामने भुक जाते है, उनको सिखाना हैँ कि इन्सान को इन्सान के सामने - 
नही भुकना, खुदा के सामने, सिर्फ ईश्वर के सामने भुकना है। हमे उनको अपना 
भाई, अपना सहोदर बनाना है । तो हमारे मुल्क में जो ३३ कोटि देवता माने 
जात है, वह सव असल में हमारे देशवासी ही हे, उनको हमे देवता बनाना है । - 
हे | इस काम के-लिए उनमे जो मनुष्यत्व है, उस पर का मैल और उसपर 
की अज्ञानता को निकाल कर साफ कर देना है । यह हम कंसे कर सकते है? जन 
पक हमारी खुद की अज्ञानता न चलो जाए, तव तक हम क्या कर सकते हे? 


'र३२ ) भारत की एकता का निर्माण 


तो में आप लोगो से प्रार्थना कंरना चाहता हूँ कि आप छोग अपनी जगह समझ 
जे ओर साथ ही आज के संमय को भी पहचान लें । 

यहाँ जो लोग काग्रेस में काम करनेवाले हे, उनसे भी में चन्द बातें कहना 
चाहता हूँ । उसमें किसी की बुरा नही मानना चाहिए, क्योकि में खुद काम्रेस 
का सेवक हूँ गौर काग्रेस के सिपाही की हैसियत से बहुत साल तक मैंने काम 
किया है। में खुद मानता हूँ कि में अभी तक भी एक सिपाही हैं। लेकित 
लोग जबरदस्ती मुझ से कहते हैँ कि में सिपाही नही, सरदार हेँं। लेकिन 
असल में में सेवक हेँ। इसलिए मेरी सरदारी अगर हो भी, तो वह कोई 
चीज़ नही है। में अपने कांग्रेस के सिपाहियो से अदव के साथ कहना चाहता 
हैँ कि आप लोगो को समझना चाहिए कि हमारी इज्जत या हमारी प्रतिष्ठा किस 
किस चीज़ में है '” हम लोग यह दावा करते हैँ कि हमारी जगह आगे होनी 
चाहिए, हमको सत्ता मिलनी चाहिए । हमें सोचना चाहिए कि हमारा हक क्‍या 
हैँ ? क्योकि हम दावा करते है ? तो दावा करने का हमारा अधिकार तो इसलिए 
बना कि हम महात्मा गान्धी जी के पीछे चलते थे ? इसीलिए वह जगह हमें 
मिली । आज यदि हिन्दुस्तान स्वतन्त्र हुआ है, तो हमारी कुर्बानी से हुआ है, 
ऐसा कोई गर्व न करे । हम में से बहुत से छोग ऐसे हे, जो समभते हे कि हमनें 
बहुत कुर्वाती की | की होगी, ठीक है । छेकिन जो नई कुर्वाती करनी चाहिए, 
चह कुर्वाती न करो, तो पिछली की गई कुर्बानी भी व्यर्थ हो जाती है । जेल जाने 
से कुर्बानी नहीं होती। या हमारी कोई मिलिकियत छिन गई, उससे कुर्बानी 
नही होती। कुर्बानी होती है, कडुवा घूट पीने से । हम मान अपमान भी सहन कर 
जाएँ गौर सच्चे दिल से गरीबों की सेवा करते जाएँ, तो कुर्बानी उसी में है। उसी 
रास्ते पर चलने से हमारी असली इज्जत होगी । आज किसी-किसी जगह १२ 
में देखता हूँ तो मुझे दर्द होता है कि हम में जो नम्रता होनी चाहिए, उसका अभाव 
है । जव में यह देखता हूँ, तव मुझे कष्ट होता है । 

काग्रेसमेन का पहला कतंव्य तो यह है कि वह नम्प्र बने । सेवक बनने 
का जिसका दावा हैँ, वह अगर नम्रता छोड दे और उसमें अभिमान का अश 
पैदा हो जाए, तो वह सेवा किस तरह करेगा ? सत्ता लेने के लिए कोशिश 
करना हमारा काम नहीं है । सत्ता हम पर ठूसी जाए, तव वह और वात है । 
सत्ता खीचने के लिए हम अपनी शक्ति लगाएँ और कहे कि हमको मिनिस्टर 
चनना हूँ, तो यह दर्म की वात है । हमारे लिए यह कहना भी ठीक नही कि 


संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन करते हुए श्र 


हमारी राजधानी इस जगह पर होनी चाहिए था उस जगह होनी चाहिए । 
इन छोटी-छोटी चीजो का आग्रह करनेवाले लोग कांग्रेस को नही पहचानते । 
ऐसी वातें वही कर सकते हे, जिन्‍्होने काग्रेस मे सच्चा काम नही किया हैं । 
लेकित सच्चे काग्रेसमैन को तो लोग घकका मार कर जागे वैठाएँगे । क्योकि वह 
सच्चा सेवक होगा। तो में आप से कहना चाहता हूँ कि में कई सालो तक कभी 
काप्रेस के प्लेटफार्म पर भी नही गया था। में कभी व्याख्यान नही देता था और 
आज भी मु्े जब कोई व्यास्यान देना पढता है, तो मुझे कंपकपी छटती है। 
क्योकि में नही चाहता कि मेरी जवान से कोई भी ऐसा शब्द निकल जाए, 
जिससे किसी को चोट छूगे, जिससे किसी को दर्द हो, जिससे किसी को नुक- 
सान पहुँचे । मुह से ऐसा व्यर्थ शब्द निकालना अच्छी बात नही है । यह सेवा 
का काम नही है । तो में यह कहता हूँ कि जो सिपाही है, वह घरती पर चलता 
है, इसलिए उसको गिरने का कोई डर नही हैं। मेने कहा कि सिपाही सदा 
जमीन पर चलता हूँ । लेकिन जो अधिकारी वन गया, अमलदार वन गया, 
चह ऊपर चढ गया, उसको तो कभी गिरना ही हँ। यदि वह अपनी मर्यादा न 
रखे ओर मर्यादा की जगह न संभाले तो वह्‌ गिर जाएगा, और उसको चोट 
लगेगी । 

तो जो अधिकारी बनता है, उसको अधिकारी पद सभालने के लिए रात- 
दिन जाग्रत रहना चाहिए । यदि आप जाग्रत न रहेगे, तो आप को ज़रूर 
गिरना है । में काग्रेस के कार्यवाहको से उम्मेद रखूगा कि हम अधिकार के पद 
की इच्छा न करें, मोह न करे, लालच न करें। जहाँ तक काम करने के लायक 
और लोग हमें मिल सकें, उन्हे हम आगे करे और उनसे काम ले । यदि खुद 
हमारे लिए इस जगह पर बैठना आवश्यक हो गया, तो हमारा हाथ साफ होना 
चाहिए, हमारा दिल साफ होना चाहिए, हमारी आँख साफ होनी चाहिए और 
हमारी जवान साफ होनी चाहिए । इस त्तरह से जाप काम न करें तो आप 
अधिकार के योग्य नही है । तो आज तक जिनके पास सत्ता थी, उनकी हम टीका 
भी करते थे ओर सारा कसूर उन्ही पर डालते थे । आज वह सारा वबोक हम 
पर जा गया हूं। जव राजपूताना भर में कही कुछ भी विगाड़ होगा, तो उसका 
सव बोक हमारे ऊपर पडेगा। उसमे यदि कोई भलाई होगी, तो उसके श्रेय 
का पहला हिस्सा उन लोगों को मिलना चाहिए, जिन्होंने सत्ता छोडी । 
जाज से राजपूताना में यदि कोई घुराई होगी, तो कोई भी उसका दोष राजाओं 


२६४ भारत की एकता का निर्माण 


को नही दे सकेगा । जितनी बुराई होगी, उसका सारा दोष काग्रेस पर आाएगा। 
इसलिए में आपके हृदय से अपील कर आपको जाग्रत करना चाहता हूँ । यदि 
सच्चा त्याग करना हो, तो मान-अपमान का त्याग करने और नि स्वार्थ सेवा 
करने की प्रतिज्ञा करती चाहिए । 

आज होरालाल शास्त्री ने जो प्रतिज्ञा ली है, वह प्रतिज्ञा उनकी व्यक्ति- 
गत प्रतिज्ञा नही है । वह सारी काग्रेस की प्रतिज्ञा है। में उनको मुबारकबाद 
तो देता हूँ, क्योंकि वह आज राजपूताना के प्रथम सेवक बनते हे। लेकिन 
इस जगह पर बेठने से उन पर जो जवाबदारी पडती है, उस जवाबदारी को 
जब में सोचता हूँ, तो उनके लिए मेरे दिल में कुछ दया का भाव प्रकट होता 
हूँ । उन पर कितनी बडी जवाबदारी आगई हैं । हम सब ईइवर से प्रार्थना करें 
कि इस जवाबदारी को पूर्ण करने के लिए ईदवर इनके कधो में शक्ति दे। 

में आप लोगो से यह भी कहना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत दिनो 
तक लड़े । हमें परदेसियो के साथ लूडना था, परदेसी ताकत के साथ लडना 
था । गुलामी काटने का वही एक रास्ता था। पर आज हमें किसी के साथ लड़ना 
नही हैं । आज हमे अपनी कमज़ोरियो के साथ ही लडना है। तभी हम राज- 
पूत्ताना को उठा सकते है, नही तो नही उठा सकते । आज तक जब हम लछडते 
थे, तो हमारी लडाई का एक हिस्सा कानून भग करने का था। उससे हमारे 
में एक आदत पड गई है कि कानून का मान नही रखना। यह बहुत बुरी आदत 
हैं। हमे उसको निकालना है। गान्धी जी ने हमको यह सिखाया था कि जो 
स्वेच्छा से कानून का आदर करता है, वही कानून का अनादर कर सकता 
हैँ ) तो हमारी यह खासियत होनी चाहिए कि हम सत्ता के मान का और 
कानून का ख्याल रखें । आज कानून को भग करने का समय नहीं है। आज 
हमें अपने कानून की प्रतिष्ठा बढानी है । जिन व्यक्तियों ने आज अपने अधि- 
कारो का त्याग किया है, उनकी प्रतिष्ठा किसी न-किसी तरह से बढे, वह 
कम न हो, वह देखना हमारा कतंव्य है । तो राजा-महाराजाओं की प्रतिष्ठा 
हम अवश्य करेंगे । राजाओ के प्रति हमारा ऐसा बर्ताव होना चाहिए कि 
हमारे प्रति उनकी प्रेम की भावना वनी रहे । हम चाहते हे कि राजस्थान की 
प्रजा पुलिस के डडे के डर से शान्ति न रखे, वल्कि राजघर्म और प्रजाधर्म 
को समभकर दज्ान्ति रखे, तव हमारा काम चल सकेगा । 

हमे राजपूताना की प्रजा को प्रजाघर्म सिखाना है। तो प्रजाधर्म तो यह 


संयक्त राजस्थान का उद्घाटन करते हुए ९९५ 


हैँ कि प्रजा अपना दरवाज़ा खुला रखे और गरीब अपनी फोपडी को अपना किला 
समझ ले । उसको भी पुलिस की ज़रूरत नही पडे | इस प्रकार की हवा हम 
पैदा करें, तब हम राजपूताना को उठा सकते हे ओर तब हम अपना कर्तव्य 
पूरा कर सकते हे । कांग्रेस मे काम करने वाले जो लोग हू, जिन्होंने आज तक 
इतनी कर्बानी की है और काफी कष्ट उठाया है, उनकी परीक्षा का समय 
अब आया हूँ । उनको तो अब दूसरे रास्ते पर चलना हैं । जिस तरह हमारे 
राजाओ ने स्वीकार कर लिया हूँ कि वे स्वेच्छा से दूसरे रास्ते पर चलेगे । 
उसी तरह जागीरदार छोगो को भी समभाने की कोशिश में कर रहा हूँ । उन्हे 
भी अव दूसरे रास्ते पर चलना हूँ । इसी तरह हम सव समझ-बुभकर सच्चे 
रास्ते चले, तव हमारा काम बन सकता है । आखिर हमने राजपूताना का 
शुकीकरण किया और हिन्दुस्तान की स्वतन्त्रता प्राप्त की, इस सव का मतलब 
चया हूँ ? आज हमारे मुल्क में हमे स्वेन्छा से काम करने का पहला अवसर मिला 
है, उसका हमे पूरा उपयोग करना है । ईदइवर की' कृपा से गुलामी की इतनी 
सदियों मे भी इस घरती मे जो ऋद्धि-सिद्धि भरी पडी है, उसमें से कोई चोरी 
नही कर सका | तो उसको हमें निकालना हूँ । जो धन हिन्दुस्तान के उदर में 
भरा है, उसको हमे निकालना है और यदि हम सच्चे दिल से काम करेंगे तो 
हमारे मुल्क में गरीवी नहीं रहेगी । छेकिन उसके लिए हमे शान्ति चाहिए । 
उसके लिए हम एक दूसरे से प्रेम करें ओर अपनी-अपनी मर्यादा को समभें। खाली 
पुलिस के डडे से शान्ति नहीं चाहिए । इस तरह शान्ति रह ज़रूर सकती हैं, 
लेकिन वह काम की चीज़ नही है । असल चीज़ वह है, जब हमें कम से-कम' 
पुलिस का उपयोग करना पड। 

राजपूताना में आज नए साछ का प्रारम्भ है । यहाँ आज के दिवस साल 
चदलता हूँ । शक बदलता है । यह नया वर्ष है । तो आज के दिन हमें नए महा- 
राजस्थान के महत्त्व को पूर्ण रीति से समझ छेना चाहिए । आाज अपना हृदय 
साफ कर ईंइवर से हमे प्रायंता करनी चाहिए कि वह हमें राजस्थान के लिए योग्य 
राजस्थानी वनाएँ | राजस्थान को उठाने के लिए, राजपूतानी प्रजा की सेवा 
के लिए, ईइवर हमको शक्ति ओर बुद्धि दे । आज इस शुभ दिन हमें ईइवर 
का आशीर्वाद माँगना है। में उम्मीद करता हूँ कि आप सब मेरे साथ राजस्थान 
की सेवा की इस प्रतिज्ञा मे, इस प्रार्यना में, शरीक होगे । 

जयहिन्द ! 


( २२ ) 


राष्ट्रीय मजुदूर-संघ का दूसरा अधिवेशन 


इन्दौर 
७ मई, १९४९ 
स्वागत समिति के प्रमुख साहब, सम्मेलन के सदर साहब, प्रतिनिधि भाइयो 
और बहनो ! 

हमार राष्ट्रीय मजदूर सघ का यह दूसरा अधिवेशन है । पहला जल्सा बम्बई 

में हुआ था, जिसमें राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद ने सघ का उद्घाटन किया 

था मोर ञाज के जलसे के सदर साहब उस जलसे के भी सदर थे । इन्दौर मज़- 

दूरों के संगठन के लिए एक मशहूर जगह है, क्योकि इन्दौर के मजदूरो ने मह- 
मदावाद के मज़दूर संगठन से अपना पार्ट ले लिया है । 

में आप लोगो को सक्षेप में यह बताना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में मज़दूरों 

का सगठन किस तरह से शुरू हुआ, जिससे मज़दूरो की आज तक की हालत 

का ओर मजदूरों के आन्दोलन का आपको ख्याल हो जाएगा। हिन्दुस्तान में 

सब से पहले सन्‌ १९२० में ट्रेड यूनियन काग्रेस की नीव डाली गई। उसके पहले 

ट्रेड यूनियन हिन्दुस्तान में नही थे । लेकिन उससे भी पहले अहमदाबाद में मज़- 

दूर सगठन का जन्म हुआ था। वह मज़दूर सगठन महात्मा गाधी जी की सलाह 

से, उनके आश्यीर्वाद से और उनकी रहनुमाई से चलता था | उन्हीं की गाइ- 

डेन्स से वह झुरू हुआ था | यह जान कर आपको आइरचर्य होगा कि उसकी 


राष्ट्रीय मजदूर-संघ का दूसरा अधिवेशन २६७ 


शुरुआत एक अमीर मिल्‍ू मालिक के कुटुम्ब की लडकी ने की थी। अहमदाबाद 
का एक बडा जबरदस्त इण्डस्ट्रियलिस्ट, जिसका नाम सेठ अम्वालाल साराभाई 
है और जिसकी वडी-वडी मिलें अहमदावाद में हें, उनकी वहन अनुसुइया वाई ने 
इस मजदूर-सघ को वनाया और महात्मा गान्धी जी ने उनको आशीर्वाद दिया। 
अनुसुइया वहन को अहमदावाद के मज़दूर देवी कहकर बुलाते थे। उसके साथ 
उनके साथी शकरलछाल वेकर थे और हम छोग भी उस सगठन में शरीक हुए 
और साथ देने लगे । हमारे लिए वह नई बात थी, क्योकि अहमदावाद के किसी 
कारखाने में मज़द्रो का कोई सगठन नही था । कारखानो के मालिक जैसे मिल- 
मालिक कहे जाते है, वैसे ही उन्हे मजदूरों के मालिक भी कहा जा सकता था, 
ऐसी हालत थी । उस समय इस सगठन का जन्म हुआ। ट्रेड यूनियन काग्रेस के 
जन्म से भी करीव तीन साल पहले इस मज़दूर सघ की नीव डाली गई। 
उघर महात्मा जी ने चम्पारन में सब से पिछडे हुए लोगो में काम करना 
शुरू किया । किसान लोग और जिनके पास ज़मीन नही है, ऐसे मजदूर लोग 
तथा गली के कारखानो में काम करनेवाले मजदूरी में गान्धी जी ने काम शुरू 
किया । इन गली के कारखानों में जिस प्रकार की मेहनत छी जाती थी, वह तो 
जिन लोगो ने उसका अनुभव किया हो, उन्हे ही मालूम हो सकता है । मिलों 
में काम करनेवाले मज़दूरो से भी ज्यादा कष्ट में ये लोग थे। जब गान्धी जी ने 
वहाँ आन्दोलन शुरू किया तो अहमदावाद की मिलो में आन्दोलन शुरू हो गया। 
गुजरात के केरा जिले में किसानो से ज्यादा लगान लिया जाता था, उसके 
लिए वहां भी आन्दोलन शुरू हुआ। हमारे राष्ट्र का सच्चा जीवन वहाँ से शुरू 
हुमा । तो तीन चीज़े साथ-साथ चली । आज आप वहाँ विहार में जाएं, तो 
आपको मालूम होगा कि गली का एक भी कारखाना वहाँ नही रहा । सव उठ 
गए । गान्धी जी के आन्दोलन का यह परिणाम निकल्‍ा कि किसान, जो गुलाम 
थे, फंसे हुए थे और जिनसे जबरदस्ती काम लिया जाता था, काम छोडकर चले 
गए। मजदूरों से बहुत थोडे वेतन पर और ज़वरदस्ती काम लिया जाता था, वह 
सब खत्म हो गया । इसी प्रकार आप देखे केरा जिले में भी गाज जो किसान 
हूँ, वह एक तरह से अपना राज चला रहे हे, उनको लछूगान के लिए कोई आन्दो- 
लन करने की ज़रूरत अब नही पडती । तीसरा अहमदाबाद का यह मजदूर-सग- 
ठत हूँ । अहमदावाद में जो मज़दूर सगठन है, वैसा सगठन दुनिया भर में मौर 
किसी जगह नही है, यह मेरा दावा है। मेने उसमें बहुत काम किया हैं। ट्रेड 


र््‌द्ट भारत की एकता का निर्माण 


यूनियन में जितनी गलतिया है, उत्त गलतियो को गान्धीजी ने पूरी पूरी तरह 
समझ लिया था | तो जितना उसमें मैल है, वह निकाल कर हिन्दुस्तान की 
सस्कृति के अनुकूल उसी के ढग से, एक मज़दूर आन्दोलन वहा शुरू किया । 
सब से पहली बार मज़दूरों ने अहमदाबाद में ही अपनी तनख्वाह बढाने के 
लिए हडताल शुरू की । तव तक हिन्दोस्तान मे किसी कारखाने में कभी हड- 
ताल नही हुई थी । यदि मज़दूर हडताल करते, तो पुलिस डडा लेकर आती 
और मिल मालिक जो हुक्म देता, उसी के हुक्म के मुताबिक काम करती। जब 
यह आन्दोलन शुरू हुआ और मज़दूरो ने जो हडताल शुरू की, तो मज़दूरों में 
नई जागृति आ गई, क्योकि उनकी पीठ पर मिल मालिक की अपनी बहन थी 
जो स्वय एक करोडपति की लडकी थी। साथ में एक बडे राष्ट्रीय सेवक शकर- 
लाल ब्रेकर थे, जो काग्रेस के एक लीडर थे । हम लोग भी उसमें थे और हम 
सब के साथ सबको सलाह देने वाले गान्धी जी थे । खेर, जब थोडे दिन हड- 
त्ताल चली और एक हफ्ता भी पूरा नहीं बीतने पाया था कि मज़दूर लोग 
कुछ कमज़ोर पडने लगे | उन दिनो मिल-मालिक के हाथ में काफी सत्ता थी, 
और वे मजदूरों में परस्पर काफी फूट-फाट करा सकते थे । उधर मजदूरो का 
कोई पक्का सगठन तक नहीं था। सो वह डरने लगे ओर घबरा गए । जब 
गान्ची जी को मालूम पडा कि मज़दूर लोग अपनी प्रतिज्ञा तोड कर कारखाने 
में जाने वाले हैं, तब गान्धी जी ने सावरमती नदी के मैदान में मजदूरों की एक 
सभा बुलाई और वहा उनसे कहा कि हिन्दुस्तान में यह मज़दूरों का पहला सग- 
ठन है । यदि आप छोग अपनी प्रतिज्ञा से हट जाएँगे और गिर जाएँगे तो 
हिन्दुस्तान में मजदूरों के हिंतो को बहुत नुकसान पहुँचेगा । इसलिए आपको 
अपने मार्ग से हटना नही चाहिए। जो हडताल की प्रतिज्ञा आपने ली है, उसे 
आप पूर्ण करें। लेकिन इस पर भी मजदूर इसके लिए तैयार नही थे । वें बहुत 
कमजोर पडें | तव उसी समय गान्धी जी ने प्रतिज्ञा की कि जब तक आप लोगो 
के बीच में और मिल मालिको के बीच में मानपूर्वक समझौता न हो जाए, 
त्तव तक आपको काम पर वापस नही जाना चाहिए और आप में से कोई 
जाएँगे, तो मुझे अनशन करके, फाका करके, मरना पडेंगा । हिन्दुस्तान में 
सज़दूरो के हितो के लिए गान्धी जी की वह पहली प्रतिज्ञा थी। गान्घी जी ने 
चहाँ फाका करना शुरू किया । जब इस फाके को ५, ६ दिन बीत गए तो हम 
सब को बहुत चिन्ता हुई । रात दिन हम लोग परेशान रहने लगे | मजदूर भी 


राष्ट्रीय मजदूर-संघ का दूसरा अधिवेशन २६६ 


परेशान थे और कई मालिक भी परेशान थे । आखिर एक हफ्ते की मेहनत 
के बाद एक बड़ा सिद्धान्त का आविप्कार हुआ, जिससे मिल-मालिक और मज़- 
टूरो के बीच में समभौता हो गया। यह समझौता इस तरह से हुआ कि मालिक 
गौर मजदूरों के बीच मे कोई कगडा हो तो उस का फंसला हडताल से नही, 
मार पीट से नही, जवरदस्ती से नही, वल्कि पचायत से होना चाहिए। मजदूर 
भऔर मालिक मिलकर एक सरपच रख दें और उनका जो फंसला हो, वह 
मान लिया जाय | अव, हिन्दुस्तान की मजदूर जनता में वह पहला फैसला था, 
जिसने सारे मजदूरों में एक नई जान डाल दी । मिल मालिको ने आखिर 
यह चीज कबूल की । 

उसके वाद १५, २० सालो तक गान्धी जी ही मजदूरों की तरफ से पच् 
रहे । मिल-मालिको और मजदूरों के बीच जितने भगडे होते रहे, उनका 
फंसला मज़दूरों की तरफ से गान्धी जी और मिल-मालिको की तरफ से मिल- 
मालिक मण्डल का प्रमुख मिलकर करते रहे। उसके वाद किसी और निष्पक्ष 
पुर्ष को रख दिया गया । लेकिन उसका नतीजा यह हुआ कि अहमदाबाद में 
कम से कम हडतालें हुई और अहमदाबाद का उद्योग सब से ज्यादा आगे बढ़ने 
लगा । इसी बीच में, शुरू ही से अहमदाबाद के मिल मजदूरो का एक प्रकार का 
यह सौभाग्य था कि उनको गुलज़ारीलार नन्दा मिल गया। नतन्‍्दा पजाव से 
एम० ए० की डिग्री लेकर सब काम छोड अहमदाबाद आकर बैठ गया, और 
उसने अपना जीवन मजदूरों के काम के लिए अर्पण कर दिया । उसके वाद 
खंडू भाई आया ) कुछ और लोग भी वहा से मिले, और मजदूरों का संगठन 
पक्का बन गया। लेकिन आज तक भी अहमदाबाद में कभी मज़दूरों पर गोली 
चलाई गई हो, ऐसी वात सुनने में नही आई । हमारी पुलिस को हमारे मज़दूर 
पर गोली चलानी पडे, उससे ज्यादा दशरम की वात कोई नही हो सकती । तो 
इस प्रकार अहमदाबाद में जो एक मजदूर सगठन वना, में चाहता हें वेसा सच्चा 
ट्रेंड यूनियन हिन्दुस्तान भर में चले । 

अहमदाबाद के मज़दूर-सगठन की स्थापना के तीन साहू के बाद एक 
ट्रेंड यूनियन कांग्रेस हुई ॥ लाला छाजपतराय उसके प्रधान हुए। यह एक बाल 
इण्डिया जल्सा था । अव एक स्थाई आह इण्डिया ट्रेड यूनियन काग्रेस बना 
दी गई । आगे चलकर पण्डित जवाहरलाल इस आल इण्डिया ट्रेड यूनियन 
कांग्रेस के प्रधात बने । उसके बाद बावू सुभाष चन्द्र बोस प्रधान बने जौर 


२७० मारत की एकता का विर्माण 


उसके बाद हमारे आज के सदर भी उसके प्रधान बने । लेकिन अहमदाबाद का 
ट्रेड यूनियन, जो एक सच्चा ट्रेड यूनियन था, जो मजदूरों का अपना सग्रठन था, 
वह उससे अलग ही रहा । क्यो अछूग रहा ? क्योकि हम लोगो ने सोचा कि 
भारत में पाश्चात्य ढंग पर जो ट्रेड यूनियन बन रहा है, उस पर तो परदेशी 
ढेग के ट्रेड यूनियनों का ज्यादा असर रहेगा । हम यही समझे कि हमें उससे 
अलग रहना ही अच्छा है, क्योकि उन्तका मन्तव्य हैँ कि अपना ध्येय प्राप्त 
करने के लिए वे चाहे कोई मीन्स ( उपाय) उपयोग करें, चाहे कोई हथियार 
उपयोग में लाएँ , वह उपाय स्वच्छ हो, ऐसी उनको परवाह नही । उनका 
मानना यह भी है कि ज्यादातर तो अस्वच्छ हथियार से ही जल्दी काम होता 
है। नतीजा यह हुआ है कि हर रोज़ ट्रेड यूनियन और मिल मालिकों में फगडढा 
होता रहता है और हडताल करने की कोशिश जारी रहती हैं ।) आज 
की हालत तो ऐसी हो गई है कि पुलिस को गोली चलाने पर मजबूर किया जाता 
है। यह सब गान्घी जी ने पहले से देख लिया था। उन्होने सलाह दी कि इस ट्रेड 
यूनियन में जाने का कोई फायदा नहीं । वहाँ तब जाना चाहिए जब हमारी 
भेजोरिटी ( बहुमत ) वहा हो, हमारे बहुमत से अच्छा काम चल सकता 
हो, मौर उन लोगो को हम कुछ कन्ट्रोल (नियन्त्रण) में रख सकें । वैसी हालत 
हो, तव हमें वहा जाना चाहिए, नही तो नही । 
तो हम अहमदाबाद में, गुजरात में और जगहो पर भी अपनी रीति से 
काम कर रहे थे । हमने यह देखा कि हमारे मुल्क में मज़दूरों में काम करने- 
वाले समभदार लोग बहुत कम हेँ। तव हमने नि३चय किया कि अच्छे कार्यकर्ता 
( धर्कर्स) तैयार करने चाहिए । हमने देखा कि अहमदाबाद के सग्ठठन के रूप 
से तव तक ढंग से काम करने वाले मेहनती लोग हमें न मिलें, हमारा काम नहीं 
चलता । इसलिए, हमने एक हिन्दुस्तान मजदूर सघ तैयार किया । यह एक 
अलग सम्था थी, उसमें केवल कार्यकर्ताओं को शिक्षण दिया जाता था और बताया 
जाता था कि मजदूरी में किस तरह से काम हो सकता है, जिससे मजदूरी 
को फायदा हो, गौर मुल्क को भी फायदा हो । उस ढंग से हमने काम शुरू 
किया । उसमें में खुद भी था, डा० राजेन्द्प्रसाद थे, शकरराव देव थे, जय- 
रामदास थे, गौर काग्रेस के बाकी कितने ही मित्र भी थे। गलजारीलारू नन्‍्दा 
भोर खड्ूभाई भी थे। हम लोगो ने अहमदावाद में कितने ही वर्कर्स को तैयार 
किया भौर उन्हें बाहर प्रान्तो में भेजा जाने लगा | ये लोग अपने अपने ढंग से 


राष्ट्रीय मजदूर-संघ का दूसरा अधिवेशन २७१ 


काम करने लगे । यदि इन्दौर में से भी कोई भाई आए होगे और वहां शिक्षा 
ली होगी, तो उन्हे भी उस का अनुभव होगा । इन्दोर में जो संगठन चलाता 
है, उसने अपनी शिक्षा वहा ही से पाई हैँ । उसका तो जन्म ही से पूरा सम्बन्ध 
अहमदावाद के सगठन से हैं । अब सारे हिन्दुस्तान की सत्ता हमारे हाथ में 
आई है । भाप लोगो को मालूम ही है कि सन्‌ १९४२ में हमने एक आखिरी लडाई 
ब्रिटिश सल्तनत के साथ हिन्दुस्तान की आज़ादी के लिए छडी । इस छडाई 
के सिलसिले में जब हम लोग जेल में गए, जब गान्धी जी को जेल मे डाले 
जाने पर अहमदाबाद के मजदूरों नें जो काम करके दिखाया, उतना काम 
हिन्दुस्तान भर मे कम लोगो ने दिखाया था । कोई भण्डर ग्राउण्ड चले गए, 
कोई हवा में चले गए, कोई और जगह पर चले गए, लेकिन अहमदाबाद के 
इन मजदूरों ने जो काम किया, वैसा काम और छोगो ने किया होता, तो हमारा 
काम तीन महीतो में खत्म हो जाता और इसमे तीन साल न लगाने पड़ते । आज 
कई लोग कहते है कि वह मज़दूर सगठन ही कैसा हैं, जो हड़ताल के खिलाफ 
है ? सचमुच आज हम लोग हड़ताल के खिलाफ हैँ । केकिन जब हड़ताले 
करने का मौका था, तब इन लोगो ने तीन महीने तक हडताल की थी। जब 
गवर्नमेण्ट के साथ लडना था, तब वे सब छोय भाग गए थे और हमने हडताल 
की थी। आज जब मुल्क में हड़ताल की ज़रूरत नही है, तव वे हड़ताल हडताल 
चिल्लाते हैे। इस तरह से हम लोग काम नही करते । तो में आपसे यह कहना 
घाहता हूँ कि जैसा शिक्षण, राष्ट्रीय शिक्षण, और जैसा सही संगठन अहमदा- 
चाद में मिलता हैं, और जगह नही मिलता । 

आज हमारे पास देश की पूरी सत्ता आई है, काग्रेस की गवर्नमेण्ट वन गई 
है और परदेशी सल्तनत देश से चली गई हूँ, तो हालत ही वदल गई है। यह 
देश के राजा-महाराजा, जिनके पास सत्ता थी, उन्होने भी जनता से कह दिया 
कि अब तुम शासन चलाओ, तो इन कारखाने के मालिकों के साथ लड़ने की 
धात ही क्या रह गई हैँ । आज हमारे मजदूरों के मिलमालिको से कोई शिका- 
पत हो तो उन्हे हमारे पास आना चाहिए । जो कुछ उन्हें लेता है, वह हम 
से लेता है, कारखानो के मालिकों से भला क्या लेना है। क्योंकि सत्ता तो 
भव हमारे पास हैं। पुलिस हमारी है, सारी फौज़ हमारी है, सारा खज़ाना 
हमारा हैं। कौन सी चीज़ अब मिल मालिको के पास हैँ कि जिसके लिए आप 
ऋहते है कि हम उनसे लड़ेंगे और हृढ्ताल करेंगे । हा, अब भी जो हड़ताल कमाते 


श्र भारत की एकता का विर्माए 


हैं, उसके पीछे एक चीज़ है कि वे लोग काग्रेस को वोट में तो हरा नहीं सकते, 
इसलिए काग्रेस को हटाने का एक ही तरीका उन्हे समझ आता है कि मुल्क 
में गड़बड़ कराओ, अभान्ति पैदा करो, और रेल की पटरी उखाड दो। इस 
प्रकार की हडताल कराओ कि राज-शासन चले ही नहीं। हय फम्यूनिस्टो का 
काम है । तव हमने सोच लिया कि इन कम्यूनिस्टो के साथ ट्रेड यूनियन में 
चेठना मुल्क के लिए बहुत वडी खतरनाक चीज हैं। इसलिए हमने अलहूग 
रहने का फैसला किया । 

तव हमारे सोशलिस्ट भाई भी हमारे साथ थे। जब मे जेल से 
छूट कर आया, तब मेने सोशलिस्ट भाइयों से भी कहा कि जब मेंग्रेजो के 
साथ हमें लडना नहीं हैँ, बह लोग चले ही जानेवाले हैं, और आप खाली 
म्रम में पष्े हूं। वे लोग मुझ से कहने लगे कि आप लोग उनकी यह बात कैसे 
मानते हूँ ? यह बात हमारे मानने में तो जाती नही कि वे जाने वाले हे, 
भाप लोग धोखे में पडे है । मेने बहुत समझाने की कोशिश की, छेकिन उनका 
दिल नही मानता था। आखिर मौका आने पर इन लोगो को कब॒ल करना पडा 
कि आप ठीक कहते थे। अंग्रेज लोग तो अब सचमृच चले । मैंने कहा कि यह 
तो चले, लेकिन हमारा मुल्क न चलछा जाए। वह सभालने की वात है, क्योकि 
धदि जब हम गिरेंगे तो अपनी कमजोरी से ही गिरेंगे, किसी और की ताकत 
से हम कभी गिरने वाले नही है । मेने उनको समझाया था कि आप हमारे साथ 
मिल कर काम करो | चन्द दिनो के लिए वे हमारे साथ आए भी, रहे भी 
सौर हमारे सगठन में शरीक भी हुए । तब हम सबने मिल कर दिल्ली मे एक 
फेसला किया कि ट्रेड यूनियन के अगले वाषिक अधिवेशन में जाकर हमें उन 
लोगो को निकालना हूँ जो हमारी राय के अनुसार ठीक काम नही कर रहे | 
हमारे पास मैजोरिटी है, बहुमत है । सो हम वहा गए । पर इसी जल्से में 
हमारे सोशलिस्ट भाई हम से अछग हो गए और कहने लगे कि हम न तो आपके 
साथ चलेंगे, न उन के साथ रहेगे | नतीजा यह हुआ कि हमारा काम नहीं 
हुआ । इसलिए हम चले आए । हमने अपना एक अल्‍रूग सगठन बना छिया, 
जिसका यह दूसरा जल्सा हूँ । पहला जल्‍्सा बम्बई में हुआ था। उस सगठब 
का नाम इप्डियन नैशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस ( आई० एन० ठी० यू० सी० ) 
हँ और यह जो सगठन हमने बनाया हूँ, यह राष्ट्रीय ट्रेंड यूनियन काग्रेस है ) 

आज हिन्दोस्तान में ओ ट्रेड यूनियन काग्रेस है, वह थोडा बोगस है, 





राष्ट्रीय मजदूर-संघ का दूसरा अधिवेशन २७३ 


थोडा खोखा हैँ । उसमें जान नहीं । उसमें खाली तूफान करने की जान 
है, माग करने की जान हैं। आज तक तो ट्रेड यूनियन काग्नेस के ही प्रतिनिधि 
वाहर जाते थे, जो वहा हमारी बदनामी करते थे कौर कहते थे कि ये 
तो कैपिटलिस्टो के पिट॒ठ है, पूजीवादी के पिट्ठ हे । हम लोग सव सुनते रहतें 
थे और बरदाश्त करते रहते थे । जिस जवान से वे बोलते हे, उस जवान से 
हम नहीं बोलते । हम तो अपने काम से मतरूब रखते थे । आज हमारा 
अपना सगठन हे और उसमें १९ लाख आदमी हैँ | आज ८०० से ऊपर 
हमारे ट्रेड यूनियय की शाखाएँ होगी, और इतनी सस्थाओं का सगठन बन 
जाने से हमारे १२ लाख भेम्वर हो गए है । उनके कुल मेम्वर ६, ७ लाख 
होगे। उसमें भी कितने वोगस है, वह में नही जानता । क्योंकि उनका मेम्बर- 
ज्ञिप, बहुत कम सच्चा मेम्बरणिप है। हम मजदूरों से मैछा नही कराना चाहते 
और न उन्हे गलत रास्ते पर ले जाना चाहते हे। उससे मजदूर लोग गिर 
जाने वाले हैं । उसको साफ करना चाहिए और साफ वात कहनी चाहिए । 
मजदूर कभी मूठ न बोले । वे क्‍यों भूठ बोले ? 

मेरी नजर से और गान्बी जी की नज़र से भी अगर ताकत वाला कोई 
भादमी हैं तो वह मजदूर है, क्योंकि वह अपने हाथ से काम करता है । उसमें 
इतनी शक्ति है कि वह सूखी रोटी भी हज़म कर जाता है। दूसरे को दवा 
खानी पडती है, अच्छी चीज़े खाकर भी खाना हजम नही होता । तो उनमें जो 
ताकत है, वह यदि संगठित की जाए, तो कोई ताकत उसके सामने नही 
ठहर सकती । लेकित मजदूरों के पास यह सच्चा सगठन न हो तो मजदूर 
भी गिर जाएँ। और मज़दूर के सगठन मे यदि सत्य न रहा और असत्य का 
प्रवेश हुआ या उन्हे अपने संगठन की ताकत का गर्व हो गया, तो इससे भी 
वे गिर जाएँगे । तो गान्‍वी ने पहले ही से बताया था कि ट्रेड यूनियन काग्रेस 
में तब जाना, जब ट्रेड यूनियन काग्रेस साफ हो। जौर वह साफ न हो, तो 
अपनी अलग ट्रेड यूनियन काग्रेस चनाओ । आज वही अलूय बनी हैं । परदेण 
में अब उनका प्रतिनिधि नहीं जा सकता, हमारा प्रतिनिधि ही जाएगा । 

अगर आज आपको इन्साफ चाहिए, तो उसके लिए न हडताल करने की 
जरूरत हैँ और न भिक्षा मागने की । अपने हक से आपकी छेवर का एक प्रति- 
निधि हिन्दुस्तान की सरकार में बैठा है और उसके पास पूरी ताकत है । जो 


जो कुछ आपको चाहिए, अगर वह ठीक हुआ तो आपको जरूर मिल जाएगा । 
भा० १८ 


2 १8] भारत की एकता का निर्माण 


छेकिन अगर आप की मांग ठीक न होगी, तो आपका वह प्रतिनिधि आप लोगों 
से कहेगा कि यह गलत रास्ता है, इस पर चलने से काम नही होगा। हमें गलत 
माग कभी नहीं करनी चाहिए । 
अब में आपसे एक वात और कहना चाहता हूँ ! आप में से बहुत से देहात 
में से इन्दौर आए होगे । देहात में आपका घर होगा, आपके रिश्तेदार होगे । 
आपके आसपास के देहातो में क्या हालत है, उस पर नज़र करो तो आपको 
मालूम पडेगा कि वहा जितनी गरीबी है, ईश्वर की कृपा से उतनी गरीबी इधर 
नहीं है । क्योकि हम काम करते हे और रोज़ शाम तक काम करने से कुछ न- 
कुछ दाम हमको मिल ही जाता है । कमी कम मिलता है, कभी ठीक भी मिल 
जाता हूँ । लेकिन वे लोग, जो बेकार बैठे हे, उनका गुज्ञारा कैसे चल सकता 
है। साल भर में केवल तीन चार महीना जब खेती का मौसम आता है, तभी' 
उन्हें मजदूरी मिलती है । बाकी बेकार बैठे रहते हे । न कोई रोज़गार है, 
न कोई काम है । वे कैसे अपना पेट भरें ? तो हमसे बहुत गरीब हज़ारों, लाखों 
लोग हिन्दुस्तान में पडे हे । हमें पेट भर खाना और अपने बच्चो को भी खिलाना 
है, लेकिन वह हमारे जो करोडों लोग भूखे पडे हें, उनके ऊपर भी हमें नज़र 
रखनी है । नज़र रखने का माइना यह नहीं कि अपनी जेब से निकाल कर कुछ 
उनको दो । यह बात नही है। में किसी को भिक्षावृत्ति नही सिखाता। उस 
का तो एक ही उपाय है कि हमारे मुल्क में ज्यादा घन पैदा करो। तभी हम कुछ 
कर सकते हे । हमारा मुल्क जाज एक ऐसे बदन के समान है, जिसमें से सारा 
खून निकल गया हो, जैसा पाण्डु रोग का रोगी होता है या दिक का बीमार 
होता है । क्योंकि हमारे राष्ट्रीय बदन में से सारा खून निकल गया है | इतने 
साल को गुलामी, उसके बाद यह जो ६ साछू की लडाई चली, विश्व युद्ध हुआ, 
उसमें जो चूस हुई, उससे सारा खून निकल गया । अब हमें राज तो मिला, 
लेकिन इसमें जान हमें नए सिरे से भरनी है । अब जाहिस्ता आहिस्ता घन 
की वृद-वृद डाछ कर हम इस में जाने भर सकते हैं, दूसरी तरह से वही। कई 
लोग कहते है कि काग्रेस का राज आया तो क्‍या हुआ ) हमको तो कुछ भी 
नहीं मिला । यदि किसी ने यह उम्मीद रक्खी होगी कि अग्रेज इधर छोड जाएगा, 
उसमें से हम बाँट करेंगे तो उस जैसा कोई बेवकूफ नही है। वह तो जो 
कुछ ले जा सकता था, अपने साथ ले गया । हमारा मुल्क आज खाली पट्ठा 
हैँ । मुल्क में हमें समी कुछ नए सिरे से पैदा करना हैं। वो वह सब कैसे पैदा 


राष्ट्रीय मजदर-संघ का दूसरा अधिवेशन ' र्छ्पू 


करोगे ? हम लोग सब एक साथ मिलकर पैदा न करे, तो कैसे काम चलेगा * 
त्तो हमारा फर्ज तो यह है कि आज हम अपने मुल्क की हारूत देखें और यह 
समझें कि इस हालत में हमारा धर्म क्या है । 

मजदूरों को न्याय चाहिए, तो उस न्याय के लिए रूडने की उन्हे आज 
ज़रूरत नहीं रह गईं । क्योकि आज मजदूरो का राज है । लेकिन कुछ छोग 
कहते है कि नही, यह तो पूजीवादी का राज है । मजदूरों मे जाकर वे इस 
तरह की वाते करते हे। में चाहता हूँ कि वे हमारे सामने आकर बैठ और वताएँ 
कि हमने किस तरह पूंजीवाद का साथ दिया ? हमने कौन-सी बात ऐसी की, 
जिस से मुल्क को नुकसान हुआ ? हमारे मुल्क में इतने पूजीपति है ही नही । 
बहुत कम लोग यहां पूजीपति हैं। उन्न सब की पूजी अगर हम एक दफे वाँट 
लें, तो देश भर के लोगो के हिस्से एक एक आना यानी चार चार पैसे ही आएगे। 
ये चार चार पैसे खाकर फिर क्या करोगे ”? फिर किसके साथ लडेगे ? हमारे 
देश में करोडों लोग भूखे पडे हूँ । यहाँ चन्द पूजीवालो ने कुछ धन पैदा किया। 
कुछ बुराई से भी किया, यह कौन नही मानता । जिस तरह के काम उन्हें नही 
करने चाहिए, वैसे काम भी उन्होनें किए । लेकिन देश को सम्पन्न बनाने के 
लिए हमे भी तो कुछ करना चाहिए । हम वह काम क्यो नही करते ? लेकिन 
यह समभना चाहिए कि आज हमारी ताकत नही है । हिन्दुस्तात की सरकार 
के पास इतना सामान होता और इतने साधन होते, कि सारे कारखाने हम 
चला सकते, तो हमको क्या दिक्कत थी। लेकिन हम जानते हैं कि हम बारह 
महीना भी कारखाना नहीं चला सकेंगे और उसमे हमें नुकसान होगा । इस 
तरह से हमें काम नही करना हैं। तो हमें अकक्‍्लमन्दी से काम करना चाहिए। 

में आप लोगी को यह राय दूगा कि आप को हड़ताल करने की वात 
छोड़ देनी चाहिए। जैसे हमारे इन्दौर के मज़दूरो के प्रतिनिधि ने आपको सुनाया 
कि हम कभी हडताल नहीं करते, भौर न हडताल करने की हमें कभी ज़रू- 
रत पडती हैं । में जाप छोगो को इस पर मुवारकवाद देना चाहता हैं । साथ 
ही में जाप से कहना चाहता हूँ कि इसी रास्ते पर चलने से आपका कल्याण 
है, दूसरे रास्ते से नही । आज अगर वम्वई में या कलकत्ता में, या कानपुर में 
या अन्य बडे-वड़े शहरो में हडताले की जाएँगी, जलूस निकाले जाएगे और 
पुलिस पर जबरदस्ती वोक डाल कर उसे गोली चलाने पर मजबूर किया जाएगा, 
'तो क्या यह अच्छा होगा ” अब जमाना बदल गया। जब अग्रेज्ो की पुलिस गोछी 


र्‌७प भारत की एकता का निर्माण 


चलाया करती थी, तब तो आप कह सकते थे कि वह बुरा काम करती है + 
लेकिन आज जो राज करनेवाले लोग हे, वे तो आपके अपने प्रतिनिधि हे। 
यदि आपको वे नापसन्द हो, तो उन्हे बदल दो | लेकिन जनता आपके साथ 
नही है, फिर भी आप जनता की लोकप्रिय सरकार का विरोध कर रहे हे ! 
अगर वे काम छोड दें, तो आप तो दो दिन भी काम नहीं कर सकेंगे । फिर 
हिन्दुस्तान का क्या हाल होगा ? यही वर्मा में हुआ, यही चीन में हुआ और 
यही मलाया में हो रहा है। इस प्रकार का हाल आपको अपने देश का करना 
है ? क्‍या हमने स्वराज्य इसीलिए लिया हैं ? क्‍या इसमें मजदूरों का कल्याण 
होगा ? तो मजदूरों को यह समझ लेना चाहिए कि हमेशा मिल-मालिको के 
पीछे पडने से उन का काम नही होगा । जिस हद तक पीछे पडने की ज़रूरत 
थी, हम उनके पीछे पड चुके हे, जब और जरूरत होगी तो और भी हम करेंगे। 
लेकित हमें अपना साँचा स्वच्छ रखना है और देश की मछीनों से जितना अधिक 
से अधिक काम निकल सके, निकालना हूं । 
ईमानदारी के साथ अपना काम पूरा कर शाम के समय आप को अपने घर 
वापस जाना है, शरावखाने के रास्ते नही जाना है। जो कुछ आपने पैदा किया हैं, 
ह शराव की दुकान पर दे देना, इसी तरह है, जैसे आप ने कुछ भी न 
कप्ाया हो । तव आपको पैसा मिला न मिला, बराबर हैँ । बल्कि वह तो 
उमसे भी बुरा है, क्योकि शराब पीकर जब वह घर जाएगा तो अपनी औरत 
और अपने बच्चों को बेहाल करेगा, तग करेगा, मार-पीट करेगा । उससे क्या 
फायदा ? वह सव हमारी हिन्दुस्तान की सस्क्ृृति से खिलाफ है । तो हमारी 
कोशिग होनी चाहिए कि हमारे नेशनल ट्रेड यूनियन के जो मेम्बर हे, वे और 
मजदूरों से अलग मालूम पड़ें, उनका रग ढंग अलग हो, हमें इस प्रकार की 
सस्या वनानी है । और वहा मज़दूर बस्ती में अपने वच्चो के खेल कूद के लिए, 
मजदर-परिवारों के दवा-दारू के लिए, बच्चो के शिक्षण के लिए, अच्छा, प्रवन्ध 
हो, वह सव करना हमारा काम हूँ । में आपको मुवारकबाद देना चाहता हूँ कि 
आपके १७,००० मेम्बर हे । इधर कूल ३० या ३२ हजार मजदूर है, उनमें से 
१७,००० आपके मेम्वर हे, यह ठीक है, वहुत अच्छा हैं। दो दो रुपया देकर आप 
स्वागत समिति के मेम्वर वनें और अपने हाथ की मेहनत से यह सारा इन्तज्ञाम 
किया। यह स्वावलम्वन और स्वराज्य का एक शिक्षण हैं । जो काम करता है, 
हाथ-पैर चलाता है और कुछ नई बात मेहनत करके दिखाता है, वह स्वराज का 


राष्ट्रीय मजदूर-संघ का दूसरा अधिवेशन २७७ 


यह रथ आगे चलाता है । वहु वाकी और सबको पीछे छोड जाता हैं। तो 
आप लोगो ने इस सगठन मे इतना करके दिखाया, इसलिए तो में आपको मुवारक- 
चाद देना चाहता हूँ । साथ ही में यह भी कहना चाहता हूँ कि आपने १७,००० 
मेम्बर तो वना लिए, लेकिन इन्दौर भर में एक भी मज़दूर आपके सगठन से 
चाहर नही रहना चाहिए. | कोई व्यो बाहर रहे ”? आप १७ हज़ार मेम्बरों 
का यह कर्तव्य हैं कि और लोगो को भी आप अपने पास ले आएँ और उन पर 
जो बुरा असर पड रहा है, उसको हटाएँ। आपको यह समभाना चाहिए कि 
भोले भाले लोग, गरूत वातो में फेस जाते हे । इन्दौर के मज़दूरो के बारे में 
तो में नही जानता, लेकिन यहा के कई लोग गान्धी जी के खून से पहले, ऐसे 
आन्दोलन में फेंप गए, जिससे इन्दौर और ग्वालियर कुछ बदनाम हुए। आर० 
एस० एस० वाले जो लोग कुछ इस तरह से गलत रास्ते पर पड गए कि जिससे 
मुल्क को बहुत नुकसान हुआ । मजदूरों को ऐसी चीज़ो में नही फँसना चाहिए 
और जब कभी उनको कोई भी राय लेनी हो, तो अपने सगठन के मुख्य आदमी 
के पास जाना चाहिए । कोई बडा मामला हो तो अपने राप्ट्रीय इण्डियन 
ट्रेड यूनियन कांग्रेस से राय लेनी चाहिए । 

यह आपका संद्भाग्य है कि आपको खड़्भाई, गुलजारीलाल आदि लोगो 
की मदद मिली हैँ। हमारे शास्त्री जी भी ट्रेड यूनियन का अनुभव करके आए 
है| उन्होने काफी अनुभव किया । हमारी असेम्बली के भी वह भेम्वर हे। 
वाहर के मुल्को में भी वह देखकर आए है कि वाहर की क्या हारूत हैं। इस तरह 
सार-पीट करने से और फिसाद करने से, खून खराबी के अछावा और चीज 
भही निकलती । हमारे हिन्दुस्तान की नीति तो गान्धी जी के रास्ते पर चलने 
की है। हम सारी दुनिया मे शान्ति चाहते हे | तो दुनिया की शान्ति, मजदूर 
की शाल्ति से होती है और मजदूर वर्ग ही दुनिया मे शान्ति करा सकते हे । 
भसजदूरो को सही शिक्षण मिलना चाहिए । 

कारखाने में काम करने के बाद आप स्वतन्त्र हें । तव आप ईश्वर का 
भजन करो और अपने बच्चो को तालीम दो । जितने लोग अभी तक अपने 
से बाहर हैं, उनको समभाओ और श्ञान्ति का वातावरण पैदा करो । कारखाने 
में जब काम करो, तो जितना ज्यादा पैदा हो सके, उतना ज्यादा पैदा करने 
की कोशिश करो । तव हमारा काम बनेगा । आपसे जो कुछ कहने को था, वह 
सब मेने कह दिया । हमारे मुल्क में करोडो वेकार आदमी पड़े है, जिसके पास 


र्ष्द भारत की एकता का निर्माण 


काम नहीं है, मजदूरी नहीं है, जमीन नहीं है । उनको भी हमें रास्ते पर 
लाना है । उनको भी कुछ-त-कूछ गृह-उद्योग सिखाना हैँ। उसके लिए भी हमारे 
सगठन को कुछ ठोस काम करना है। लेकिन जब आपका सगठन पूरा हो जाए, 
और आपकी ताकत बढ जाए, तभी हम उस ओर जा सकते है | वे छोग आज 
बेकार पडे हैं और दुखी हे । उनके दुख में भी हमें हिस्सा लेता चाहिए, जिससे 
हमारा मुल्क मज़बूत बने और हम सबका कल्याण हो । में उम्मीद करता हूँ 
कि मेने जो बातें भाप से कही उनपर आप विचार करेंगे गौर भमछ करेंगे । 
(तालिया ) 


( २३ ) 


अभिनन्दन समारोह में 
दिल्ली, 

३१ अक्तूबर, १९४५९ 

प्यारे भाइयों और बहनो, 
जिस प्रेम से आप लोगो ने मेरा स्वागत किया, उससे मेरा दिल भर आया 
हैं। भेरे साथियो ने जिन शब्दों में भाव प्रकट किए, उससे अब इस मौके पर 
भेरी ज़वान पर औौर भी वोक पड गया है और क्या कहना, वया ते कहना, यह 
समभ में नही आता । वैसे तो मेरे प्यारे भाई राजेन्द्र बाबू ने आप छोगो से 
कहा कि में कम वोलनेवाला आदमी हूँ । क्यो ? में क्यो कम बोलता हूँ ? एक 
सूत्र है, जो मेने सीख लिया है * “मौन मूर्लस्य भूषणम्‌”* । (हँसी ) ज्यादे बोलना 
अच्छा नही । वह विद्वानों का काम है । लेकिन जो हम बोले, उसी के ऊपर 
हम चल न सकें, तो हमारा बोलना नुकसानकारी हूँ | इसलिए भी मे कम 
बोलता हूँ। लेकिन जब मौका आता हूँ, तो मेरी ज़वान खुछती हैं। जब समय 
नही हैं, तव मे वोल नही सकता । अब आप लोगो ने जो भ्ार्थेना मेरे लिए की, 
जो आश्षीर्वाद मुझ दिया, उससे मुझे थोडा उत्साह होता है कि और भी आगे 
कुछ जीवन बढाना, कुछ सेवा करना ठीक है। बाकी यह साल मेरे लिए काफी 
कठिन वीता हैं । खाली शारीरिक कठिनाइयो की तो में परवाह नही करता, 


+ मौन मूर्ख का भूषण है । 


र्‌द० भारत की एकता का निर्माण 


क्योकि कौन नही जानता है कि शरीर तो मिट्टी का बना हुआ है, वह मिट्टी 
में ही चला जाएगा । जब उसका समय आएगा, तो उसका कोई उपाय करने 
वाला भी नही होगा | लेकिन मुल्क के लिए यह साल बहुत कठिन गुज़रा है । 
मुझे रात-दिन उसी का दर्द रहता हैं। सामने की ओर देखता हूँ तो अभी आगे 
जो साल आनेवाला है, वह उससे भी कठिन दिखाई देता हैँ । यह तलवार 
की धार पर चलने के समान होगा । थोडा-सा भी आगे-पीछे चले, तो हम 
मुल्क को खड्ड में डाल देंगे । मेरे जैसे आदमी के लिए तो कुछ बाकी नही रहा 
है । दुनिया में और खास तौर से हिन्दुस्तान-जैसे मुल्क में ७४ वर्ष की आयु 
बहुत होती है । जैसी आप लोगो की आज मेरे लिए हृदय की भावना है, ऐसी 
भावना देखकर जाने से बेहतर तो कोई और जाना अच्छा नही हो सकता । 
तो में ईश्वर से रात-दिन प्रार्थना करूँगा कि जो भाव आप के दिलो में 
भरे है, प्रेम का और जो शुभाशीष आप मुझे दे रहे हे, उसके लिए में जबतक 
जिन्दा रहूँ, दिन-पर-दिन अधिक लायक होता रहूँ | लेकिन हमारा नेता, हिन्दुस्तान 
का नेता, तो आज परदेस में हे*। मेरा काम तो मर्यादित हैँ कि उनके हाथ- 
पैर मज़बूत करना, जब तक मुझ से हो सके | अब वह अपनी शक्ति से बाहर 
हमारी इज्जत वढा रहा हैं। और दुनिया में हमारी जो इज्जत बढी है, वह 
सब से ज्यादा तो गान्धी जी ने वढाई है । उनके जीवन से बढी, उनकी मृत्यु 
से और ज्यादा बढी । दूसरा हमारा आज का नेता जिस स्नेह से और जिस 
भाव से वाहर अपना काम कर रहा है, उससे भी हमारी इज्जत बढी हैं । 
लेकिन आखिर यदि हमें अपने मुल्क की सच्ची इज्जत बढानी हैं और उसकी 
रक्षा करनी है, तो हमें अपना घर सब से पहले सभालना पडेगा । जिसका घर 
ठीक नही है, उसकी बाहर कितनी भी इज्जत हो, वह ज्यादा दिन नही चलेगा । 
तो दुनिया को हमसे जो उम्मीद है, वह उम्मीद पूरी करना हमारा काम है । 
हमारे कितने ही साथी, जो काग्रेस से वाहर निकल गए, आज हमारी आलो- 
चना करते हैं । कई तो यहाँ तक कहते है कि अग्रेज का राज्य भी आज के 
राज्य से अच्छा था। वे वहाँ तक पहुँच गए, यह बदकिस्मती की वात है। क्योकि 
जब दिल में इस तरह का भाव आता है, तव यह सिद्ध होता है कि हम गुलामी 


# प्रधान मन्‍्त्री जवाहरलाल उन दिनो सयुकत राप्ट्र अमेरिका में प्रेजीडेट 
द्र,मैव के निमन्त्रण पर गए हुए थे । 


अभिनन्दन समारोह में स्टर 


ज्यादा पसन्द करते हे। लेकिन हमे याद रखना चाहिए कि सदियो की गुलामी, 
जो हमारे छाती पर बैठ गई थी, उसका बोक इतना भारी था कि जब इस 
वोक को किसी तरह से हमने उठाकर फेंक दिया, तो हम इतना थक गए कि 
अपने साँस पर काबू रखने की शक्ति भी हमारे पास नहीं रही | अभी भी 
वह पूरी तरह नही आई है। करीब-करीव मुर्दा मे जान डाली गई है । चलने 
लायक तो हम अभी तक हुए ही नहीं हे । अभी हमे चलना सीखना हैँ। उसके 
पहले ही हम दौडने की कोशिश करेगे, तो हमारे पैर टूट जाएँगे । 

कोई यह समझे कि मुल्क मे जो भुखमरी का दुख है, वह हमे अज्ञात हैं, 
तो सारी जिन्दगी भर हमने काम क्या किया हैँ ? हम इतने अज्ञानी होते, तब 
तो हम ऐसे ही नारायक होते, जैसे चचिल साहव ने एक दफा कहा था कि 
“आपने 'मैन आफ स्ट्राज' (तिनके के आदमियों) के हाथ मे भारत को सुपुर्दे कर 
दिया हैं ।” लेकिन अब वह खुद भी महसूस करता हैँ कि यह “मैन आफ स्ट्राज' 
नही हैँ, इनमे कुछ तत्व है। लेकिन एक चीज़ आप को नही भूलनी चाहिए 
कि दुनिया मे हर जगह पर आज दुख हैं । और जो चीज़ हमे चाहिए, वह 
है आ्िक स्वतन्त्रता । वह हमारे पास नही है । यह केवल हमारे हाथ की 
बात नही हैँ । दुनिया के जो वन्धन हमारे सामने, हमारे बीच में खडे हुए हें, 
उसमे से निकलना तो वडा विकट काम हूँ । एक डीवैल्युएशन (मुद्रा का अव- 
मूल्यन) हुआ, उससे कितनी-कितनी मुश्किलात पैदा हुई ? बेचारा देहात में 
काम करनेवाला किसान या फंक्‍्टरी में काम करनेवाला मजदूर और अन्य 
सामान्य लोगो को क्‍या मालूम पडता हैँ कि ये कठिनाइयाँ क्‍या हूँ ? लेकिन 
जो लोग इन कठिनाइयो से घबराते हे, वे कुछ काम नही कर सकते । कितनी 
भी कठिनाइयाँ सामने हो, लेकिन इन्सान मे ताकत दी गई हूँ कि वह उन 
कठिनाइयो का मुकावला करे। यह मर्दों का काम है, कायरो का काम नहीं 
है। तो हमें घवराना नही चाहिए। लेकिन आज कोई कहे कि हमने पालिया- 
मेंट तो बनाई और आज़ादी पा ली। लेकिन इस पालियामेट मे कोई गवर्नमेट 
का सामना करनेवाले नही हेँ। ठीक है, लेकिन यह पालियामेंट तो बच्चा है ॥ 
हम पालियामेंट में केवल परदेशियो की नकल करना नही चाहते हे । हमे 
हिन्दुस्तान के ढग के अनुसार पालियामेट बनानी हैं । गान्धी जी ने पालियामेंट 
के बारे में बहुत कुछ लिखा है, में उसका जिक्र यहाँ नही करना चाहता हूँ । 
छेकिन में यह कहना चाहता हूँ कि कम-से-कम जब तक हिन्दुस्तान मजबूत 


र्प्जे भारत की एकता का निर्माण 


न हो, उनके नसो में रुधिर बहने न लगे, तब तक हमें आपस में एक दूसरे के 
सामने मोर्चा बाँधने से कोई फायदा नही होता । 

आप लोगो को यह समझना चाहिए कि यदि हमें आधिक स्वतन्त्रता चाहिए, 
तो उसके लिए हमें काफी कुर्बानी करनी पडेगी । जो कुर्बानी हमने आज़ादी 
पाने में की, उससे दूसरी प्रकार की यह कुरवानी होगी और उसमें काम भी 
दूसरे प्रकार से करना पडेगा । तो उससे आज खेत में काम करनेवाले किसान, 
फैक्टरी में काम करने वाले मजदूर, सामान्य वर्ग, जिसको मध्यम वर्ग कहा 
जाता है, जिसके ऊपर आज सबसे अधिक बोझ पडा है, और घनिक लोग सबको 
कष्ट हैँ । मान लीजिए, घनियो को अधिक कष्ट नहीं होगा | तब भी हमारे 
मुल्क में धनिक तो बहुत कम है । हमारा मुल्क गरीब है, और उसमें बहुत 
थोड़े घनिक लोग हे । रात दिन उन्ही के पीछे लगे रहने से हमको कोई फायदा 
नही होगा । फायदा हो तो, से भी आप के साथ छरीक हो जाऊँगा । लेकिन 
में जानता हूँ कि हमारे मुल्क में अनुभववाले छोग बहुत कम हे । और सब 
लोग कहते हे कि हमें आथिक स्वतन्त्रता चाहिए। साथ ही सब तो नहीं, पर 
कई लोग कहते हँ कि सारा उद्योग सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिए। 
सारी इण्डस्ट्री नेशनलाइज़ ( व्यवसायो की राप्ट्रीयकरण ) करनी चाहिए । 
वह केवल सिद्धान्त की बात हैं। वह सब अनुभव की बात नही हैं। क्योकि 
हमने अभी तक कुछ काम तो किया नही हैं, और जो कहते हे उन्होने तो कुछ 
भी नहीं किया । वह कब करेंगे, वह तो ईश्वर के हाथ की | बात है । मे नहीं 
जानता । करे तो हमारे छिए बहुत अच्छा हो जाएगा । लेकिन अगर आज 
में नेशनलाइज़ेशन ( राष्ट्रीयकरण ) के बोक को उठा सकू तो एक मिनट की 
भी देरी नही करूँगा। लेकिन हमारे मुल्क में जितनी शवित हैं, उस 
सवका हमें उपयोग करना है और मुल्क में आधिक स्वतन्त्रता पैदा फरने में 
सबका साथ लेना है । उसमें सब को थोडी-थोडी कुर्बानी करनी पडेगी। हमें 
सव का साथ लेना पडेगा। उसमें आप छोग समभपूर्वक जितना ज्यादा साथ देंगे, 
उतना ही अच्छा हैं । 

ये जो पजाव से या सिन्ध से भागे-भागे शरणार्थी आए हूँ, उन छोगो 
का दुख क्या मजदूरों और किसानो के दुख से कम हैँ ? किन से कम है उनका 
दुख ? उन्होंने सव चीज गवाई है, लेकिन हिम्मत नही गंवाई । जब तक हिम्मत 
हैं, तव तक सव ठीक हूँ । जब हिम्मत गुम जाती है, तव मनुष्य नीति से भ्रप्ट 


अभिनन्दन समारोहे में - श्ट्रे 


हो जाता है और नीति गई तो आत्मा भी गया। सव खत्म हो गया। तो उनके 
दुख के सामने देखें, तो ऐसा दुख तो बहुत कम आादमियों को पड़ा है । हमको 
भी नही पडा हैं । सो हम उस दुख का अन्दाज़ नही छूगा सकते हे । 

बहुत से छोग मेरे पास आते रहे। आज तो में ऐसी हालत में हूँ कि बहुत 
लोगों को मिल नही सकता । कई लोग गुस्से भी होते हे कि में उनको मिल 
नही सकता । ठीक वात है, क्योकि में तो चाहता हें कि मे सव को मिलू और 
एक समय था कि में सुबह ५ बजे एक हज़ार आदमियो से मिलता था। 
वाग में घूमते-घूमते । लेकिन आज में वैसा नही कर सकता । तो जो कुछ मर्या- 
दित शक्ति हैं, उसका उपयोग करना हो तो वह आप लोगो की दया से ही' 
हो सकता है । किसी को उसमे भला बुरा नही मान लेना चाहिए कि में सिल्क 
नही सकता हूँ, क्योकि में पर्दे में रहतेवाला आदमी नहीं हूँ । तो आप समझ 
छीजिए कि मुझमें जो मर्यादित शक्ति वाकी हैँ, वह सब आपके ही उपयोग 
की है । तो इस वारे में आप मुझे क्षमा कर दीजिए। छेकिन में कभी कभी 
बोलता हूँ । जो थोड़ा सा में कह रहा हूँ, उसको वरावर सम+ लेना चाहिए । 
में कहता हूं कि सव साथ मिलकर कुर्बानी करके, आगे नही चले, तो हमारा काम 
होनेवाला नही है ।। थोड़े आादमियो की शक्ति से काम लेने की वात कहो, थोडें 
से आदमियो को सजा करने से काम होने वाला हो, तो हम छोग क्यो बैठे रहे ? 
प्योकि हिन्दुस्तान में करोड़ो आदमी पड़े हें । करोडो मर गए, पिछले दो तीन 
साल में | कुछ ही सार हुए, तीस लाख आदमी मर गए वगाल के फंमीन 
(अकाल) में । तो चन्‍्द आदमियो का फैसला करने में हमको कोई दिवकत 
नहीं होगी, यदि उससे काम वन जाए तो । क्योकि ज्यादा से ज्यादा लोगो का 
भला करने के लिए ही तो हम बैठे है । 

यह ठीक है कि हम अपनी बुद्धि से काम करते हूँ । छोग कहे कि बुद्धि तो 
हम देते हें और काम तुम करो ती काम वन नहीं सकेगा | हम भी काम 
को फ्रेंक नही देते, उस पर सोचते भी है । जो काम हमने भाज तक किया 
है, इतना न किया होता, तो दुनिया मे सारत की जो इज्जत वढ रही है, वह 
न बढी होती । जिस तरह से वडी-बडी कठिनाइयों में भी हमने मुल्क को इन 
दो सालो में समाला हैँ, उससे हमारी कुछ इज्जत बढी है । लेकिन, यदि हमारे 
पेंट मे भूख लगी हो, तो बाहर कितना भी अच्छा कपडा पहन के और वारू 
ठीक करके हम घूर्में, तो उससे कोई काम नही होता | वह पेट का खड्डा 


र्‌८2 मारत की एकता का निर्माण 


तो हमे भरता ही है । लेकिन भरने के लिए इन्तज़ाम करना हो, तो आज हमे 
अपना सब सामान पैदा करना हैँ। बूद बूद एकत्र करने से सरोवर भर जाता 
है । समुद्र भी इसी तरह भरता है । तो हमे भी सवका साथ चाहिए। थोडी- 
थोडी कुर्बानी न करने से तो आज हमारा सब काम रुक गया है । मुल्क में 
धन पैदा नही होता है। अग्रेज़ों के जमाने में घन पैदा होता था। बह अपना 
हिस्सा ले जाता था, लेकिन ज्यादा घन पैदा होता था। आज घंन पैदा होना 
बन्द हो गया है। कई कहते हे कि घनिको ने हमारे साथ धोखा किया है, इसीसे 
ऐसा हुआ है । कुछ हद तक यह बात सही हो सकती है । लेकिन दो हाथ के 
विना ताली नहीं वजती है और भले बुरे जैसे भी हे, वह हमारे धनिक हे । 
उनका साथ नही लेंगे, तो हमारे खुद में इतनी ताकत होनी चाहिए कि उनको 
छोड कर भी हम अपना काम कर सकें । उनको गाली देने से क्या फायदा 
है ? में मुल्क की किसी एक शक्ति की इस तरह से आलोचना करने वाला 
आदमी नही हूँ । मे यह बात चाहता भी नहीं हूँ ॥ लेकिन जितनी शक्ति देश 
में है, उस सब को जमा करके हमें काम करना हैँ। अपने आशिक सगठन करने 
के लिए हमें तो सब को समकाना है और हम यह सबको समभा किस तरह 
से सकते है ” जिस तरह मेने राजा महाराजाओ को सममाया है, उसी तरह 
से । दूसरी तरह से नहीं। हा, किसी से दण्ड से भी काम लेना पडता है। 
लेकिन अधिक काम साम और दाम से ही होता है। हमारा काम हैं समभाना, 
प्यार से समभाना, क्योकि वे हमारे अपने ही है । मुहब्बत से इन्सान का दिल 
पिघल जाता हैँ । हम जितना उन्हें दूर रखेगे, उतना वह दूर भागते जाएंगे । 
में आपसे कहता हूँ कि आज मुल्क में ज्यादा धन पैदा करो तो उसी से 
आधिक स्वतन्त्रता प्राप्त होगी । लेकिन आप वार वार एक ही बात करते 
रहेंगे कि हमारे पास तो यह चीज नहीं है, वह चीज़ नही है । जैसा कुछ लोग 
कहते हे कि हमारे पास चीनी नही हैं और आज अगर हमारा चुनाव हो, तो 
हम हार जाएँगे | क्योकि दीवाली के मौके पर हर घर में चीनी विना ऐसा 
एक मौका पैदा होगा, कि सव घरवालिया हमे गाली देने लगेगी। लेकित 
उनकी मालूम नही है कि चन्द लोगो ने अगर शक्कर छिपाई हो, तो ठीक है । 
लेकिन अगर देश में शक्कर सचमुच ही कम है, तो उसे कहा से छाना है । 
कई लोग हम को लिखते हे कि वाहर से चीनी मगाओ । उनको मालूम नहीं 
है कि वाहर से भी आज चीनी नही मिल सकती । मिल सकती, तो हम तुरन्त 


अभिनन्दन समारोह में स्टप्‌ 


लाते । थोडे दिन शक्कर का फाका करना पडे, तो उससे हमारा कोई आदमी 
मरनेवाला नही है । गुस्सा करनेवाले और गाली देनेवाले तो जरूर हे । 
हम अपनी गलती भी महसूस करते हे कि कुछ गलती भी हमने की । लेकिन 
इस स्वराज्य के मानी भी यही हे कि गलती करते करते हम लोग अपना काम 
खुद करना सीख जाएँ । यदि उससे ज्यादा कोई वेहतर काम चलानेवाले 
हो, तो में उनको मुवारकवाद दूगा कि आइए, भाई, वैठिए | लेकिन अगर 
ऐसा न हो, तो देश की सव शक्तियों को मिलाकर हमें काम कराना है । 

इसी तरह से हमारे मुल्क मे अनाज कम पैदा होता हे । क्योंकि जिस 
भाग में ज्यादा अनाज पैदा होता था, वह भाग अब अलग हो गया हैं । किसी- 
न किसी तरह से हम वहाँ से दौडकर आए हे। अब वाहर के मुल्को से जो 
अनाज आता था, वह भी नहीं आता है। तो हमे अब अपने लिए पूरा अनाज 
पैदा करना हैँ। कई लोगो ने दो-दो साल का अनाज भर लिया है। देहातो 
में तीन तीन सारू का भरा है। वे डरते हे कि अगर आज हम निकाल देगे, 
फिर अगले साल दुष्काल आएगा, तो कया करेगे और भाव वढ जाएगा, तो क्या 
करेगे । छोग इस तरह से जमा करके रखते हे, यह अच्छी वात नही है । हमे 
सारे मुल्क को समभाना पडेगा कि ज्यादा अनाज पैदा करो और कम से-कम 
खर्च करो । कम से कम वेस्ट ( वरवाद ) करो । जब तक हमारा पडीसी 
भूखा है, तव तक हमें ख्याल करना चाहिए कि हमारे पास अपनी जरूरत से 
जितना ज्यादा है, उतना तो हम उसे दे दें। यह भाव जब तक हिन्दुस्तान में 
पैदा नही होगा, तव तक हमारी प्रजा शक्तिशाली तहीं होगी, प्रभावशाली 
नहीं बनेगी । और दुनिया हिन्दोस्तान से इस चीज की उम्मीद करती है कि 
यह गान्बी जी का हिन्दुस्तान हैं। हमारी सस्क्ृति वहुत पुरानी है, हमारा मुल्क 
धर्म परस्त हैं । और हमारी ससस्‍्कृति भी यही कहती है । अपने मुल्क में हम 
पुरानी सस्क्ृति से काम नही लेगे, तो लोग कहेंगे कि ट्रेड यूनियन वनाओों और 
सव के पास भागो कि वे माँगे कि पहले हमारा हिस्सा हमें दे दो । उसके 
वाद सरकारी कर्मचारी कहे कि हाँ, हम को भी हमारा हिस्सा दे दो। घनिक 
भी कहे कि हम अपना घन छिपा कर रखेंगे, क्योकि यदि हम बाहर निका- 
लेंगे, तो इनकम टैक्स ( आयकर ) कमीशन वाला बैठा हूँ । वह कहेगा कि 
बताओ यह कहाँ से लाए ? तुम चोर हो । हम सब इस तरह काम करेंगे तो 
हमारी आश्िक स्वतन्त्रता नहीं होगी, वल्कि परावीनता होंगी । 


श्८$ भारत की एकता का निर्मोण 


अव अगले साल हमें खूब काम करना है, क्योकि मुल्क में हमने वह शान्ति 
पैदा कर ली है, जिस से हम दूसरा काम कर सकेंगे । अब भी हमारी जो सरहद 
है, उसपर तो हमें सावधान रहना ही हैं । अपना चौकीदार हमें ठीक रखना 
है। आप लोगो को मालूम होगा कि जब हमारा एकत्र हिन्दुस्तान था, तो हमारी 
फौज का खर्चा ११० करोड रुपया था । तव हमारी कुल फौज़ भी डेंढ लाख 
ही थी। आज हमारी अकेले की फौज़ ४ लाख है और ढाई लाख फौज पाकि- 
स्तान की है । अब आप उसका खर्चा लगाइए । आज हमारा जो बजट है, 
उसमें दो हिस्सा हम आर्मी के लिए रक्‍खें हे । यह हमारी रक्षा का खर्चे हूँ । 
क्योकि मुल्क में यदि अस्थिरता हो, तो कोई चीज़ बाकी नही रहेगी । तो हमें 
शान्ति तो रखनी ही है, सरहद की रक्षा भी करनी है । मूखे रह कर भी हमें 
अपने देश की रक्षा तो करनी ही होगी । हम मुल्क में कोई फसाद भी नही होने 
देंगे । 

तो आज़ादी तो हमको मिल गई, लेकिन हमें अपना दो हिस्सा वजट 
फौज पर खर्च करना पडता है । पाकिस्तान को भी यही करना पडता हैँ, सबको 
यही करना पडता हैँ । हम खर्च घटाएँगे, लेकिन उसमें से घटाते का चारा 
न हो तो हमें सावधान रहना चाहिए कि इस फौज के लिए हमें क्‍या क्या 
चाहिए। वह सब हमको रखनी है। तो उसके लिए हमें अपनी उद्योग इण्डस्ट्री 
को ठीक करना हैँ । वह ऐसी बेकार पडी रहेगी, तो ज्यादा दिन हम ये फौज 
नही रख सकेंगे । हम यह फोज़ न रख सके तो हमारी सलामती भी नही रह 
सकती । तो एक तो भूख पडी गौर दूसरी यह चोट पडी, तब तो हम मरु 
जाएँगे। हमे दोनों चीज़ो को हटाना है । यह हमारा अगले साल का कर्त्तैंव्य है। 
हमारे सामने वहुत-सी कठिनाइयाँ हैँ । युद्ध के यन्त्र आदि सब हमें बाहर से 
लाने पडते हे । पहले अमेरिका से जो चीज़ सौ रुपया में मिलती थी, अब 
हमको उसी का एक सौ चवालीस रुपया देना पडता है। यह हालत हो गई है 
ओर यह सव हमारे हाथ की वात नही है। 

ऐसी और मी वहुत सी कठिनाइया है, जिनका वयान करूँ, तो बहुत 
टाइम लगेगा। आज मेरी इतनी शक्ति नही है कि में खोलकर वात करूँ। यद्दि 
मुझ में ताकत आा जाए तो में किसानों में जाकर और किसानों में घूम-घूम 
कर उनको सममभाना चाहता हें कि यह क्‍या कर रहे हो ? आप क्‍यों वम 
मारते हो कि दाम ज्यादा न मिले, तो हम अनाज नही देंगे। आपकी इन बातों 


अभिनरदन समारोह में का 


से मुल्क को घाटा पडता है। मुल्क में घाटा पड़गा, तो आपको जो मिलता 
है, वह भी नहीं मिलेगा । मे मजदूर को भी समभाना चाहता हूँ कि थोड़े 
रोज कम मिले, तो कम दाम पर भी ज्यादा माल पैदा करो । पीछे आपको 
ज्यादा मिलेगा । इसी तरह से हमारे जो कर्मचारी है, सरकार में काम करने 
वाले है, उनको भी सममाना चाहता हूँ कि आज थोडी कमर कसो । और 
कुछ आपको देने को नहीं, तो वखशीश भले ही न दो, जो बचा सको, सर- 
कार में जमा करो । वह तुम्हारे अपने लिए भविप्य में रहेगा । लेकिन हमारा 
उद्योग वढने दो । आज हमारे पास घन ज्यादा पैदा करने के लिए न पैसा हैं, 
न उद्योग बढाने के लिए पैसा है, लेकिन जैसा मेंने कहा कि एक एक बूद से 
समुद्र भरा जाता हूँ । इस तरह से करोड़ो आदमी थोड़ी थोड़ी बचत करके भी 
दे दें, तो यह पूजी उनको भविष्य में काम देनेवाली हैँ । उसी में हिन्दुस्तान 
की आधिक आज़ादी समाई है । दूसरी तरह से यह आजादी नही मिलेगी । 
धनिकों को भी समभा-वुझाकर हम कुछ न-कुछ लेने की कोशिश करेंगे । 
उन्‍हें छोडेगे नही | लेकिन हम अपने रास्ते करेंगे। में तो अपने रास्ते पर ही 
काम कर सकता हूँ । लेकिन उसमें आप॑ लोगो को यह विचार न होना चाहिए 
कि धतनिको से पहले लेना चाहिए । हम पीछे देंगे । उससे तो हमे एक प्रकार 
का अहपूर्व ( में पहले ! ) करना चाहिए। गरीब को भी दिल में लाता 
चाहिए कि हम गरीब तो हे, छेकिन हमारा सारा मुल्क गरीब हैं। इस मौके 
पर हमें कुछ-त-कुछ कुर्वानी करनी हैं। सरकार की तरफ से यदि कोई माग 
आए, तो उस माग को जितना हो सके उतना पूरा करने की कोशिश 
हम करेंगे। हम इस तरह से नही चलेंगे, तो हमारा काम होनेवाला नहीं 
है। और यही काम इस साल हमे करना है। क्योकि मुझे अब भीतर का कोई 
हर नही हैं । वाहर का खतरा तो जब होगा, तो उसमें सारी दुनिया भस्मी- 
भूत होनेवाली हैँ। क्योकि आज जो वढी-बडी ताकतें हे, जिनके पास खाना 
पीना मज़े में मौर वहुत है, छेकिन उन्हे खाना हज्म नहीं होता है, क्योकि 
उन्हें रात-दिन यही डर रहता है कि अब क्या होगा ? यह मुल्क ज्यादा बढ़ 
जाएगा, वह सुल्क ज्यादा वढ जाएगा। हमे इस प्रकार का कोई डर नही है । 
क्योकि गान्वी जीने हमको सिखाया हे क्कि हमें किसी का डर नही रखना । 
में चाहता हूँ कि जैसे सब ने आज प्रार्थना की, ऐसे सव मजह॒बवाले 
छोश मुहत्वत से एक दूसरे के साथ मिलकर रहे। कोई कगढा फसाद न करें। 


श्च्ट भारत की एकता का निर्माण 


और आस पास की कोई बडी त्ताकत्त लडेगी, तब तो जो कुछ होगा, होगा। 
लेकिन कोई छोटी ताकत हमारे सामने ठहर नहीं सकेगी। वह हम से छेड- 
खानी करेंगी तो मर जाएगी । उसमे हम को क्‍या है । तो आप छोगों को 
यही समभना है कि हमे किसी पर हमला नही करना है, किसी को दवाना नही 
है, किसी को लछूटना नहीं है । किसी की चीज़ लेना हमें हराम है । लेकिन 
अपना मुल्क हमें मज़बूत बनाना है, बलवान वनाना है। उसमें आप सब लोग 
साथ दें, इस काम में मुझको आप आशीर्वाद दें, तव तो मेरा जिन्दा रहना 
ज्यादे काम की वात है । इसी हालत में मरना सब से ज्यादा उत्तम है कि जब 
लोग कहते हे कि आदमी ठीक था । जब वह बोलता था तो कुछ कडी वात 
भी कहता था, लेकिन आदमी ठीक था | इसी इज्जत से मरना बहुत अच्छा 
हैं । लेकिन अगर आप लोग मेरी वात मानें, तो ज्यादा जिन्दा रहने के वारे 
में आपका आशीष ठीक है। में मुल्क से भी यही उम्मीद करता हूँ कि सारा 
मुल्क इसी के ऊपर चलेगा । 





न्य्न्मे 


हा 


जग 


पटक एक प्रेस 


परद 


( २४ ) 
चोपाटी, बम्बई 


४ जनवरी, १९५० 
बहुत समय के वाद में आपके पास आया हूँ। मेरी ख्वाहिंश थी कि कोई 
ऐसा समय आ जाएं, जब वम्बई में भेरे समय का उपयोग भी हो जाए 
ओर में आपसे मुलाकात भी कर लू। पिछली दफो में एक महीने तक इधर रहा 
था। लेकिन तव किसी को मिल न सका था। जिसका मुझे बहुत दुख था। जब 
भी में वम्बई आता हूँ, तव सबसे मिलने की मेरी ख्वाहिश होती है । पर 
आज मेरी प्रकृति ऐसी नहीं है कि में सव लोगो से अरूग अरूग मुलाकात 
कर सकू । इसलिए मेने आप सब लोगो से इस जल्से में एक साथ मिलते 
की हिम्मत की है। वम्बई हमारे हिन्दुस्तान की राष्ट्रीय प्रवृत्ति का 
केनद्र-स्थान हैं। आज हमारे राष्ट्र की जो प्रगति या दुर्गति है, उसका माप 
निकालने को एक स्थान वम्बई से ही देश भर का सब तरह का माप मिल 
जाता हैं। जब वम्बई विगडता है तो सारा हिन्दुस्तान विगडता हैं। यह 
समझा जाता हैँ कि वम्बई नाराज़ हो, तो सारा हिन्दुस्तान नाराज 
और वम्बई सुखी हो तो सारा भारत सुखी होता है । उसका मतलरूब यह 
नहीं कि देहात में जो करोडो लोग पडे है, उनके सुख दुख का केन्द्र स्थान भी 
वम्बई है। ऐसा नही है। वम्वई की रोशनी और जलूाली और वम्बई का आक- 
पंण भारत के देहातो में रहनेवाले करोडो छोगो के सुख-दुख का माप नही है। 
भा० १९ 


२६० भारत की एकता का निर्माण 


तो भी इस बात का काफी अन्दाज़ वम्बई में मिल जाता है कि हिन्दुस्तान की 
नाड कैसी है। इसलिए बम्बई को हमें एक शानदार शहर के रूप में रखना 
चाहिए | लेकिन हिन्दुस्तान का हाल भी यहाँ हमें समझना चाहिए । में जानता 
हैं कि बम्बई में जो उमग और उत्साह हुआ करता था, उसमें आजकल कुछ 
ठडाई आई हुई है । यहाँ भी कुछ नाखुशी और कुछ नाराज़ी दिखाई देती है । 
उसको वजह कुछ सी हो, लेकिन हिन्दुस्तान में आज जो परिस्थिति हैं, उसका 
असर वम्बई पर भी पडना लाज़मी है । 

आजकल जो कुछ भी भछा-बुरा होता है, उसका दोष कुछ लोग अक्सर 
सरकार पर डालते है । उसका उन्हे अधिकार है । उन्हे जो सुख दुख होता 
है, उसमें वे सरकार को ज़िम्मेवार मानते हे । यह बात कहा तक सही है, वह 
दूसरी बात है । लेकिन आज मेने देखा कि जो छोग कभी पुरानी सरकार का 
भला नही चाहते थे, जो आजादी के जग में हमारा साथ देते थे, सरकार का साथ 
नही देते थे, वे सब भी अब इस सरकार की नुकताचीनी करने में शरीक हो गए 
है। लोगो को जैसे एक प्रकार का शौक हो गया है कि वे हर चीज में सर- 
कार की टीका-टिप्पणी करें । एक हद तक यह वात ठीक भी है। उस से सरकार 
एक तरह से जागती रह सकती है । लेकिन जब हर रोज़ हम एक ही वात 
चिल्लाते रहे कि यह सरकार तो नालायक है, ढग की नही हूँ, इसमें काफी 
घूसखोरी है, इसमें रिश्वत लेनेवाले हैं, और काला बाजार करने वाले चोर 
डाकुओ को भी यह सरकार कुछ सज़ा नहीं दे सकती तो इन बातो से मुल्क 
का भला नहीं होगा । जो छोग ऐसी वातें करते हे, उन्हे समभना चाहिए 
कि आखिर यह सरकार है क्या चीज़ ? उन्हे बताना चाहिए अब तो सरकार 
जनता की प्रतिनिधि हैं कौर जनता उसे नही चाहती तो निकालने का उपाय 
क्या है। तब छोगो को मालूम होगा हम सव उस सरकार के जिम्मेवार हे, और 
हम सब का इसमे हिस्सा है । तो जो सुख-दुख आज हम पर आ रहा है, उसको 
हमें हिस्सा वाट लेना पडेगा। में यह नहीं कहता कि सरकार जो कुछ करती 
हैं, वह सव सही होता है । क्योकि जिन लोगो के हाथ में राजतन्त्र है, 
उन्होने पहले कभी राजतन्त्र नही चलाया था । सारी ज़िन्दगी तो उन्होने पर- 
देणी सल्तनत को हटाने का काम किया ) उसके लिए वे जेलो में गए, ऊडे 
और इस प्रकार की एक प्रवृत्ति चलाई कि जिससे सिद्ध हो कि सरकार के 
कामों में जनता की कोई ज़िम्मेवारी नही है । हिन्दुस्तान आजाद हुआ और अब 


चौपाटी, बस्रई २६४ 


चन्द दिनो के वाद वह रिपब्लिक वन जाएगा। पिछले ढाई साल इस सरकार ने 
जो काम किया, उसमे कुछ अच्छा काम भी किया है या नहीं ? या सभी वुरा 
ही फाम किया हैं ? 

तो आपको यह समझता चाहिए क्‍या देश में कोई दल है, जो सरकार को 
ठीक बना सके, ऐसी सरकार वना सके, जिससे आपको सुख हो ? अगर कोई वैसी 
सम्भावना होती तो हमारे जैसे लोग, जिनके कघे अब कमजोर हो गए हे, इस 
यात से बहुत खुश होगे कि हम पर से बोझ उठ जाएगा । लेकिन उसके लिए उन 
लोगो को जवावदारी लेने के लिए तैयार होना होगा । उसके लिए जवावदारी 
की लियाकत होनी चाहिए। उस लियाकत का आपको सम्पादन करना पडेगा। जो 
आज रात-दिन दूसरो की नुक्ताचीनी करता रहता है, वह खुद कोई काम नहीं 
उठा सकता । आज हमें नुक्‍ताचीनी की आदत पड गई हैं| हम दूसरो के 
कसूर देखते हे, लेकिन अपनी क्या कमजोरी है, वह सव हम नही देख सकते । 
यह समझे लेना कि भला, बुरा जो कुछ भी होता है, वह दूसरो ने किया है, 
जमने नहीं किया, तो भला इस तरह से कोई काम हो सकता हैं ? आपको 
समभना चाहिए कि आज दुनिया परेशान है । किसी मुल्क में शान्ति नही है । 
विश्व युद्ध के वाद जो ऋान्‍्ति हो रही है, उसके असर से हम नही बच सकते। 

एक वात आपको जाननी है । वह यह कि हमने इतनी कोशि करके हिन्दु- 
स्तान को आज़ाद बनाया। उसके लिए हमने इतनी कुर्बानी की | तो वया आज़ादी 
के साथ हमारा काम खतम हो गया ? ऐसी बात नही है। अव हमे हिन्दुस्तान 
को मजबूत वनाना है और उसे सुखी बनाना है, तो उसके लिए हमारा फर्ज 
क्या है ? हमे सोचना चाहिए कि हमे दूसरो के लिए क्या करना चाहिए। अगर 
हम इस तरह न सोचें और यह जवाबदारी सरकार पर छोड दें, तो उससे 
हमारा काम न बनेगा । 

अब देखिए में जापके सामने वह वात रखता हूँ, जिससे पिछले दितो सरकार 
की काफी वदनामी हुईं । एक वात तो यह हुईं कि दिवाली के अवसर पर 
लोगो को काफी शक्कर नहीं मिली । इस बात पर बहुत शोर मचाया गया। 
शायद ठीक था। में समभता हूँ कि शक्कर न मिलने से मुझे भी दुख हैं । 
लेकिन इसका कसूरवार कौन था ? उसके लिए जब तक पूरी जाँच न हो, तब 
तक जिसने कसूर किया वह भी यही कहेगा, कसूर मेरा नही, दूसरो का कसूर 
हैं । व्यापारी लोग कहेंगे कि कारखाने वालो का कसूर हूँ। कारखानेवाले 


२६२ भारत की एकता का निमांण 


कहँगे कि सरकार का कसूर है, मज़दूरो का कसूर है । कोई कहेगा किसानो का 
कपूर है, गन्ना पैदा करनेवाले का कसूर है । मतलूव यह्‌ कि सभी दूसरो 
को दोष देंगे । सरकार कहेगी हम क्या करें, हमको तो कुछ माढूम न था । 
हम एक रास्ते से चलते थे कि वीच में यह्‌ रकावट आई । हमने पूरी कोशिश 
की। कमूर दूसरे का हैं । जो शक्कर खानेवाले थे, वे कहेंगे हम शक्कर विता 
खाएुमर गए । हाछाकि शक्कर बिना कोई मरता नहीं है और न आग टूट 
पडता है । यह ऐसा नही है कि खाने-पीने की तकछीफ हो । जो कोई दुनिया में 
राज करते हैं, उनकी भी बहुत मुसीवत है । लेकिन वे वरदाव्त करते हें और 
उसका उपाय सोचते हैं । तो उसमें से सरकार अपनी ज़िम्मेबारी से नही बच 
सकती हैँ । लेकिन भविष्य में ऐसी चीज़ न हो, वैसा उपाय हम कर सकते हे, 
और कसूर किसका है, यह बाद में मालूम पडेगा । लेकिन सरकार कया करे? 
उसमें के चन्द आदमियो को पकडे तो उसमें मी शोर मचता हैं कि इसको पकडा, 
उसको पकडा, यह भी गलती है । तो चीनी का उपाय जो कुछ करना 
है, हम करेंगे । लेकिन यह छोटी वात थी, उसने बडी बात बना दी। लेकिन 
जिसकी आदत वैसी पड गई है, वह तो करेगा ही । उनसे बडी बातें बनाई, 
लेकिन उन वातो में सार नही था । 
तो मेरी सलाह हैं कि छोटी बातो को इतनी वडी वनाकर शोर 
मचाना इससे हमारा काम नही होता हैं। यदि सरकार को हठाना हो तो 
छोटी बात को वडी बनाकर शोर मचाना ठीक नहीं। सरकार को बदलना 
असान चीज हूँ । उसके लिए आप की तैयारी होनी चाहिए, उसका बन्दोवस्त 
फरता चाहिए, नही तो यह चीज सदा ऐसी बनती रहेगी, जिसमें हमेशा 
गरुतिया होती रहेगी | सबको साथ मिलकर काम करना चाहिए | आाज 
हमारे मुल्क मे दो चीजो की वडो कमी है, जिनकी कि जरूरत है । एक तो 
अनाज की । हर हिन्दुस्तानी को मारूम पड गया है कि हमे करोडो का अनाज 
बाहर से मेगाना पडता है लेकिन उसका उपाय क्‍या है ? जब तक हमारे 
मुल्क में ज्यादा अनाज पैदा न करें, तब तक ऐसा होता रहेगा ! कोई 
कहेगा उसके लिए भी सरकार जिम्मेवार है। पर जब इस तरह की बातो से 
हमारा काम नहीं चलेगा । 
सच वात तो यह है कि हमारे देश मे अनाज की भी उतनी कमी नहीं, 
जितनी लोग मानते हे । मेने वरावर कहा कि यदि लोग सच्चे हो, तो थोडी 


चोपाटी, वस्वई र्ध्र 


ही कमर कसने से हमारा काम हो जाएगा | लेकिन हमारे में दो प्रकार के 
आदमी है। सरकार ने निश्चय किया कि अनाज का भाव इतना होना चाहिए 
और किसानो को चाहिए कि वे ठीक भाव पर सरकार को अनाज दें । तो दूसरा दल 
कहता है कि सरकार को अनाज का भाव मसुकरर करने का क्या अधिकार है । 
कोई कहता है कि सरकार को अनाज मत दो । तो इन सव बातो से क्‍या होगा ? 
आज हमे किसानो को ज्यादा अनाज पैदा करने में मदद देनी चाहिए और, उन्हे 
समभाना चाहिए कि आज अगर मुल्क गिरेगा, तो तुम भी गिर जाओगे। और 
अगर सारा हिन्दुस्तान गिर गया, तो इसमें कोई नहीं वच सकता । इतनी 
कुरवानी के वाद हमारा मुल्क आज़ाद हुआ हूँ तो हमें इस तरह की गैर ज़िम्मेवारी 
नही बरतनी चाहिए। देशभक्त ऐसा काम नही करते । अनाज की टोटी (कमी) 
को पूरा करने के लिए हमें करोडो रुपयो का अनाज वाहर से छाना पडता हैं । 
उसके लिए सरकार ने फैसला किया कि यह मुल्क अपने पैरो पर हो जाए, 
ऐसी कोशिश हमे करनी चाहिए । छेकिन अकेली सरकार यह काम कभी न कर 
सकेगी। जब तक लोगो का साथ न मिलेगा, तव तक यह काम पूरा न होगा । 
अव हमे कपडा चाहिए। तो कपडे की उत्पत्ति में जितनी कमी है, उसे पूरा 
करने के लिए यह जरूरी हैँ कि वार-वार हडतालें न हो। यह जरूरी है कि काम 
वरावर चलता रहे, जितना कपड़ा निकलना चाहिए उतना हम निकाल सके । 
अधिक कपडा बनाने के लिए हमें रुई चाहिए । हमारे मुल्क में उतनी रुई पैदा 
नहीं होती इसलिए हमे बाहर से रुई मेंगवाने का इन्तज़ाम करना चाहिए। साथ 
ही मज़दूरो को म॑ समभाना चाहता हें कि तुम्हारा जितना हक है, उसे लेने की 
पूरी कोशिश करो, हम भी उसके लिए कोशिशञ करेंगे। आज हमारा, हम सव का 
अपना राज हैँ। हम आपस में क्यो कंगडा करे ? मिल-मालिकों को भी सम- 
फाना चाहिए कि भई तुमने पहले बहुत दिन नफा उठाया, भविष्य में भी मौका 
मिलेगा। लेकिन जब मुल्क को तकलीफ है, तो मुनाफे की वात छोडकर हमें 
मुल्क को उठाने के कांस में एक हो जाना चाहिए। में यह नहीं समझता कि 
सत्र छोग हमारी वात मानेंगे । छेकिन हमें एक ऐसा वायुमण्डल पैदा करना 
चाहिए, जिसमें अधिकतर लोग देश के हित को नज़र में रखकर काम करें। 
लेविन अगर हम अपनी जवाबदारी छोड़कर दूसरो पर डालते रहे, और 
इूसरे के दोप दूढते रहे, तो काम नहीं चल सकता। 

हमने निश्चय किया है कि ज्यादा-से-ज्यादा घन देन में पैदा करे। अनाज, 


२६४ भारत की एकता का निर्माण 


कपडा, चीनी, लोहा, जितनी भी जिन्दगी की ज़रूरियात हें, थे ज्यादा-से ज्यादा 
हमारे देश में पैदा हो । उसके लिए कोशिश करना हमारा धर्म है, हमारा कतेव्य 
हैं। आपस में कगडा करना हो तो जब मुल्क मजबूत हो जाएगा, तब खूब कगडा 
कर लेगे । कोई कहता है कि हमें तो सिर्फ ईक्वल डिस्ट्रीव्यूणन आफ वैल्थ 
(धन का वरावर बँटवारा ) पर ही ध्यान देना चाहिए। जितना घन हमारे. 
पास हो, वह सब को बरावर-वरावर सरीखे बाँट देना चाहिए । अभी तक तो 
ऐसा किसी मुल्क में नहीं हुआ हैं । फिर भी हाँ, हमारा घ्येय यह हो, तो 
ठीक हैं । लेकिन आज हमारे देश में धन ही कहाँ है ? जितना घन यहा है, 
वह सव वरावर वाँट भी दिया जाए, तो मुल्क भिखारियो का ही मुल्क होगा। 
उसमें कोई घनवान नही रहेगा । सव एक समान भले ही हो जाएँ, लेकिन 
जब तक हमारे देश में समृद्धि नहीं बढेगी, तब तक हमारी जनता का कुछ न 
बनेगा । तो क्या हमारी आजादी का मकसद यही है ? हमें बीच का रास्ता 
निकालना चाहिए । 
कई लोग कहते हे कि हमारा सारा उद्योग सरकार को अपने हाथ में लेना 
चाहिए । दूसरी तरफ आप कहते है कि सरकार ने चीनी के मामले में क्या किया ? 
ओर जितने उद्योग हे, उन्हे हाथ में लेकर सरकार को इसी तरह करना है। 
सरकार का क्या मतलव हैँ ? सरकार के पास इतने साधन नही हे कि वह अपनी 
व्यवस्था ठीक तौर से चछा सके । तब भी उसके ऊपर इतना बोका डालना, कि 
जो कुछ हमारा है, वह भी विगड जाए तो इससे क्या फायदा ? आज 
मुल्क में जितने उद्योग हे, और जिस तरह चल रहे हे, यदि सरकार के हाथ 
में आकर भी, कम-से-कम आज की तरह चलते रह सकें, तो में इस वात पर अपना 
पहला दस्तखत करूँगा कि हाँ, ले लो, इस सव का राष्ट्रीयकरण कर दो। लेकिन 
अगर आज ऐसी स्थिति है कि जो है वह भी विगड जाए, तो उसमें कोई भी 
हँेरानी की वात नही है । दुनिया के बहुत से देशो मे यही स्थिति है । लेकिन इस 
वात के पीछे उसमे कोई सपना रखता हो कि मुल्क को नष्टम््रप्ट करके उसके पीछे 
उसमें से कुछ नई वात निकालेगे, जैसा कि हमारे साम्यवादी भाई कहते हें। 
आप कलकत्ता में देख चुके, जहाँ रोज-रोज कोई द्वाम पर वम्व फेकते है, तो 
कोई मोटर पर, मकान पर या किसी फैक्टरी में | जैसे चन्द लोगों ने यह पेशा 
ही कर लिया हो, जिससे उन्हे कुछ पैसा मिले, कुछ ब्लैक मिले । जब बाहर 
के लोग अपने अणवारो में हमारे अहवारू का वयान पढेंगे, तो वे कहेगे कि यह 


चौपाटी, वम्बई ९६५ 


कैसा मुल्क है ? कलकत्ता हिन्दुस्तान का एक वडा शहर है, जो कितने ही उद्योगों 
का केन्द्र स्थान हैं । उस केन्द्र स्थान मे आप रात दिन यही घन्धा करें, तो 
उससे मुल्क को कितना नुकसान होगा, जैसे यह वात कोई नहीं सोचता । 

ऐसा फसाद करने का जिन लोगों का धन्धा ही है, उनको तो में कुछ भी 
नहीं कह सकता। उनको कहने से फायदा भी क्या होगा ? क्योकि उन लोगो ने 
तो मान लिया है कि इसी तरह से काम चलेगा। लेकिन आप लोगो को सम- 
भना चाहिए कि अगर मुल्क इस रास्ते पर जाएगा, तो वह अपनी आज़ादी का 
भी कोई फायदा नही उठा सकेगा । कुछ लोग कहते हे कि असेम्व॒लियो और 
पार्लियामेंट में इस सरकार के सामने कोई विरोध करनेवाला नहीं हैं। मगर 
विरोध करने का यह ढग नही है। ठीक ढंग से विरोध करने से तो लोकशाही 
मुल्को मे सरकार को भी इज्जत और मदद मिलती है । लेकिन हर रोज एक 
जुलूत निकाल कर सेक्रेटेरियट पर हल्ला करने से या किसी कारखाने के 
सामने जलता करने से पालियामेटरी विरोध नहीं होता । वह तो परदेणी 
सरकार को तग करने का तरीका था और तब, उन हालतो में ठीक था। लेकिन 
आज उससे क्या लाभ होगा ? तो हिन्दुस्तात में जितने लोग है, उन्हे आज 
अपनी जवावदारी समभनी चाहिए । आज तो हमको रिपब्लिक का एक नया 
कान्स्टीट्यूजन जारी करना है, जिस में सव वालिग छोगो को मत देने का अधि- 
कार मिलता है । मतलूव यह कि आज हर एक भारतवासी को अपनी जवाव- 
दारी का ख्याल रखना चाहिए । 

जब तक सब छोग अपना-अपना बोर उठाने मे लूय नही हो जाएँगे, तब 
तक मुप्तीवत वनी रहेगी । आज सरकार की ज्यादा से ज्यादा मुसीवत है । कुछ 
लोग कहते हे कि कण्ट्रोल मिटाओ । हमने एक दफ़े कण्ट्रोल निकाल कर देख 
भी लिया। उसमे हमारी वहुत वदनामी हुई। बहुत लोगो को मुश्किले आई, 
क्योकि तभी से,कुछ लोग पहले से भी अधिक फायदा उठाने छगे | आज कण्ट्रोल 
हटाने को सरकार क्यों राजी हो जाएँगी ? कपण्ट्रोल हटाने से न तो जान्ति होगी 
और न देय का कारोबार ही ठोक ठीक से चलेगा। क्योकि सरकार का काम 
व्यापार करने का नही हैं । जो सरकार व्यापार करेगी, वह भीख मागेगी । 
है काम सरकार से नहीं होगा । आज की दुनिया इस तरह की है कि हमें 
स्वतन्तता मिलने पर और अधिक मुसीवतते और कठिनाइया आईं हैं । उनको 
विन की कोशिय आपको करनी चाहिए। यह कप्ट्रोल हमने आज़ादी के बाद 


रद भारत की एकता का निर्माण 


नही रक्‍्खा । यह तो पहले भी था । आज्ञादी के साथ जो कठिनाइया आई है 
उन्हे भी हमें हटाना है । इसके हटाने में आपको साथ देना होगा । विना मिहनत 
किसी का पैसा ले लेता आम तौर से आदमी को ठीक छूगता है, केकिन यदि 
मुल्क का हित उससे विगडता है, तो इन्सान को वह काम नहीं करना चाहिए । 
पहले हम अब की वनिस्वत अधिक घन पैदा करें, उसके बाद वह सब हो 
सकता है। 
आज हमारे हिन्द का जो वजट है, उसका यदि अध्ययन करें, तो मालूम 
पडगा कि हमारे मुल्क का असलो हाल क्या है । हमें घनिको के ऊपर जितना 
कर का चोक डालना चाहिए, उससे भी ज्यादा हमने डाला है । लेकिन उस 
सब से जो पैसा आता है, उसमें से दो हिस्सा हमे हिन्दुस्तान के बचाव के लिए 
लश्कर रखने पर खर्द क्र देना पडता है। कोई कहता हैं कि लश्कर का खर्च 
कम्र करो। लछेकित हमारी एक मर्यावा है, और उस मर्यादा से आगे हम नहीं 
जा सकते । क्योकि मुल्क के दो टुकड़े होने से जो जरूम मुल्क को छगा हैं, 
हू अभी भरा नही हैँ । अपने पडोसी के साय अभी हमारी मुहब्बत नही है । हमें 
उम्मीद थी कि दो टुकडा हो जाने के वाद इधर पूरी शान्ति हो जाएगी और 
दो टुकडा करने का काम भी पूरी मुहब्बत से होगा । उसके वाद वह अपना 
घर चलाएँगे, और हम अपना । मगर वह अमी तक हुआ नही । जब तक अपने 
पड़ोसी के साय हमारा सम्बन्ध ठीक नहीं हुआ, तब तक हमें अपना घर 
समालते में ऐसी चौकसी करनी चाहिए कि कोई खतरा न हो । अगर हम 
ऐसा न कर सकें तो हमें सरकार से हट जाना चाहिए । इस प्रकार की हमारी 
तैयारी न हो, तो वह गुनाह होगा । यह सारी मुसीबत हमारी ही नहीं है। 
यह उनकी भी मुसीवत्त है, और वह इसे जानता भी है । 
उबर अभी तक कुछ लोग वात करते हूँ कि छाल किले पर हम भण्डा रूगा- 
ऐंगे । इधर कलकत्ता में एक जलसा हुआ, जिसमे लोगो ने प्रस्ताव किया 
कि हिन्दुस्तान का जो दो टुकडा हुआ है, उसे हम एक कर देंगे । दो साल के 
वाद आज ज़रा हिम्मत की है, तो वह हमारे काम में रुकावट डालने के लिए 
को है । इसमे दोनो देश एक नही हो सकते | जव हमने दो टुकडा मजूर किया, 
तव किसी ने नही कहा कि यह टुकडा न करो। सव ने कहा कि दो टुकडा होना 
अच्छा हैं । तो जिन छोगो ने आज यह वात उभारी है, वह उसी मनोवृत्ति का 
उदाहरण है, जिस मनोवृत्ति का नतीजा एक यह हुआ कि गान्वीजी का खून 


चौपाटी, वम्बई ९६७ 


हुआ । उसमे कई आदमी ऐसे निकले, जिन्होने हत्या में हिस्सा लिया। अगर 
फिर भी अभी तक हम उसी रास्ते पर चल रहे हे, तो उधर जाने में तो देश 
का नुकसान हैं ही । 

तो में इन छोगो को चेतावनी देना चाहता हूँ कि उस रास्ते पर जाना मूर्ख 
लोगो का काम हैं । इसका परिणाम भयकर होगा । खामखाह दुष्मन को यह 
कहने का मौका क्‍यों देते हो कि देखो, इनकी नियत बुरी है। हमारी नियत विल्कुल 
बुरी नही हें । हम चाहते हे कि पाकिस्तान फूले और फले । वह मजबूत 
वने । लेकिन हमको लूटकर मज़बूत वतने का मौका हम उसे नही देंगे । 

आप जानते है कि सारी जूट की खेती उनके वहा पाकिस्तान में पडी 
है। जव कि सारे जूट के कारखाने कलकत्ता में हे। अब हमने टुकडा तो किया, 
लेकिन सारे कारखाने इधर हे और जूट उधर है । वह किसान जो जूट के 
सिवा दूसरा कुछ पैदा नहीं कर सकता, अब अपनी जूट को इस तरफ भेज 
ने सके, और इधर के कारखाने जूट प्राप्त न कर सके, तो दोनो की आधिक 
व्यवस्था टूट जाती है । इस से उसको भी नुकसान है और हमको भी नुक- 
सान होगा । अब यह जो डिवैल्यूएशन ( मुद्रा का अवमूल्यन) हुआ, उसका 
भी यह नतीजा हुआ कि पाकिस्तान ने मान लिया इनके १०० रुपये की कीमत 
हिन्दोस्तान के १४५ रुपये के वरावर होगी । अर्थात्‌ हिन्दुस्तान से ४५ रुपये 
ज्यादा । तो ठीक है । और यह फैसला उन्होने इस प्रकार किया कि वें 
भव मुल्को से अछग रहे | तो १०० रुपये के जूट का दाम हम १४५ रुपये 
देंगे, उन्हें ऐसी उम्मीद थी। तो हम ऐसे वेबकूफ नहीं हें। हमने तय किया 
हम वेजा रकम नही देंगे। यदि ज़रूरत पड़ेगी तो कारखाने वन्द रक्खेंगे। लेकिन 
“उत वात नहीं मानेंगे । साथ ही हमें मालूम था कि कारखाने बन्द करने का 
अभय नहीं आएया। हमारे मुल्क मे जूट इतना पैदा हो सकता हुँ कि हमें 
चाहर से भगाने की जरूरत न पडे । तव देखो कि हमारी हालत क्‍या होती 
है दैंगे लड़ना नही चाहते, मुहब्बत से काम करना चाहते है। लेकिन 
हे कस पक से काम करना हो तो उसमें सब का नुकसान होगा । 
पा ३ अआ हमारे एल्क मे पैदा करनी चाहिए। तो वहा से जो 

कम नस्टर हैं, उन्होंने कहा कि देखो वे कहते हे कि हम अपने 

' / मे जूट पंदा करेंगे । देखो, उनकी नियत । 


तो क्‍या हमारी नियत ऐसी होनी चाहिए कि हम उनके पैरो पर ही पड़ते 


श्ध्द भारत की एकता का निर्माण 


रहे ? यह तो बुरी वात है । अगर वे ऐसी उम्मीद रखे, तो यह कितना गलत 
हैं । हाँ, मुहब्बत और मित्राचारी से यह काम हो सकता हैँ । इसके लिए 
हमने बहुत कोशिश की। लेकिन जितना किया, वह सब निष्फल जाता है। 
तब हमने निश्चय किया कि जितने जूट का हमने आर्डर दिया है, उसका 
डिवेल्यूएशन से पहले जितना दाम था, वह हम दे दें | वह दाम दे दिया, 
तब भी जूट उन्होने रोक ली, तव हमने निश्चय किया कि इस तरह तो काम 
नही हो सकता । इस तरह एक भगडऊे से दूसरा रूगडा निकलता गया, तो 
वह अच्छा नही हैं। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर पुकार-पुकार कर कहते हे 
कि भाई, जो भी भगडा हो, उसका आपस में फंसला करो । आपस में फैसला 
न हो, तो पचो के सुपुर्दे करो। हम इस बात के लिए तैयार हे। करोडो रुपयो 
का माल सिंधियों के पास से ठोक-ठोक के निकाल लिया और वह दवा कर 
बैठे हें। उसका फैसला भी वे नही करना चाहते । जब तक ऐसी नियत रहेगी, 
तब तक कोई दोस्ती नही हो सकती । तो उधर हमारी मिलकियत और इधर 
उनकी मिलकियत के बारे में कंगडा है, इसका फंसछा भी आरविट्रेशन 
(पैचायत) से होना चाहिए। ऐसा करना हो, तो हम तैयार हे। इस प्रकार 
जितने हमारे प्रशत हे, वह इस तरह के हे कि जिनका फैसला आपस में बैठ 
कर हो, तो वह हो सकता हैँ। लेकिन हम दहाँ तक आने का खर्चा अपना नहीं 
करेंगे । वहाँ तक आपको भी थोडी सी मुसीवत आए तो उठानी पडेंगी। वह 
उठाने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए | हम किसी के साथ लडाई तो 
करना नही चाहते । दुनिया में किसी भी मुल्क को दवाने की कोशिश हिन्दो- 
स्तान ने आज तक कभी नहीं की। कमी भविष्य में भी वह वैसा करने 
इरादा नहीं रखता | लेकिन अपने देश को अपने पैरो पर खडा रखने की हम 
कोशिश करें और आप उसमें रुकावट दे, तो वह नही चलेगा । 
तो मेने कहा कि हमारे मुल्क में आज जितनी मुसीवतें है, उसका वा 
हिस्सा इस कारण हैँ कि हम दोनो में मुहब्बत नही है । खाली मुहब्बत का 
अमाव ही नहीं है, साथ ही इतने और कारण भी जमा हुए है कि जिनकी 
वजह से आपस में घबंण रहता है । इस घरंण से यदि कभी भगडा हो तो 
उस दशा में अपनी रक्षा करने की पूरी तैयारी हमारे पास होनी चाहिए । उसके 
लिए हमे सव चीज़ो की तैयारी करनी पडेगी । कई लोग कहते है भई, गान्वी 
के प्रोग्राम पर चलो । गवर्नमेंट अपनी रक्षा के लिए जो सामग्री रखती है, 


चौपाटी, वम्बई २६६ 


जो लश्कर रखती है, उस सबके लिए जो कुछ हमे चाहिए, वह सब हमें 
अपने यहाँ बनाना चाहिए । हिन्दुस्तान में उसके लिए हमें कारखाने 
चाहिएँ । हमारे जो पुराने कारखाने हे, आज उनको भी हमें वढाना है। अब 
नये कारखाने भी हमे चालू करने हे। 

कुछ लोग कहते हे कि हमारे मुल्क को उद्योग मे मत डालो | हमारा 
मुल्क तो कृषि पवान है । यहाँ के अधिकाण लोग तो देहात मे पडे हे। यह 
सव सही है । हम गान्बी जी के साथ सारी उमर रहे। हम कोई ऐसे पागल 
तो नही हो गए कि उनको भूल जाएँ । लेकिन गान्धी जी की वात का यह 
मतलब नही कि हम कारखाने खतम कर दे, या जो हे सिर्फ उनको रखें और 
नये ते बनाएँ। उसका यह भी मतलव नहीं कि हम सिफफ देहात का ही काम 
करते रहे, या सिर्फ देहात में जो पैदा हो वही खाएँ। गान्वी जी चाहते थे 
कि हर गाँव स्दावलम्बी हो, हर गाँव अपने गाँव मे सब कंगडो का फैसला 
करे, हर चीज वे अपने यहाँ पैदा करें । हम भी वही चाहते हे । लेकिन हम 
देखते है गाँवों में से भाग-भाग कितने ही छोग वम्बई, कलकत्ता बौर दिल्ली 
में जाते है । देहात को ठीक करने में तो कुछ समय जरूर लगेगा ही। कछेकिन 
इस तरह कारख्तानो को वन्द करने से क्या लाभ होगा ? अगर हमे नये कार- 
खाने नहीं चलाने तो यह फौज कहाँ से पाली जाएगी ”? उसका काम चलाने 
के लिए देहात में से तो रास्ता नहीं बनेगा | इसके लिए पेट्रोल चाहिए, वह 
देहात में कहाँ मिलेगा ? इसके लिए सामान चाहिए, यूनीफार्म चाहिए, कपडा 
चाहिए, मोटर चाहिए, लारी चाहिए, और भी कितनी ही चीजे चाहिएँ । 
अपनी वडी फौजो का इन्तज़ाम हम देहात मे नहीं कर सकते । इसके लिए 
कारखाने चाहिएँ, उसके लिए छोहा चाहिए । लोहे का एक कारखाना जम- 
शेदपुर में हे, उससे हमारा काम नहीं चलता । वाहर से लोहा मेंगाना पडता 
हैं। उसके लिए वहुत दाम देना पडता है। तो हमे सोचना हैं कि उस का क्‍या 
इन्तज़ाम करें। और कोई इन्तज़ाम हमारे पास हैँ नही । तो इन सब कामों के 
लिए हमे कारखाने भी चाहिएँ। उधर हम चाहते हे कि गाँव भी सुखी हो 
ओर वे समृद्ध बनें । तो हमें दोनो का मिश्रण करता पड़ेगा | हमे कारखाने तो 
चाहिएँ, पर उन्हे कौन चलाएगा ? यदि गवर्नमेट चला सके तव तो ठीक । 
लेकिन अगर सरकार न चछा सके, तो जिनको उद्योग का अनुभव है, कौर 
उनको जो चला सकते है, उन छोगो की मार्फत हमे यह काम करना पड़ेगा । 


३०० भारत की एकता का निर्माण 


उनका भी साथ हमें चाहिए। रात-दिन उनके साथ हम लडठते ही रहे, तो उससे 
हमारा काम नहीं चलेगा । इन उद्योगों में मज़दूरो और कारखाने के मालिको 
का मिश्रण होना चाहिए | यह हो सकेगा, तभी हमारे देश के कारखाने सफ- 
लता पूर्वक चल सकेंगे । 

कूछ लोग कहते हँ कि बाहर से धव छाओ । बाहरवाले कहते हैं कि 
अगर हम आपके मुल्क में घन लछाएँगे तो उससे पहले यह देंखेंगे कि उससे 
फायदा कितना है, वे अपनी-अपनी झार्तें भी लगाना चाहेगे । यह भी एक बडी 
मुसीबत है । इस मुसीबत में जो काम करना है, उसमें छोटी-छोटी मुसी- 
वर्तों से नहों घवराना चाहिए । में यह कबूल करता हूँ कि बम्बई में जितने 
काग्रेस के साथ देनेवाले लोग थे, करीब-करीब उनका रोजगार भी चला 
गया । जो मध्यवर्ग के लोग थे, उनका व्यापार भी टूट गया । क्योकि हरेक 
प्रकार का कण्ट्रोल आया तो नए नए लोग खेडे हो गए। उसमें जो वाकी रोज़- 
गार करनेवाले छोग थे, वे भी कुछ बदनाम हो गए | उनके नौकर चाकर, 
गुमाश्ते सब बेकार बैठे हें । कई लोग हमें गाली भी देने छगे । भगर वह 
वेवकूफी की वात हैं । इससे किसी का कोई काम नही चलेगा । 

कुछ लोग कहते है कि हमें जल्दी से जल्दी कण्ट्रोल खत्म कर देने चाहिए, 
जिससे हमारा काम चले । उनका कहना है कि कण्ट्रोल खत्म होगा, तभी हमारे 
काम में प्रगति होगी । परन्तु व्यवहार में हमने थोडा कण्ट्रोल हटाया ही था 
कि नफा करने को कुछ लोग जल्दी-जल्दी वहाँ पहुँच गए | तो आज यहाँ जो 
कुछ हो रहा है, हमारे मुल्क में आज जितनी वेचैनी, बदनामी और भगडा 
है, वह सब क्रान्ति का एक नतीजा है । एक गुलाम मुल्क को आज़ादी तो 
मिली है, मगर गुलामी का असर अभी तक उस पर से नहीं गया । ज्ब 
चरित्र विगडा हैँ, तो कण्द्रोल कहाँ चछ सकता है ? बहुत-से लोग कहते हे कि 
कण्ट्रील में वडी ,घूसखोरी होती हैं ॥ उसका उपाय क्यो नही करते ? ठीक 
है । मगर जव घूस देनेवाले और घूसखोर मिल जाते हे, तो उन्हें पकडना 
आसान नही होता । उसका उपाय क्‍या हूँ ? इसका उपाय तो यही हैं कि 
घूसखोर जब कायदा-कानून से पकडा जाए, तो उसको सज़ा हो । लेकिन 
उसके लिए भी तो आपका साथ चाहिए, जनता के सशक्त सहयोग के बिना 
यह दुराचार किस तरह रुक सकता हूँ ? 

आज बहुत-से लोग कहते है कि यह पुलिस अपना काम क्यो नही करती ? 


चोपाटी, वस्पई रैग 


पुलिस वेचारी क्या करे ? आखिर यह पुलिस किसकी हैँ ? क्या यह वाहर से 
आई हैं ? वह किसी परदेसी का हुक्म तो नही उठाती हैँ । आज पुलिस 
हमारी हैं। इसकी इज्जत हम नही बढाएँगे तो कौन बढाएगा ? अगर हम 
उप्तको उत्साह देनेवाले काम न करे, यदि हम उसकी इज्जत न करें और 
सदा यही कहते रहे कि हमारी पुलिस खराब है तो इसका मतलरूव यही होगा 
कि हमारी सारी नेशन खराब हैँ। तब दुनिया में हमारी आवरू इज्जत क्‍या 
होगी ? हमे अपने मुल्क मे से यह चीज़ हटानी हैं। इस ओर हमने कुछ काम 
भी किया है । हिन्दुस्तान के वाहर के लोग तो यही कहेंगे कि इन लोगो ने 
दो साल में बहुत काम किया है । हम यह नही उम्मीद रखते थे कि हिन्दु- 
स्तान इस तरह से काम कर सकेगा । हमारा तो स्यारू था कि वह टूट 
जाएगा । लेकिन इन लोगो ने इतना संगठन कर लिया और श्वान्ति पैदा कर 
ली, जिसकी उम्मीद न थी । हम तो जानते थे कि यह चलनेवाली चीज़ 
नही है । लेकिन यह चली और इस तरह चली कि बाहर के देणो में हिन्दु- 
स्तान की इज्जत वहुत वढ गई । 

में जानता हूँ कि इज्जत से पेट नहीं भरता । लेकिन इज्जत भी तो कोई 
चीज़ है । वाहर दुनिया मे हमारी कदर हुई, यह ठीक हैँ । लेकिन हमारी 
कदर हमारे घर में नही है, और इसका उपाय करना चाहिए । तो इसके लिए 
हमे सारे देश की जनता को साथ लेना होगा । तो मे बम्बई में आप लोगो 
से बडे प्रेम और अदव से यह अर्ज करने के लिए आया हूँ कि एक दूसरे की 
निनन्‍दा करने से हमारी वाहरी इज्जत भी चलो जाएगी । उससे हमारा कोई 
काम नही वनेगा। में चाहता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम करो और गलत रास्ता 
छोड दो । लडाई के ज़माने में आपको जितना फायदा उठाना था, उठा छिया। 
उन दिनो में कुछ लोगों ने धन पैदा करने का रास्ता लिया था। आज यह 
समय भाया हूँ, जव कि हर किसी को अपना पसीना बहाना है, कडी मेहनत 
करनी है । पूरी मिहनत करके एक दफा अगर हम हिन्दुस्तान को ठीक कर 
दे, तो बहुत भच्छा होगा। हमारे देश का भविष्य बहुत ही अच्छा है, इस में 
मुझे कोई शक नहीं। लेकिन हमें दो-चार सार मेहनत कर के सभालना 
हैं। यदि दो-चार साहू इस बच्चे की हम ठीक हिफाजत कर छे, तो बाद में 
यह दोइता घलेगा । 

जैसा कि मेने अभी कहा था, हमारी इज्जत बाहर तो वढी ही है । हम 


२३०२ भारत की एकता का निर्माण 


यह नही कहना चाहते कि हम छोगो ने कुछ किया हैं। वहुत-से लोग इस 
वात को जानते हे कि ऐसी बात नही है कि हमने कुछ भी नहीं किया । जो 
काम हमने किया है, कुछ उससे फायदा भी हुआ है और हमारी इज्जत भी 
वढी हूँ । अगले काम के लिए भी हमने भूमि तैयार की है । हिन्दुस्तान का 
टुकडा हो जाने पर भी आज जितना हिन्दुस्तान एक हुआ है, उतना वह पहले 
कभी नही था । हिन्दुस्तान के सारे इतिहास में वह कभी इतनी बडी इकाई 
नहीं था, जितना आज हुआ है। आज मुल्क में शान्ति भी है । आज हमारे 
यहाँ न आपस के झूंगडे हें और न कोमो के। अब मुल्क को ठीक करना 
है । उसके लिए हर आदमी को अपना ककत्तंव्य पालन करना चाहिए । और 
समभना चाहिए हमारा कर्तव्य क्या है ? यह न समझे तो हमारा काम नही 
चलेगा । 

में तो आज बम्वई में बैठा हूँ, लेकिन पहले मेने जितना किसानो का काम 
किया है, उतना किसी ने नही किया। मेंने उनकी काफी सेवा की है। में फिर 
से उनमें जाना चाहता था, मगर अब मेरी सेहत अच्छी नही है । अगर मेरी 
उमर ठीक होती, तो मे हिन्दुस्तान भर को हिलाता और खुद फिर से किसानो में 
जाता | लेकिन आज तो में यहाँ ही से देश भर के हर एक किसान से अपील 
करना चाहता हूँ कि आप को यह नहीं कहना चाहिए कि आपको इतना पैसा 
मिले, तभी आप अनाज देंगे, तभी आप अनाज पैदा करेंगे । यह समय आया 
हैं, जब आपको देश का हित सव से वढकर देखता है । अभी तो वह समय है कि 
जो कुछ मिले, आप मजूर करें। हमारे करोडो भाई-बहन पडे है, जिसको आज 
खाने को अनाज नही मिलता । जिनके खाने के लिए हमें बाहर से अनाज 
मेंगवाना पडता है | इसका वहुत भारी बोक है और यह वोक हमारे खुद के 
ऊपर पडनेवाला है । हिन्दुस्तान गिरा तो सब गिरेंगे । छेकित हम उसे 
गिरने नही देना चाहते । तो हम सवका धर्म है, कि ज्यादा अनाज पैदा करें 
और उसे अपने पर कम-से-कम खर्च करें। किसी भी तरीके से अनाज का नुक- 
सान हो, वह वरवाद हो, इस तरह की कोई चीज़ हमे नही करनी चाहिए । 
आज आप ज्यादा-प्रे-ज्यादा अनाज पैदा कीजिए, देश को जितनी रूई और 
जूट की जरूरत है, उतनी रुई और जूट पैदा कीजिए । अपने मुल्क को अपने 
पैरो पर खडा करने में आप जितनी भी हो सके, मदद दें। 

मजदूर भाइयो से भी मे वडी अदव से कहता हूँ कि वे चाहे जितने दल- 


चौपाटी, वम्बई रै०३े 


वल बनाएँ । एक दल, दूसरा दल, साम्यवाद, समाजवाद, मिथ्यावाद, वक- 
बाद, चाहे जो बनाएँ, सव ठीक हूँ । छेकिन यह तव तक, जब तके यहा एक 
छत्र छाया है । जब मुल्क में आप कुछ पैदा करेगे, तभी तो बढेगे । लेकिन 
कुछ पैदा ही न किया तो ? तब तो जैसे एक हड्डी के टुकडे पर कुत्ते पड़ते 
हैँ और एक दूसरे को काटते हे, वही हाल होगा । उससे कोई फायदा नही । 
उससे तो मुल्क की इज्जत भी गिर जाएगी। तो ज्यादा से-ज्यादा उत्पादन 
करो । अपने हक को मांगो, खुशी से माँगो । छेकित हमारा जो आथिक 
ढाँचा है, उसे ठीक ढग से सेभालो--ओऔर उसे मत विगाडो | देंश की जलरत 
के लिए ज्यादा धन पैदा करो । 

में पूजीपतियों से भी कहता हूँ कि आज आप नफा पैदा करने की नजरें 
छोड दो । आज तुम्हारी निगाह अपनी इज्जत पैदा करने की ओर होनी 
चाहिए । तुम बहुत वदनाम हुए हो । तुम्हारे वारे मे काला वाज़ार, सफेद 
वाजार, वहुत त्तरह की बाते लोग कहते हे । वे सब बाते अब भूछ जाओ और 
हर तरह से निश्चय करो कि साल, दो साल, या तीन साल, नफा खाने की वाते 
छोड़ दो । अभी भी नुकसान उठाने को तुम्हे कोई नहीं कहता, मगर अब 
नफो का छारूच छोड, पहले मुल्क को मजबूत बनाने का काम करो, उसके 
बाद नर्फ की वात सोचना । 

कहा जाता है कि पिछले मध्यम वर्ग को बहुत दुख उठाना पड़ा । सही वात 
हुँ । लेकिन जब हम मध्यम वर्ग की व्याख्या करते हे, तो उसमें किसको डालना 
और किसको नही डालना, यह मुश्किल हो जाता है । उसमे सव घुस जाते है 
तो दुख उनको भी हूँ । आज हिन्दुस्तान में सव वर्गों को दुख है । लोग मानते 
है कि धनी वर्ग को सुख है मौर वाकी सव दुखी हैँ। में यह नहीं मानता 
कि जिसमे खाने को ज्यादा हो और इज्जत न हो वह सुखी जीवन है। क्योकि 
खाली पेट भरने से तो कोई काम नही होता है। वह तो जानवर भी करता 
हु । 

आजकल धनिक वर्ग को गाली देना जँसे हमारा कत्तंव्य हो गया हैं । किसी 
को लीडर बनना हो तो वही शुरू करे, नही तो काम नही चछृता । मगर उससे 
न घ॒निक को फायदा हैँ, न गाली देनेवाले को ही । तो हमारा काम तो सब को 
समभाना है । सब को साय लेना हैं । आप कहते है कि दुनिया में दो बड़े 
दल है और दो वाद है । एक साम्यवाद दुनिया के बहुत बड़े हिस्से मे फैछ 


३०७ भारत की एकता का निर्माण 


रहा है । दूसरे कंपिटलिस्ट लोग हे। ठीक है । लेकिन हम कहाँ आते हे? 
न हम साम्यवाद में हे, न पूजीवाद में । पूजीवाद भला हो या बुरा, 
लेकिन आज दुनिया में सबसे धनवान, सुखी, मज़बूत और प्रतिष्ठावान मुल्क 
अमेरिका है । तो जो पूजीवाद वहाँ है, उतना दुनिया में और कही नही। 
फिर भी छोग वहाँ सुखी हे । वहा के मज़दूर को जो वेतन मिलता है, वह 
कही और के मजदूर को नहीं मिलता | हमारे जो घनवान लोग हैं, व 
उनके धनवानो के मुकावले में तो कुछ भी नहीं। तो इस भगडे में हमे नहीं 
पडना है । हमारा काम तो यह है कि देश के सब लोगो को साथ मिलाकर 
एक ऐंसा रास्ता निकाले, जिससे चार-पाच साल में देश में पूरी ताकत आ 
जाए। इस काम में हमें सब का सहयोग लेना है । > 

उसके लिए हम अगर काम नही करेंगे, तो आज तो हम जैसा-तैसा काम 
चलाते रहे हे, लेकिन भविष्य में घोखा खाएँगे । इसलिए मेरी आप लोगों 
से एक ही प्रार्थना है कि जो थोड़ा दुख आया है, उसे आप सहन करें । आपके 
दुख को हम जानते हे। हम इसकी कदर करते है कि आप लोगो ने दुख सहन 
किया है। लेकिन आज भी आप कायर न बनो । कायरता आदमी को बेजान 
बना देती हूँ । हम लोग तो सैकडो सालो की गुलामी को बरदाइत किए रहे । 
अब आज्ञाद हुए हे, तो थोडे समय के लिए इतना थोडा सा कष्ट और वरदाशत 
कर ले तो सव ठीक हो जाएगा। लेकिन इस कायें में हमें आपका साथ चाहिए। 
अगर आप सब साथ देगे, तो मेरा विश्वास है कि हम इस मुल्क को ऐसी 
जगह पर पहुँचा सकते हे, जब कि दुनिया में हर जगह उसकी फिर से 
कदर हो । तभी वह दुनिया में शान्ति फैलाने के काम में योग्य हिस्सा ले सकेगा 
और गान्वी जी ने हम से जो उम्मीद रखी थी, उसी रास्ते पर जा सकेगा । 
लेकित अगर पहले हम अपना घर ठीक नही करेंगे, तो हम न तो गान्धी जी 
के रास्ते पर चल सकेंगे और न किसी और रास्ते पर। तव हमारा मुल्क वेजान 
वन जाएगा । जब तक बाहर से हम पर कोई आक्रमण नही करता, तब तक 
तो ठीक है । लेकिन यदि कोई आक्रमण करनेवाला आया, तो फिर से हमे 
गुलाम नहीं वनना है | इसलिए आज की जो प्रजा है, उसके ऊपर बहुत बडी 
ज़िम्मेवारी है । आज की प्रजा का कर्तव्य है कि भविष्य की प्रजा के हित के लिए 
आज दुल्लो को भी वरदाव्त करे | आज हमे भविष्य की प्रजा के सुखो की नीच 
डालनी हैँ । उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। 


292७ के छ३% >१४०७४ >)98 ४20)» २२६) ॥0ण #ह] कोरे।डि0॥0 के ०५७३४ १४४४६ »४ 


ऐ 


| 


अनिजल>नन+ ५ ब>>> न+ 





चौपाटी, बस्बई रेग्प्‌ 


अब जितनी वातें मैंने आपके सामने कही है, उन पर आप विचार करे। 
अगर वे समझ में भा जाएँ, दिल में उतर जाएं, तो उत्त पर पूरा अमरू करे। 
मेंने तो जितना हो सका, अपनी जिन्दगी में कर लिया। मगर आज भी बहुत 
काम करने को वाकी है। मेरे जीवन के जो थोडे दिन रह गए है, उनमें भी 
जहाँ तक मुझ से वन पडेगा से काम करूँगा । लेकिन अब ज्यादातर तो वोक 
आप लोगो के ऊपर ही पडेगा। तो मुझे उम्मीद है कि मेने जो बाते कही है, 
उन्हे दिल में रकखेगे और उन पर सोचेंगे और अमल करेगे। 


( २५ ) 


मुझे बंगाल का ददे हे 


कलकत्ता, 
२७ जनवरी, १९५० 

बहुत दिनो के बाद आप लोगो का दर्शन करने का मौका मिला | बहुंद 
दिल चाहता था मिलने के लिए । वार बार मेने कोशिश की, लेकिन अपनी 
शारीरिक कमजोरी की वजह से में हिम्मत नहीं करता था । लेकिन आखिर 
ईदवर की कृपा से मुझे आप लोगो से मिलने का जो अवसर मिला हे, इस 
अवसर पर में आप से दो शब्द कहना चाहता हूँ । मे बगाल के दर्द को पूरी 
तरह से जानता हूँ । मुझे रात-दिन इसका ख्याल रहता हैँ । बगाल के लिए 
भेरे दिल में काफी दर्द और हमदर्दी रहती है । लेकिन कितना भी दर्दे और 
कितनी भी आपत्ति आए, बगारू की जनता पर हमारी पूरी श्रद्धा है । यह 
कोई पहला मोका नही है। सारे हिन्दुस्तान की आजादी की नीव जब से डाली 
गई, तव से आज तक जब-जब मुसीवतें आई, तव-तब बगाल ने बहादुरी दिखाई। 
पहले तो वगाल पर, हिन्दुस्तान पर, जब परदेसी हुकूमत थी, तब परदेसी 
हुकूमत को हटाने के लिए जो कोशिश हुई, उसमें बगाल के नेताओं का और 
बगाल के नौजवानों का जो हिस्सा था, उसके कारण बगारू पर काफी 
जुल्म किया गया । उसका आपने वडी हिम्मत से और बडी बहादुरी से मुका- 
बला किया । उसके लिए सारा हिन्दुस्तान वगाल का ऋरणी है और उस 


मुझे बंगाल का दर्द हे ररे०७ 


वगाल को हिन्दुस्तान कभी भूल नहीं सकता । इसके वाद विदेशी हुकूमत हट 
गई, या हटने को तैयार हुई । तब आधी हुकूमत तो परदेशी थी, लेकिन जब 
आघी अपनी हुई, तव मुस्लिम लीग का एक प्रकार से आवा राज्य हो गया। 
आधी हुकूमत उतकी हुई, और आधी अग्रेज़ की हुई। वीच में कोई हमारा हिस्सा 
था, तो नाम का था । छेकिन उस समय आप पर काफी मुसीवत पड़ी, और 
उसका सामना आपने किया वगाल पर आए टाइरेक्ट एक्शन डे” को हिन्दो- 
स्तान कभी भूल नही सकता । उस दिन और उसके वाद कलकत्ता का जो 
हाल हुआ, उसे कौन भूल सकता है ? कैसे भूछे ? छेकिन उसमे से भी आप 
निकल आए । उसके वाद नोआखाली में क्‍या हुआ ? उसे भी हिन्दुस्तान 
कैसे भूल सकता हूं ? तो उसमें से भी आप छोग निकल आए। 

उसके वाद समय आया और यह कहना भी मुश्किल हो गया कि अब 
चमगाल का क्या होगा । पर जब ऐसा समय जाया, तब गान्वी जी इधर ही थे। 
वे नोगाखाली मे गए। उन्होने गाँव-गाँव पैदल चलकर लोगो के दुख में हिस्सा 
लिया, लोगो को कुछ सहारा दिया । उसके बाद वे कलकत्ते में भी कुछ 
रोज ठहरे। गुस्से में आकर, या अपने दुख के कारण गुस्से में भरे हुए हमारे 
बिहारी भाईयों ने भी उसी समय पर रोप प्रगट किया, और उसकी आग 
हिन्दुस्तान मर में फैली । यह आग उत्तर हिन्दुस्तान में ज्यादा फैली । उसका 
किस्सा आप सव को मालूम है । छेकिन वाद में ऐसा समय आया कि जब 
हमने सोचा और सारे हिन्दुस्तान की एक राय हुई। तव आप की भी 
उसमे यही राय थी कि यह्‌ समय ऐसा है कि हमे किसी न किसी तरह 
से परदेशी हुकूमत को इधर से हटाना हूँ, और उसके लिए जो कुर्बानी 
करनी पडे, सो करे | क्योकि जब तक अग्रेज हटे नही, तव तक मुल्क में शान्ति 
होना असम्भव था, और दोनो कौमो के वीच फ्रगढा मिटना भी मुश्किल था | 

उस समय हमने यह निश्चय किया कि अगर हिन्दुस्तान का दुकड़ा 
करना ही पड़े, तो एक शर्ते पर हम उसे मज़ूर कर सकते हैँ कि पजाब के भी 
दो हिस्से होने चाहिए औौर वगाल के भी दो हिस्से होने चाहिए । 

यह ईश्वर की लीला हैँ कि कभी अग्रेज ही वगाल को तोड़ना चाहते थे, 
उसके दो हिस्से करना चाहते थे। तव जाप छोगो ने उसको रोका था। रोकने 
के लिए काफी कर्वानो भी आपने की थी। सारे हिन्दुस्तान ने तब आपका 
साथ दिया था। अब उसी वगालर के दो हिस्से करने के लिए हमे खुद कहना 


श्ग्य भारत की एकता का निर्माण 


पडा और हम सब ने माव लिया कि उसके सिवाय कोई चारा नही हैँ । तब 
हिन्दुस्तान में कोई ऐसा नही था, जो अपनी' आवाज जोर से उसके विरोध में 
निकाले । क्योकि सब समझ गए थे कि उसके सिवाय कोई और रास्ता दिखाई 
नही देता । और साथ ही हमने सोच लिया कि कलकत्ता हमारे पास न रहे, 
तो हम किसी भी हालत में टुकडे की वात मजूर नही कर सकते | मुसलिम 
लीग के नेता इसको नही मानते थे । वे जिसे पाकिस्तान मानते थे, उसको 
तो हम मजूर नही कर सकते थे । उनका कहना था कि उन्हें सारा ही छेना 
हैं। सारा बगार ओर सारा पजाब | उसका भंगडा चलता रहा। आखिर 
उन्होने भी मान लिया और हमने भी मान लिया | लेकिन इसे मानने के बाद 
भी उसका जो नतीजा आया, और जो खून-खराबी हुई, उससे हिन्दुस्तान 
को चोट लगी । वह चोट अभी तक ठीक नही हुई, और उसको ठीक होने में 
कुछ समय लगेगा । उसमें वगारू को काफी घाव लगे । उसका घाव गहरा 
है, उसके भरने में भी समय लगेगा । उसके लिए घीरज चाहिए, हिम्मत 
चाहिए । 

आपके पास पहले भी काफी ऐसे मौके आए, जिनमें आपने घीरज और 
हिम्मत दिखाई । आज भी वैसा ही मौका है कि सत्र से काम लिया जाए। हिम्मत 
रखो । अच्छा दिन ज़रूर आएगा, लेकिन अपने हाथ से हमें परिस्थिति 
को विगाडना नहीं चाहिए। अपने काम को हमें हिम्मत, घीरज और समभ 
पूर्वक करना पडेगा। गुस्से से कोई काम नही होगा । जल्दवाज़ी करने से भी 
काम विगडेगा | हमारे जो भाई हमसे अलग हुए हे, उनमें हिन्दू और मुसलू- 
मान दोनो हे। में पजाव की वात छोड देता हूँ | में खाली बगाल की बात 
करता हूँ । वहाँ भी दोनो हिन्दू और मुसलमान सुखी हो, इधर भी दोनो 
सुखी हो। हमारा घाव जल्दी भर जाए, हमें ऐसा प्रयत्त करना चाहिए। 
दोनो तरफ से हिम्मत, धीरज और बुद्धि से काम लेना पडेगा । पुरानी बातें 
हम में से कई लोग न इघर भूल सकते हे और न वहाँ भूल सकते हे, और 
इसी से वार-वार भगडा होता है । तो बगाल का दर्द किसको माछूम नही है ? 
हमारे जो लछोग वहा पडे हे, वे आज परदेशी हो गए । जो करू तक हमारे 
भाई थे और हमारे साथ हमारी आज़ादी की लडाई में शामिल थे, वे सब 
आज परदेशी हो गए । हम गौर वे ऐसे अलूग हो गए कि एक दूसरे के दुख 
में सहानुभूति तक नहीं दिखा सकते हूँ । 


मुझे बंगाल का दर्द है रे०६ 


अभी अफ्रीका मे भी हमारे छोग पडे हुए है । दक्षिण अफ्रीका वाले भाइयों 
से हम सहानुभूति दिखा रहे हे, और उनका जो नैतिक साथ देना चाहिए, वह 
भी हम देने की कोशिश कर रहे है । वे आज माने हुए अफ्रीकन नागरिक हे, 
त्तव भी हम पर उनका हक है। यह एक पुराना हक हैँ । वगाल के यह जो दो 
हिस्से हुए, इस तरह से वे पुराने भाई-वन्धु कोई अलग थोडे ही हो सकते 
हुँ ? हमारी रिश्तेदारी, हमारा सामाजिक सम्बन्ध, हमारे आर्थिक सम्बन्ध, वे 
सब टूट कैसे सकते हे ” तो यह तो हम भूल नहीं सकते । लेकिन इसमे 
जो मुश्किले और रुकावटे पडती है, उनको रफा करना हो, तो पहले हमे अपना 
घर ठीक करना चाहिए । 

हमारा घर अगर ठीक न हो, तो हम वाहर किसी की मदद नही कर 
सकते। तो दुख तो हमारे सामने है ही। छाखो आदमी इधर आकर पड़े 
है, कलकत्ता में पडे है, वगाल के दूसरे हिस्सो में पडे हे। ये सब भागे भागे 

यहाँ आए है । अपनी माऊ मिल्कियत वही छोड कर आए हैं, सगे सम्वन्धियों 

को छोडकर आए है । कई छोग उनको वहकाते भी है, कि यह गवनेमेट कुछ 
नही करती, सेट्रल गवर्नेमेट कुछ नही करती, प्रान्त की गवनंमेट कुछ नही 
करती । लेकिन इससे उनको कुछ फायदा नही मिलता है, उनका दुख मिटता 
नही हैं । में आपके सामने सोचने के लिए जो वात रखता हूँ, वह यह है कि 
हमे इन छोगो का दुख मिटाना हो, तो हमे पहले अपना घर ठीक कर लेना 
ताहिए । और उनका दुख मिटाना हमारा कतेव्य हे । 

आज हम वगाल में, खासकर कलकत्ता मे, जिस एक चीज़ को देखते 
है, उसे सारा हिन्दुस्तान देख रहा है। जिस से हिन्दोस्तान को दुख होता 
वह यह हूँ कि हर रोज़ कूुछ-न-कुछ ऐसी बाते अखबारों में आती 
कि कलकत्ता के किसी भाग में, किसी हिस्से मे या अमुक गछी में वम पडा 
हूँ, या अमुक जगह वम फटा है । इधर कोई क्रेकर फेका, उधर कोई ट्राम 
जलाई, इवर एक मोटर जला दी, उधर पुलिस को चोट लगी, इधर पुलिस 
का आदमी मर गया, उधर नौजवानो को पकुंडा, इधर किसी को जेल मे रखा, 
उघर किसी ने जेल में फाका किया | ऐसी बाते हम रात-दिन अखबारों में 
पढते हूं । तब ऐसी हालत मे दुखी भाइयो का काम किस तरह हो सकता हैं ? 
जिन लोगो पर दुख पडा है, उनके दुख की तरफ ध्यान देना मुश्किल हो जाता 
हूँ । जब हम इस मुसीबत में फंसे, तो उनको कैसे ठीक करें ? बाहर के 


/2॥+ /3॥# :॥7 


रै० भारत की एकता का निमाण 


लोगो को तो यही मालूम होता हैँ कि सारे कलकत्ते में इतनी अराजकता 
फैल गई हैं कि वहाँ कुछ काम करना ही मुश्किल हें, और रहना भी 
मुश्किल है । 

पर जब लोग इधर आते हे, तो उन्हें मालूम पडता है कि ऐसी कोई 
बात नही है । चन्द लोग बिगडे हे, और वे मुदठी भर लोग सारे कलकत्ता को 
तग करना चाहते है । वे वगाल की सरकार को भी तग करना चाहते हैँ, और 
लोगो को भी तग करना चाहते हें और एक प्रकार का जुल्म करके सबको 
डराना चाहते है । उनकी क्‍या मशा है, यह में नही समझता । क्योकि हमारी 
समम में नही आता कि इनका मतलब क्‍या है और वे कया कराना चाहते हैं ” 
में कम्यूनिस्ट आइडियौलोजी ( साम्यवादी आदर्शों ) को समझ सकता हूँ । 
लेकिन मे यह नही समझ सकता कि इस तरह से नुकसान करने से या वम 
डालने से या घीगामस्ती करने से कौन सी चीज़ मिलनेवाली हैं | लेकिन 
इसके साथ ही मुझे दुख भी होता हैं कि कलकत्ता में रहने वाले लाखो नाग॑- 
रिक इस चीज़ को क्या समभते हूँ और इसकी तरफ उनका ध्यान क्यो नहीं 
जाता ? क्‍या उनका फर््ञ नही कि वे उसका झूयाल करें ”? पुलिस का काम 
एन कामो को रोकने का ज़रूर हैं । लेकिन लोगो का यह सोचना कि यह 
सरकार का काम है, हमारा काम नही है, बडा गलत ख्याल है। क्योर्कि 
आज देश में जो हुकूमत है, वह परदेशी नही है । परदेशी हुकूमत के जमाने 
में जिस ढग से हम काम किया करते थे, उस ढंग से अब हमारा काम नहीं 
चल सकता । हम से वैसा नहीं हो सकता, और न होना ही चाहिए। 
हाँ, जव आपका रुयारू होगा कि हमें यह हुकूमत नहीं चाहिए, उस समय 
आप खुद इसे हटा सकते हे । 

हमारे प्रधान मन्‍्त्री इधर आए, हमारे और नेता इधर आए और उन्होने 
देखा और कहा कि अच्छा, यदि आप नए चुनाव करना चाहते हे, अपनी गवरने- 
मेंट बदलना चाहते है, तो हम नया चुनाव कर छेगे । अब आप वैसा चाहते 
हो या न चाहते हो, लेकिन उन्होने तो यह कहा है । और इूसरा रास्ता 
हो भी क्या सकता है ” क्योकि आज अगर हमें अपनी गवरनंमेंट वदलनी हो, 
तो उसके लिए चुनाव के अलावा दूसरी कार्यवाही नहीं हो सकती । नए चुनाव 
में कोई मौर भले ही जीते, मगर जो भी होगा, हमारे घर का ही होगा, कोई 
चाहर से तो नहीं आएगा | लेकिन हमने देखा कि चुनाव करना हो, तो वह 


मुझे बंगाल का दद है २११ 


तुरन्त तो हो नही सकता । क्योकि हमारे पास न अभी मतदाताओं के रजि- 
स्टर हे, न चुनाव की कोई तैयारी है । लाखो लोग वगाल में नये-वये आएँ 
है, उनको भी तो मताधिकार मिलना चाहिए | पहले की तरह कौम-कौम के 
अलग मत हो, तो वह भी अब काम की चीज़ नही हैं। अब तो एकत्र मतदान 
मफ्डल बनना चाहिए। और उसके लिए हमें अपना कानून वदलना पडेंगा । 
सो बहुत सी रुकावटे हैं, और उन्हे रफा करने में टाइम लगेगा, और इतना 
टाइम लगेगा कि नये आम चुनावों का वरुत आजाएगा। अब तो सारे हिन्दुस्तान 
का चुनाव होनेवाला है, जिसमें हर वालिग को मताधिकार मिल गया हैं। 
इस तरह दो चुनावों के बीच में अन्तर बहुत थोडा रह जाएगा। बीच में 
चुनाव करने से ख्चे भी बहुत पड़ेगा । 

जब हमने यह हालत देखी, तब वगाल की राय लेने की कोशिश की। वगाल 
की काग्रेस कमेटी के नेता, यहा की गवतनंमेंट और यहाँ के सव लोडरो से 
पूछ लिया, तो मालूम पडा कि कोई भी नही चाहता हैं कि अभी चुनाव हो | 
तब हमने कहा, तो ठीक है । अभी चुनाव मत करो, क्योकि नया आम चुनाव 
तो हमें करना ही है। तव बहुत से अखबारो ने कहा, कि यह जो फैसला किया 
गया, वह शान्ति का फंसला है । अच्छा है, ठीक हुआ । छेकिन जो नया आम 
चुनाव होनेवाला है, उसके लिए ज्यादा विलम्ब नहीं होना चाहिए | जितना 
जल्दी हो, उतना जल्दी उसका प्रबन्ध करना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि 
हम जल्दी ही नया चुनाव करेगे । हम नही चाहते है कि उसमें विलम्ब हो। 
जितनी जल्दी हो, उतना जल्दी हमें यह काम करना चाहिए । लेकिन आप 
जानते ही हे कि यह पहला मौका है, जव कि हिन्दुस्तान में करोडो आदमियों 
को मताधिकार मिला है । यहाँ इतने मतदाता हो गए हे कि हर प्रान्त में उनकी 
सूची (लिस्ट) छपाने में भी लाखो रुपये खच होगे । उसकी तो परवाह नहीं। 
लेकिन इसके लिए इततने प्रेस चाहिए, इतने आदमी चाहिए, सब का इन्तज़ाम 
करना वड़ी मुसीवतत का काम हूँ । इसमे टाइम तो छूगेगा ही, पर जितना 
जल्द हो सके, उतना जल्द हम यह काम करेगे । उसके लिए आप भी अपनी 
तेयारी करे, और प्रान्त की हुकूमत भी त॑यारी, करेंगी । लेकिन उसके लिए 
ठीक हवा अभी से प॑दा करनी चाहिए। वह हो, तभी काम चलेगा । 
अब इस बारे में जो फंसला हुआ है, उसमे मेने किसी का विरोध नही 
देखा । यही वात ठीक भी है | फजूल एक भंकट करना, खर्च करना, टाइम 


३्श२ भारत की एकता का निर्माण 


बरवाद करना, उस सब से कोई फायदा नहीं । अब हमें आगे अपना काम 
चलाना है। 

जो लोग आज दिन-रात गवनंमेंट के पीछे पडे है, उनसे में अदब से 
कद्दना चाहता हूँ कि गवनेमेंट बदलने का एक तरीका होता हैँ। बैलट बॉक्स ही 
वह तरीका है । आप को मताधिकार मिल गया है, उसी से सरकार वदली 
जाती है या रेवोल्यूशन ( कान्ति ) से। यह जो इधर उघर पुलिस पर वम 
फेंकन का काम है, यह कोई रेवोल्यूशन नही हैँ । यह तो एक प्रकार का 
मैडनेस ( पागलपन) हैँ । यह ल्यूनिटिको!(पागलो) का काम है । हा, में 
यह तो समझ सकता हूँ कि कोई कहे कि भाई ये भी क्या करें * नौजवान हे, 
इनको फ्रस्ट्रेशन ( निराशा) हुआ है, उनके पास कोई और रास्ता नही। तो 
वह चीज़ भी समझने लायक है । लेकिन उसके लिए यह उपाय नही है । वे 
जो करना चाहते हे, वह इस तरह नही होगा । उससे तो अपना मतलब पूरा 
नही पडेगा । वल्कि वह तो दूर हो जाएगा। मेने कहा कि आप लोगो ने बहुत 
मुसीबर्तें उठाई, और इतनी मुसीबतें उठाई, उसका वर्णन करना भी मुश्किल 
हूँ । जब दधर परदेशी हुकूमत थी, भौर लडाई चलती थी, उस समय बगाल 
में भी लडाई का क्षेत्र था। हिन्दुस्तान में ओर इधर वह लडाई जीतने के लिए 
परदेशी हुकूमत ने जो कुछ किया, उसका नतीजा क्‍या है ? कम-से-कम ३० 
लाख आदमी वगाल में भूख से मर गए। उन्हे खाना नही मिला । उस समय 
पर कोई चिल्लानेवाला भी नही था । लेकिन आज हमारी पुलिस से आप क्यो 
नाराज़ हो ? आप देखें कि पुलिस में कौन हुँ ? उसमें बगाल के नौजवान ही 
तो हूं । हमारे बगाल में पुलिस आफिसरो से पूछ छीजिए कि पुलिस में वगाल 
के लोग कितने हे । मेने पूछा तो उन्होने कहा कि करीब सेवन्टी परसेंट (सत्तर 
प्रतिशत ) है। और नई भरती में तो सौ फी सदी हमने वगाल के लोग लिए 
हैं। अव आप उसको क्या करोगे ? उस पर गोला मार कर क्या करोगे ? 
उस पर क्रेकर फंकने से, उसको पीटने से आपको क्‍या फायदा होगा ? कमी 
आपने ख्याल किया कि ये गोला फेंकने वाले भी हमारे ही नौजवान हे और 
रोकने वाले भी हमारे ही छोग हे ? वह जो रोकता है, वह किस लिए 
रोकता है ? आप ही के लिए तो । 

जव लोग कहते हैं कि इधर सिविल लिवर्टी ( नागरिक स्वतन्त्रता) नही 
हूँ, तब म॑ हैरान हो जाता हें कि कहा भाग गई सिवलि लिवर्टी ? क्या विलायत 


मुझे बंगाल का दद हे श्श३ 


में ? जो लोग रात दिन तग करते थें, दवाते थे, और मारने में भी भिभकते 
नही थे, उन्होने क्या सिविल लिवर्टी दी थी आप को ? आज तो हम जो चाहे, 
सो कर सकते हू । क्या यह सिविल लिवर्टी नही है ” आज जिसके दिल में जो 
आता है, सो लिखता हँ, जिसको दिल में जो आता है, सो कहता है । तो 
आप की सिविर लिवर्टी, किसने छीन ली ? इन चन्द लोगो ने ही उसे छीना, 
जिन्होंने यह टे ररिस्ट (आतंकवाद ) काम चलाया है। आप को उन्हे रोकना 
है । खाली पुलिस पर यह काम डाल देने से देश का काम नहीं चलेगा । 
कोई लोकशाही राज्य पुलिस के डडे से नहीं चलता । हाँ, हमारी तो यह 
आदत ही पड गई है कि सव बातो में पुलिस को दोष दे | पुलिस का नाम ही 
बदनाम है । हमे यह आदत अब छोड़ देनी चाहिए । हमे अपना रास्ता वदलरूना 
चाहिए । हम रात-दित जिस पुलिस के पीछे लगे हुए थे, वह पुलिस दूसरी 
थी | आज हमारी जो पुलिस है, वह दूसरी है । आज की पुलिस के लोग एक 
त्तरह से हमारे वालूटियर हे, स्वयंसेवक है । इनको जो तनख्वाह मिलती है, वह 
हम पर इतना बोर नही है कि जितना पडना चाहिए । जितना इन्हे देना चाहिए 
उतना हम उन्हें दे नहीं सकते, क्योकि हमारा मुल्क गरीब हैं । अभी बहुत 
लोग बेकार है । उनको पूरी तनर्वाह तो हम दे नहीं सकते है, लेकिन आज 
ये लोग जो काम कर रहे हे, उसके लिए आपके दिल में सहानुभूति न होगी, 
तो आप को पछताना पडेगा । 

क्योकि दो तरह से ही काम चलता है । या तो आप लोग काग्रेस के 
स्वयसेवको से अपना काम चलाइए या पुलिस से । कलकत्ता के एक अखवार 
में मेने पढा कि इस जलूस के लिये २० हजार रुपया खर्च किया गया। यह खचे 
क्यों करना पडा ? क्योकि हम पहले काग्रेस में जिस तरह सभा कर सकते थे, 
उस प्रकार आज नही कर सकते । क्योंकि हमारा सारा ढग बदल गया है । ढग 
क्यो बदल गया ? क्योकि हमने पुरानी आदतें छोडी नहीं हे । हमारी काग्रेस का 
ढांचा, जैसा पहले ताकतवर था, वैसा अब नहीं रहा । अब वह टूट गया है। 
तो हमें इसको ठीक करना चाहिए । हमें काग्रेस के संगठन को ठीक करना 
चाहिए । जितने काग्रेस में काम करनेवाले भाई हूँ, उनसे भी मेने मिलने 
की कोशिश की । में उनसे मिला, उनके साथ वातचीत की, पुलिस आफिसरो 
के साथ वात की, और मिनिस्टरो के साथ भी वात की । में सबसे मिला, सव 
की बात मेने समझने की कोझिश की। 


३४४ भारत की एकता का निर्माण 


जो बगाल का दर्द हैँ, उसे मिटाने के लिये हमें काम करना चाहिए । 
मगर उस कार्रवाई को छोडकर हम भिथ्या कार्रवाई में फसे हे । उससे हमारा 
असली काम रुक जाता हूँ । में जानता हूँ कि बगाल के नौजवान बहकावे में 
फंसे हुए हे । एक-एक कालेज में दस-दस हज़ार, पाँच-पाँच हजार, सात-सात 
हज़ार लडके पढते है । वे पढते हे कि नही पढते हे, वह भी में पूरी तरह 
नही जानता हूँ । क्योकि वहा तो बैठने की मी जगह नही है। किसी-किसी कालेज 
में तो तीन-तीन शिफ्ट ( बारी) लगते हे। हमने फैक्टरी में तो शिफ्ट सुने 
थे, लेकिन कालेजो में शिफ्ट की बात कभी नही सुनी थी । इधर आकर देखा 
कि यहाँ तो कालेजो में भी तीन शिफ्टो से काम चलता है । वहाँ स्ट्डेंट बेचारे 
क्या पढते हे और प्रोफेसर भी उन्हें क्या पढाते हे, यह्‌ तो में नही जानता । 
यह जो पचास-साठ हज़ार ग्रेजुएट हर साल कालेजो से पढ-पढकर निकलते हे, 
उन्होने खाली उपाधि या तूफान करना सीखा ? यावे खाली कुछ ऐसा लिटरेचर 
पढते हे, जिसके 'वाल पोस्टर्स” ( दीवारों पर नोटिस ) आप देखते हे | वे 
ऐसे पोस्टर होते हे, जिनको पढने से बदहज्ञमी होती है, मेदे की भी बीमारी 
होती है, दिल की भी बीमारी हो सकती है, लेकिन कोई और फायदा नही 
हो सकता । इसका उपाय हमें करता चाहिए । 

यह भी में जानता हूँ कि कलकत्ता हिन्दुस्तान का एक केन्द्र है। हिन्दो- 
स्तान के उद्योग का यह सबसे बडा केन्द्र है। पहले तो हिन्दुस्तान की राज- 
घानी ही इधर थी । लेकिन आज भी उद्योग की राजधानी यही है । इधर 
से ही घन पैदा होता हू । देहातो से जो घन पैदा होता है, या किसानो से जी 
घन पैदा होता हैं, वह एक प्रकार का है । कारखानो से जो घन पैदा होता 
है, वह दूसरे प्रकार का हैँ । आजकल हमें दोनो की जरूरत है । इनमें से एक 
को भी हम छोड नही सकते । एक के भरोसे रहकर हम दूसरे को नहीं बढा 
सकते । दोनो को हमें साथ-साथ चलाना होगा । यह उद्योग का क्षेत्र है, 
और दस उद्योग में वगालियो का हिस्सा कम से-कम है। वगाल के नौजवान 
उसमें सब से कम हे । यहाँ वडी-वडी कम्पनियाँ हे, मगर उनमें बगाली नही 
हूँ । वे क्यो नहीं हे ? इसकी क्या वजह हूँ ? ऐसा क्यो हो गया हैं ? तो में 
दोनो को समभाना चाहता हूँ । कारखानो और कम्पनियों के मालिको से में 
कहना चाहता हूं कि उन्हें वगाली नौजवानो के प्रति अपना फर्ज़ अदा करना 
पडेगा । उन्हे उनत्तका दिल समझना पडेगा । उनके अरूग रहने से किसी को 


मुझे बंगाल का दर्द है 9 8॥ 


फायदा नही होगा । इसी प्रकार जो वगाली नौजवान बेकार निकलते हे, उनको 
भी समभाना पडेगा कि अब हर प्रान्त में अपनी हुकूमत हैं और उनका फर्ज 
है कि वे उसका साथ दे । 

पहले बगाली नौजवान अमलदारी करने के लिए दूसरे प्रान्तो में जाते थे। 
अब भी अगर वे उम्मीद रखे, कि अध्यापकी, प्रोफेसरी के लिए, डाक्टर 
वन कर, वकील बन कर, या कोई घन्धा करने के लिए वे आसाम में, विहार 
में या किसी और प्रान्त में जाएँगे, तो आज वहा के नौजवान भी समभते हे 
कि उनको भी मौका मिलना चाहिए | इस तरह दरवाजा बन्द हो जाता हैं 
और हमार बीच में थोड़ा-थोडा अन्तर पड जाता है । हमारे हिन्दुस्तान में यह 
एक भ्रकार की वीमारी हूँ कि प्रान्तीय भावना पैदा हो गई है | हमारी दुष्टि 
सकुचित हो जाती हू, और जो विशाल भावना हमारे हिन्दुस्तान की है कि 
हम सब भारतवासी हूँ, उसे भूलकर हम प्रान्त-प्रान्त के सकचित क्षेत्रों मे 
फंसते जा रहे हे । उसको हमें रोकना है । आज-कल छोग मांगते हे कि 
हमारा प्रान्त अलग किया जाए। बंगाल के छोग भी मागते है कि हम को 
यह हिस्सा दिया जाए, वह हिस्सा दिया जाए । वे कहते हे कि हमारा टुकडा 
पड गया, हमारा पध्रान्त छोटा बन गया । उसे भी मे समभता हूँ और मेरी 
कोशिश भी यही है कि बगाल को जितनी मदद की जा सके, उतनी मे ज़रूर 
करूँ। वहुत दिनो से बगारुवाले कहते थे कि हमे विहार के कुछ जिले दिए 
जाएं, तो मेने कोशिश की । यह कोई आसान बात नहीं है । क्योकि लोगों 
को समझभाना पडता हूँ, दूसरे प्रान्तवालो को समभाना पडता है, वहाँ की रैयत 
को समकाना पड़ता हूँ । हमें देखना पडता है कि कोई फिसाद न हो । तो 
आपने देखा कि जो पाच-छ सो अलूग-अलूुग राज्य थे, उन सबको हमने 
एक कर दिया, लेकिन कोई फिसाद नहीं होने दिया । और जिसने फिसाद 
किया, उसका सिर फूट गया | इसी तरह से वगाल का मसला भी हल करना 
हो, तो उसमे आप को मेरा साथ देना चाहिए । मेरे काम में आपको मुसी- 
वत नही डालनी चाहिए । 

लेकिन एक तो में शारीरिक कमजोरी में फंसा हुआ हूँ । दूसरा हमारे 
मुल्क में जाज जो वडी-वबडी समसस्‍्याएँ हे, उनको में हछ न कर सक्‌ तो उसका 
असर भी आपके ऊपर पड़ेगा, और आप और ज्यादा मृसीवतो में फेस 
जाएँगे। उनको भी हमें हल करना है, और साथ-साथ आपका काम भी करना 


१/$ भारत की एकता का निर्माण 


है । अगर आप मेरा साथ दें, तो यह काम बन सकता है । तो में आपका 
साथ इस तरह से चाहता हूँ कि इतनी पुलिस हमें मीटिंग के लिए न रखनी 
पडे । क्या जरूरत है इसकी ? लेकिन आज में घर से बाहर निकलू, तो मेरे 
पौछे पुलिस लगेगी। अपनी ज़िन्दगी भर मेते अपने पीछे पुलिस को नही देखा 
था । हाँ, छिर्री-छिपोी पुलीस मेरे पीछे जरूर रहती थी। यह देखने के 
लिए कि यह क्‍या करता है । लेकिन अब तो यह सावधानी रखने के लिए मेर 
पीछे पुलिस है कि कौन मूझको सारनेवाला है । आखिर म्‌भकों कौन मारने- 
वाला है ” लेकिन आज हालत कुछ ऐसी हो गई है कि हमारे कई नौजवान 
कूछ-न-कूछ अपने दिमाग से हट गए हे । सभी जगह पर ऐसा नही हुआ। बहुत- 
से तो अभी तक अपना मनुष्यत्व ठीक रखते हे । लेकिन जो बिगडे हे, वे गुस्से 
में भी हैं । उनको ठीक करना हमारा काम है । में कितनी भी कोशिश करूँ कि 
यह पुलिस हट जाए, यह नहीं मानती | आज मीटिंग में भी इतने लाखों 
लोगो को जमा करना था, तो पुलिस भी आई। असल में हमें देश की 
आबोहवा बदलती चाहिए । 

तो इस मीटिंग की वात छोडकर में दूसरी बात पर आता हूँ । हमारे 
देश का घन हमारे उद्योग ( इण्डस्ट्री ) से ही पैदा होता हैं। उसको ठीक 
चलाना हो तो हमारे मजदूर वर्ग को अच्छी तरह से समभाना चाहिए कि 
उनका जितना हक हूँ, उतना उनको दिलाना हमारा काम हैं । जो मालिक 
लोग हे, जो एम्प्लायर्स हे, वे इंस समय अपनी बुरी नीयत छोड दें, काला- 
वाजार न करें, प्रोफिटियरिंग ( नफाखोरी ) न करें और मुल्क का ध्यान 
कर ज्यादा नफा लेने की आदत छोड दें । उन्हे चाहिए कि वे मुल्क का साथ 
दें । मे उन्हे समकाना चाहता हूँ । नौजवान कहता है कि नहीं, इस तरह 
से नही हो सकेगा । जो चीन में हुआ, उसो प्रकार यहां भी करो। चायना 
में क्या हुआ, इसे तो मे नही जानता । लेकिन में आपसे यह कहना चाहता 
हूँ कि रूस में भी जब कऋान्ति हुई थी, तो आज के रूस की रचना करने में, 
आज जैसा उन्नत रूस बनाने मे, उसको ठीक करने में, उन्हें बहुत काफी कुर- 
ब।नी करनी पड़ी थी, वहुत काफी मेहनत करनी पडी थी । आज दुनिया में 
सब से अधिक धनवान मुल्क अमेरिका हूँ । लेकिन अमेरिका जब आजाद हुआ 
तो उसका पहला कास्टीटबयूशन बनाने में सात सार छगे थे । हमारा मुल्क भी 
तो बहुत वडा है । लेकिन हमने तीन साल में ही, इतनी मृसीवते होते हुए भी, 


मुझे बंगाल का दर्द है २१७ 


अपना कांस्टीट्यूशन वना दिया । आपको समभना चाहिए कि हिन्दुस्तान के 
दो टुकड़े होते हुए भी आज जितना हिन्दोस्तान एकत्र हुआ है, उतना बडा 
हिन्दुस्तान पहले कभी नही था। आप हमारे पिछले इतिहासो को देख लीजिए । 
सदियो में जो कभी नहीं हुआ था, वह एक ही रग में आज हिन्दुस्तान पर 
हो गया है । यही वहुत बडी कृति है । 

अमेरिका घनवान हुआ, तो उसके लिए कितने सालो तक उसको मेहनत 
करनी पडी । यह इतिहास आपको देखना चाहिए । इसमें बहुत साल छूगे, 
बहुत मेहनत करनी पडी और तब जाकर वह हृष्टपुप्ट हुआ । हमारी आज़ादी 
तो अभी दो सार की ही है। अभी से हम उसमें से हिस्से वॉटना चाहते 
हू कि नही, जितना है उसमे से हमारा शेयर एकदम हमको दो । इस बंटवारे 
से सव गरीब हो जाएँगे, कोई सी घनवान नही हो सकता । अब देश में घन- 
वान थोड़े हैं । में कबूल करता हूँ कि हिन्दुस्तान में थोडो के पास ज्यादा घन 
है । लेकिन जो कुछ है, वह भी कुछ नही है । आप अमेरिका में जाएँ और 
देखे । और देशो में भी देखे, तो आपको पता चलेगा कि हमार घनवान कुछ 
भी नही है । लेकिन उनके धन का उपयोग ठीक करना हो, तो इस ढग से 
काम करने में उन्हे भी लाभ होगा और हमें भी लाम होगा। आज हिन्दुस्तान 
को उठाना हो, तो वह इसी तरह हो सकता है कि घनवान अपना लोभ छोड 
दे और सजदूर अपना काम वफादारी से करें । आज जिस प्रकार मजदूरों 
मे इस वात का प्रचार किया जाता हैँ कि वार-वार स्ट्राइक करो, तुफान 
करो, तो इस नीति से हमको और सभी को भारी नुकसान होने वाला हैं । 
उसकी भी अगर कभी ज़रूरत होगी, तो उसका समय आएगा । लेकिन में 
नही मानता कि हमको अब कभी भी इसकी ज़रूरत पढड़ेगी। हिन्दुस्तान में 
हमारी सस्क्ृति ऐसी है कि हम आपस में बैठकर सब चीज़ों का फंसछा कर 
सकते है। 

कई लोग कहते हूँ कि पूजोपति क्ईैक मार्केट करते हूँ । जब लडाई चलती 
थी, तो ब्छुक मार्केट का घन बहुतो ने लिया था। उस समय पर जिसने ज्यादा 
पैसा बनाया, वे सब आज घनी है । पर उस समय परदेयी हुकूमत थी। उस 
समय पर हमने कुछ नही किया, कोई बोला भी नही । छोग हम से कहते भी थे, 
जीर वे लोग मानतें भी थे कि इस परदेणी हुकूमत को जितना कम पैसा देना 
पड़े, ठीक हूँ | इन्कम-टेक्स ( आयकर ) न दे, तो भी ठोक हैँ । पर अब 


श्श्ट भारत की एकता का निर्माण 


उन बातो से न उनका फायदा होता है, न हमारा फायदा होता है । हमें 
तो अब अपना सारा ढग बदलना है । कई लोग कहते है कि हमारे सारे उद्योग को 
नैशनलाइज ( राष्ट्रीयकरण ) करो । सरकार चाहे तो किसी भी उद्योग 
को अपने हाथ में ले सकती है, उसमें आज कोई रुकावट नही हैँ । लेकिन 
आज हम में यह ताकत नही है। क्योकि हमारे पास इतने साधन नही है, इतने 
अनुभवी आदमी भी नही है । इस काम के लिए हमें जितने प्रवीण और स्वच्छ 
आदमी चाहिएँ, आज हमारे पास नही हे । 

आज हमने बिजिनेसमैन ( व्यापारी ) के पास से बिजनेस ले लिया, 
क्योकि बिजनेस ( व्यापार ) वाले गडबड करते थे। कुछ काला बाज़ार करते 
थे, कुछ पैसे ज्यादा लेते थे । तभी हमने कण्ट्रोल किया । हमारी सरकार यह 
समभती थी कि हम कण्ट्रोल चलाएँ । लोग भी कहते है कि कप्ट्रोल करो । हम 
कण्ट्रोल तो करते है, लेकिन विजनेसमैनों की जगह पर जिन्हें रखते हे, वे 
अच्छा काम करते है, ऐसा कोई नही कहता । उनके बारे में भी लोग छीटे 
डालते हे कि ये लोग घूसखोरी करते हे, पैसा खाते हे, और इन बातो से सर- 
कार बदनाम होती है । तो उससे क्या फायदा ? उसमें तो हम सब बदनाम 
होते जाते है । तो गाघी जी ने कहा कि कण्ट्रोल हटा दो। तो हमने उसका भी 
एक एक्सपेरिमेंट ( परीक्षण ) कर लिया । अब उसमें हम ऐसी मुसीबत में 
फंस गए कि लोग बोले कि फिर से कण्ट्रोल बैठाओ। तो हमने फिर से कण्ट्रोल 
बैठाया । अब कई लोग कहते हूँ कि भाई कि इस गवरनंमेंट को तो अपने 
माइन्ड ( दिल) की भी खबर नहीं। यह कहना तो शायद ठीक है । छेकित 
हमारा इतना बढा मुल्क है । जिसके सारे ढाचे को चलाने वाले परदेशी लोग, 
इसे अपनी घाक से चलाते थे। सारा काम अग्रेजो के रोब से, परदेशी की घाक 
से चलता था। तब पचपन-साठ की फीसदी अंग्रेज ऊँची सर्विस में थे। उन 
सव को हमने निकाल दिया। आप देखें अब पुलिस में किसी भंग्रेज का चेहरा 
आपको दिखाई पडता है ? हमारे जो पुराने लाट साहब इघर थे, उसके 
स्टच्यू ( मूत्ति) आज भी खडे हे । ज़माना तो आज बदल गया । रेवोल्यूइन 
किसको कहते ह्‌ 7 रेवोल्यूशन त्तो हो गया । लेकिन अब तो हमें रचनात्मक- 
कार्य करना है । 

में आप से कहना चाहता हूँ कि आज हमको, आपको, मजदूरों को, मिल 
कर सब को काम करना हूँ । सव पुरेषो और सव स्त्रियो को साथ मिलकर काम 


मुक्के बंगाल का दर्द है ३१६ 


करना है । कगडा छोडकर मुहब्बत और प्रेम से हमें अपना काम करना होगा । 
यदि हम कोई जहर पैदा करेगे, प्रान्त प्रान्त मे ईर्ष्या की आग पैदा करेगे, फिसाद 
में पढेंगे तो उसका परिणाम यही होगा कि कलकत्ता का उद्योग कलकत्ता से 
चला जाएगा। जहाँ शान्ति होगी, वहाँ चला जाएगा। उससे किसी को कोई 
फायदा नहीं होगा, नुकसान-ही-नुकसान होगा | बंगाल के नौजवानो के प्रति 
मेरी पूरी सहानुभूति है । लेकिन में उनसे कहना चाहता हूँ कि यह जो फाममें- 
टिव पीरियड (रचना काल) है, जो अपना चरित्र बनाने का समय है, इस 
समय पर उन्हे अपने हाथो का प्रयोग समझदारी से करना चाहिए | अगर 
हम फिसादो में पड जाएँगे, तो उससे कोई फायदा नही होगा, वल्कि नुकसान 
ही होगा । लेकिन मेरी शिकायत जो आज आप लोगो के सामने है और वह 
यही है कि आपको इस तरह से बिना सोचे-समर्के काम नहीं करना । यदि 
किसी जगह पर तूफान हो, तो हमारा फछज्ज हैं कि हम हट जाएँ । वहाँ एक 
द्राम में या एक बस में पचास मुसाफिर वेठे हे, दो नोजवान आएं और कह 
दिया कि सब उतर जाओ, तो सव भेड के माफिक या बकरे के माफिक 
उतर जाएंगे । यह क्या बात है ? यह आजाद हिन्दुस्तान के नागरिकों का धर्म 
नही है । उनका भी तो कुछ फर्ज है ? नागरिको का भी तो कुछ हक है ? उन 
दो नौजवानों का कान उन्हे पकड़ना चाहिए । 

जब इस तरह से काम होगा, तव काम चलेगा। मेने कल अखवारवालो 
से भी कहा कि अखवारवाले दो प्रकार के बाज वजाते हे । दो आवाजें वे एक 
साथ निकालते हूं । एक तो कहते हे कि कुछ भी ठीक नही है, कुछ भी अच्छा 
नही है । दूसरे कहते हे वे करे क्या ? लोग कुछ करते नही, गवर्नमेंट कुछ 
करती नही, पुलिस भी वुरी है आदि। 

लोग जेल में फाका क्यो करते हे, यह मेरी समझ में नहीं आता। हिन्दु- 
स्तान में अनाज की कमी है, इस वजह से वे क्या सहानुभूति से फाका करत हे ? 
या कोई और बात है ? मुझे वतामो तो सही। ये जो तूफान करनेवाले लोग 
हू, उन्हे पकडने के साथ ही, उनके जेल जाने के पहले ही अढाई सौ रुपया 
तो हम उन्हे उनका कपडा-लत्ता ( आउटफिट ) के लिए देते है । यानी ढाई 
सौ रुपया तो उनको वखशणीश देते हूं, और उसके वाद वह जेल में गया तो रोज 
ढाई रुपया उसको खाने के लिए देते हे । रोज़ के ढाई रुपये ! बताइए मुझे 
यह क्‍या हुआ ? अब यह रिफ्यूजीजु की वात लीजिए । वगाल में ऐसे कितने 


२२० भारत की एकता का निर्माण 


लोग है, जिनको ढाई रुपया रोग्र खाने के लिए ही मिलता है ? वे कैसे 
माँगते है ? और लोगो को ढाई रुपये मिलते हे, तो उनके बच्चे है, फैमिली 
(परिवार) है, उनकी स्त्री है, माता है । ऐसा होता है, तो फिर लोग भला 
बाहर क्यो रहे ? वे जेल में ही क्यो न जा बैठें ? इतना मिलने पर भी फिर 
वे फाका क्यो करते हे ” क्योकि वे लोग तो चार दफा खाते हैँ और बाहर 
प्रोपेगेडा चलता है कि फाका कर रहे हैँ। 

इस समय भी, जब ये लोग फाका करते हे, वे क्या चाहते है ? भल्य बता- 
इए तो इस प्रकार के लोग जब पुलिस की शिकायत करते है, तब मुर्भे दुख होता 
है ! क्या आप लोगो का यह धर्म नहीं हैं कि हमारी पुलिस के लिए कुछ 
सहानुभूति बता कर उनकी मदद करें ? स्वतन्त्र मुल्क में पुलिस की जितनी 
इज्जत है, वैसी इज्जत हम आज उन्हे नही देगे, तो हमारी स्वतन्त्रता बेमाइना 
होगी । आज हमारा आज़ाद मुल्क है, तो हमारा फर्ज हो गया है कि जो हमारे 
रक्षक हो, उनका हम साथ दे । उनको कम-से कम काम करना पडे, ऐसा काम 
करना हमारा फजज है । यह सब तो उनका काम नही है । आज में देखता 
हूँ और आप भी अखवारो में पढते होगे कि हर रोज किसी न किसी जगह पर 
पुलिस ने मारा, लेकिन कोई मरा नही। पहले कई रोज़ पुलिस ने गोली चलाई, 
तो आप लोग एकदम गुस्से हो गए। कहने लगे, उसका ट्रायल करो | उस 
समय तो सब ने शोर मचाया । अब जब पुलिस मार खाती है, तो आप बोलते 
क्यो नहीं ” क्यो आप खामोश बैठ रहते हे ? आपको राज चलाना है था 
नहीं ? चलाना हो तो हम सवको समभ लेना चाहिए कि हर एक व्यक्ति का 
धर्म है, हर एक हिन्दुस्तानी का फर्जे है कि अपनी ड्यूटी का, अपने धर्म का 
पालन करे। में तो आपसे कहना चाहता हूँ कि तूफान करनेवाले थोडे ही लाग 
है। ये थोडे से आदमी छोगो को तग करते हैं, देश की हवा विगाडते हे । उनको 
सममकाओं । स्वयसेवक दल बनाओ और उनको पकडो । ये कहते हे कि ये 
लोग अण्डर ग्राउण्ड (छिपे) रहते हैं, भीतर में, भूतल में रहते हे । भूतल 
कहाँ हैं ? यही, हमारा ही तो भूतल है । अगर ऐसा आदमी हमारा भाई हो, 
हमारा लडका हो, हमारा रिव्तेदार हो, तो उसको समभाना चाहिए कि वह 
गलत रास्ते पर है। उसे कहना चाहिए कि तुम ऐसा गन्दा काम छोड दो, 
नही तो में तुमको पुलिस में देता हें ।इस तरह से जब तक हम सक्रिय सहा- 
यता नही देंगे, तव तक हमारा काम नही चलेगा, और देश का खच भी बढता 


म॒झे वंगाल का दर्द है 08 


जाएगा । इनके लिए पुलिस रखो, इनके लिए जेललाना रखो, इनको खाने- 
पीने को दो । यह सब बाहर से तो नही आएगा, हमको ही तो देना पडेंगा | 
तो हमारे जो बेचारे भाई वेकार पडे है, जो वाहर से आए है, जो रिफ्यूजीज 
है, उन्ही को ज्यादातर वे वहकाते है । हालाकि इस से रिप्यूजी बेचारों को 
तो कोई मदद नहीं मिलती ॥ वल्कि उल्टा काम होता है | 

आप लोगो को मेरी सलाह है कि इस रास्ते को छोड दो। जब श्वान्ति 
हो, तभी हम रचना कर सकते हूँ । इधर जो छोग पडें हे, उनको भी सुख 
हो, और बाहर जो दुखी हो रहे हे, उनका भी कुछ इन्तजाम हो। हम वार-वार 
सुनते हे कि पूर्वी पाकिस्तान मे हमारे जो भाई पडे हैँ, वे आजकल बहुत 
तंग किए जा रहे हूँ और उनका वहाँ रहना मुश्किल हो गया हैँ | यदि यह 
चीज आगे वढी तो वहाँ से और भी लोग इधर आएंगे । हमारे यहाँ तो इतनी 
जगह भी नही है । और वे आएं, तो फिर क्या होगा ”? उसका रास्ता हमें 
यनाना पडेगा । ऐसे तो चलेगा नही । कोई-न-कोई रास्ता तो सोचना ही 
पड़ेगा । 

लेकित उसके लिए पहले आप अपना घर ठीक कर को और मेहरवानी 
करके कोई कगडा न करो । वाहर से किसी को यह मालूम नहीं पडना चाहिए 
पके हमारे घर में कोई रोग हैँ, कोई खटपट हूँ या कोई भझंगडा हैं। तव इन 
लोगो को भी शान्ति होगी। ये छोग, जो वहा पडे हे, उनके दिल पर क्या बीतती 
होगी कि हम इधर इतने दुख में पडे है, और उधर कलकत्तावाले क्‍या कर रहे 
है ? हा, इस रास्ते पर चलने से अगर उनका दुख रफा हो, तो में भी उनका 
साथ दू । लेकिन यह नहीं होगा। इससे तो उन का दुख वढता जाएगा। तो 
हमें इस प्रकार का काम करना हूँ कि जिस से देश के धन को वृद्धि हो। एक 
तो हमें किसानो को समभाना है कि जितना वे, उतना ज्यादा अन्न पैदा करो । 
जितना धान आज पंदा करते हो, जितना अनाज पैदा करते हो, अपने खादे 
के लिए जरूरी भाग रखो, वाकी गवर्नमेट को दे दो । सरकार ने जो दाम 
सुकरंर किया है, उसी दाम पर उसे दो । हमारे कई लोग वहाँ छोगो को 
समभात हूं कि सरकार को दाम मुकरंर करने का वया अधिकार है, यह तो 
तुम्ही करो । तुम न दो तो सरकार को ज्यादा देना पडेगा। वह भर मार 
कर देगी। पर सोचो तो कि सरकार कहाँ से लाएगी ? देगी तोठींक। लेकिन 

कहाँ से देगी ? किस के हिस्से में से निकारू कर देगी ? में जो इस तरह 
भा० २१ ह 


श्र भारत की एकता का निर्माण 


की सलाह देते हे, उनके खीसे में से नही, हमें अपने आप के खीसे से ही उसे 
देना पडेगा । आप को याद है कि ३० लाख आदमी इधर भूख से मर गए। अबः 
इधर आज़ादी के वाद हमने कुछ भी विगाड किया हो, कण्ट्रोल किया हो याः 
रिव्वतखोरी देखी हो, कितनी भी बुराई की हो, लेकिन इन तीन सालो में 
हमने हिन्दुस्तान में किसी को भूख से नहीं मरने दिया | आपको समझना 
चाहिए कि हम कहाँ से अनाज लाएँ ? करोडो मन अनाज वाहर से लाते हैं । 
उसका कितना खर्च पडता है, यह आपको मालूम नही । करोडो रुपये उस पर 
खर्च करने पडते हे ! 

तो हम अपने किसानो को समभाएँ कि हमारे मुल्क में जो अनाज पैदा 
होता है, उसका हम ठीक तरह से उपयोग करें। जो हमारे दुखी लोग है, जिसकेः 
पास अनाज नहीं हे, जैसा कलकत्ता शहर है, वहाँ अनाज भेजें | कलकत्ता 
शहर में तो बाहर से ही अनाज आएगा। इधर कौन अनाज पैदा करेगा। हेकिन 
कलकत्ता के आसपास जो किसान लछोग हे, वे अनाज पैदा करते है । उनको 
समभ्ाना चाहिए कि कलकत्ता के लाखो आदमियो को अनाज देना उन्ही का 
काम है । अगर वे छालरूच करें, उसके लिए ज्यादा कीमत माँगे, वह कलकत्ता 
को देनी ही पडेगी । मगर आज कलकत्ता की हालत ऐसी नही है । बहुत थोडे 
लोग ही ऊँची कीमत दे सकते हूँ । वाकी ज्यादातर तो मध्य वर्ग के लोग 
हैं, जो बहुत ही दुखी है । बेकारी तो है ही, महँगाई तो हैं ही। तो आज सव 
हिन्दुस्तानियों का फज्ज हैँ कि वे देशभर का थोडा-थोडा दुख आपस में बाँट 
ले। दो साल तक अगर हम बेटवारा करके दुख उठा लें, तो पीछे हम सब सुख 
के हिस्सेदार होगे । 

यदि आज कलकत्ता गिरा, तो वगाल गिर जाएगा । फिर कौन जिन्दा 
रहेगा ? लेकिन बगाल को अपनी असली जगह पर आ जाना चाहिए। हिन्दु- 
स्तान की जो नेतागिरी उसी के पास रही, वह उसे लेनी चाहिए । इस प्रकार 
हमारा काम चले, तो सारा हिन्दुस्तान ठीक हो जाएगा । आज भंगडे का 
समय नही है। मेने कांग्रेस में काम करनेवालो से भी कहा कि मेरी आप लोगो 
से यह आखिरी अपील हैँ । अब आप सब आपस में समझ जाइए । यह भंगडे का 
समय नही है । अभी हमको मिनिस्ट्री मिली तो क्या, न मिली तो क्या ? सारी 
उम्र हमारा घधा तो दुख उठाने का था। लोगो के लिए जेलखाने जाने का 
और दुख उठाने का। जब लडाई चलती थी, तो आप ही ने कितना दुख 


मुझे बंगाल का दे है श्र 


उठाया ? तब कितने लोग भूख से मरते थे । उस समय पर जो यहाँ वाढ आई, 
तो आप ही ने वह वाढ वरदाशत की थी। दुष्काल आया तो उसको वरदाश्त 
किया, उसका भी सामना किया । उससे भी नहीं डरे । तो अब आप यह 
क्या कर रहे है ? इस चीज़ को हमे खत्म करना चाहिए और सब को 
साथ मिलकर काम करना चाहिए। मिनिस्ट्री के लिए हमे आपस में फगडना 
नही चाहिए । यह दुनिया का राज चलाने का ढग नही है । इस तरह से कूछः 
भी काम नही चल सकता हूँ | किसी ने वुरा काम किया तो उसको पकडनाः 
चाहिए । उसको ठीक रास्ते पर लाना चाहिए । जो हो सके, जो वात सिद्ध 
हो सके, उसको सामने लाना चाहिए । 

यदि कलकत्ता के नागरिक अपनी गवरनमेठ की बुराई करे, तो उसमें उनकी 
अपनी ही बुराई होगी । क्योकि जैसे लोग है, वैसा ही राजा होता है। जैसे 
लोग होते है, उनके लायक ही राज मिल जाता है। में यह मानता हूँ कि 
आज हम सव को मिलकर, एक दूसरे को साथ लेकर, काम करना चाहिए । 
तभी हमारी बेहतरी हो सकती हैं । अब मेने आपसे जो कुछ कहा, उसपर आप 
सोचे और उसपर ख्याल करे। मेरे लिए वार-बार तो इधर आना भी मुश्किल 
है । लेकिन मेरे दि मे आग भरी है, और मेरे दिल में कलकत्ता के लिए 
गहरी सहानुभूति हैं । वह मुझको इधर वृल्ाती है, इसीलिए में यहाँ आया। 

में आप से वहुत नम्नता से प्रार्थना करता हूँ कि एक तो आप अपने घहर 
में कोई प्रान्तीय भावना न रखे, कोई ऐसा कंगडा न रखे। साथ मिलकर काम 
करें, क्योकि इस मुल्क की आज की स्थिति में, इस गहर में कितने ही और 
और प्रान्तो के लोग हे, और उन सव के पास आपका उद्योग पडा हैं। उनके 
साथ मिलकर हमें काम करना है । वह आप की मदद से ही हो सकता है । 
वह भंगडे से नहीं हो सकता । दूसरा जो फिसाद यहाँ हो रहा है, उसको 
भी बन्द करना है, और अपना रोज़गार वढाना है । वह किस तरह से वबढे, 
उसके लिए हमे डधर की आवोहवा वदलनी है कि हमारा घन वढे । जब घन की 
वृद्धि होती है, तभी उसके वॉटने का समय आता है। हाँ, वॉटने के समय 
पर आप अपना हक ले सकते है । लेकिन जब पैदा न हो, तब तो किसी को 
कूछ भी नहीं मिलेगा । तो उसके लिए तैयारी करो । 

अगर हमारी पुलिस में कोई त्रुटि हो, तो हमारी सरकार के पास हमे 
कहना है । पुरानी बाते हमे भूल जानी है कि हमारी पुल्िसि रिश्वत खाती 


ज२० भारत की एकता का निर्माण 


हैँ, जुल्म करती है | वे सब बाते अब गई | आज तो हमारी पुलिस अपना 
तन तोड कर मेहनत से काम करती हैँ । उनका साथ' देना, उन्हे सहानुभूति 
देना हमारा आपका कर्तव्य हैं। तभी हमारा काम चलेगा। नई पुलिस में 
हम बगालियो को ही रखेंगे ओर किसे रखेगे ? वे भी तो हमारे अपने 
नौजवान हू । उन्हे बुरा कहते रहना हमारे लिए लज्जास्पद हैं। अगर सब 
बुर है, तो अच्छा कौन है ? अब कोई बाहर का इधर नही है। सभी हमारे 
है । तो हमे सारी चीज बदलनी चाहिए । 

यह तो मेने वता ही दिया कि अखबारवालो को कया करना हैँं। लेकिन 
जिनके पास अखबार नही है, जो प्रोफेशन के छोग हे, जो समझदार लोग हे, 
उनके लिए खाली अखबार पढकर बैठ जाने से हमारा काम नही चलने का । 
जो वात अखबार में लिखी गई है, अगर वह सही नही है, तो उन्तको ठीक 
करना भी हमारा ही काम हैं | हमे अपनी आवाज उठानी चाहिए कि यह 
चीज वहुत खराब हैं। इस चीज़ को चलने नही देना चाहिए । इस तरह हमे 
अपना कतेब्य निभाना चाहिए। तव तो काम चल सकता है । हर मामले में 
जहा गडबड हो, हमे स्ववसेवक दल बनाकर उस गडबड को खत्म करना है। 
जिस से वगाल की इज्जत और कलकत्ते की इज्जत वढ जाए, और कलकत्ता 
फिर से एक दफा सारे हिन्दुस्तान की आबोहवा वदले ओर सारा ससार समझ 
जाए कि कलकत्ता के नागरिक समभदार हे और स्याने हे । वेसे ही काम हमें 
करने चाहिए । में इतना ही कह कर प्रार्थना करना चाहता हैँ कि परमात्मा 
हमे इसमें सफल होने की शक्ति दे । 

जयहिन्द ! 


( २६ ) 
दिल्ली प्रदशनी का उद्घाटन 


२९ जनवरी, १९५० 

भमुख साहव, भाइयों और वहनो, 

इस प्रदर्शवी का उद्घाटन करने का काम मेवे कवूछ कर लिया, इसता 
कुछ रहस्य में आप को समभाना चाहता हूँ। जब २६ ता० को पूर्ण स्वराज्य की 
घोषणा हुई, तो उसी मौके पर यह प्रदर्शनी खोलने का विचार था | लेकिन उज 
दिन यह नही हुआ परन्तु इससे कोई फर्क इसके महत्व मे नहीं पडता। व्योक्रि 
सकलप तो यही था कि इस प्रदर्शनी को उसी दिन खोला जाए। लेकिन उस 
दिन इतना काम था कि उसमें समय निकालना भी बहुत मुश्किल था और 
आम जनता को दो जगह जाना भी मुश्किक था। उस समय पर कूछ हवा भी 
ऐसी थी ओर वादल भी विरा हुआ था। तो उस समय इस काम को मुल्तवों 
रखा । पर उससे कुछ नुकसान नहीं हुआ । देहात के लोग उस रोज ज्यादा 
आए थे, परन्तु उनके लिए भी दो जगहो पर जाना मुश्किल होता । लेकिव यह 
तो कोई एक दिन का काम नही है । उस रोज जो विधि हुई, वह तो एक 
ही रोज की थी, लेकिन प्रदर्शनी तो कई दिनो तक खुली रहेगी । देहाववालो 
को भी मालूम हो जाएगा कि प्रदर्शनी खुल गई है, और वे छोग आ जाएंगे, 
और देखेंगे। तो उससे आपको नाउम्मीद होने की कोई जरूरत नहीं हैं। क्योकि 


३२६ भारत की एकता का निर्माण 


प्रदर्शनी का असल काम तो उसे शान्ति से देखने का है । उसमें क्या चीज हैं और 
क्या-क्या चीज हमारे मुल्क मे बतती है और क्या-क्या चीज देहात में बनती 
है, क्या-क्या चीज शहरो में बनती है, क्या-क्या चीज ग्रामोद्योग से, हाथ से 
बनती है, क्या-क्या चीजे मशीनों से वतती हे, यह सब हमे शान्ति से देखना 
चाहिए। फिर हमे सोचना है कि इनसे कोत सी चीजो को हमे आगे बढाने की 
कोशिश करनी चाहिए, और कौन-सी चीजो को हमे खुद इस्तेमाल करने की 
कोशिश करनी चाहिए, जिससे मुल्क को फायदा हो । 

मेने जो यह प्रदर्शनी खोलने का बोक उठाया है, वह इसी मतलूव से 
कि आज से ठीक २० साल पहले २६ जनवरी १९३० को हमने एक प्रतिज्ञा ली 
थी । वह यह कि हमे अपने देश की सम्पूर्ण आजादी चाहिए । परदेशी हुकूमत 
का कोई साया भी हमारे ऊपर वाकी नही होना चाहिए । हमारी वह प्रतिज्ञा 
भगवान्‌ की कृपा से पूरी हुई। वह तो ठीक हुआ। लेकिन जिस तरह से हमें 
स्व॒राज्य मिला है, उसमे उतना कष्ट नही मिला, जितना उसकी प्राप्ति में 
उठाना चाहिए | उसके अनेक कारण है, लेकिन उन कारणो मे जाने को जरूरत 
नहीं । जो काम आसानी से होता हैँ, जिसमे ज्यादा कष्ट नहीं उठाना पडता 
हैं, उप्की पूरी कीमत प्राय मालूम नही पडती। तो स्वराज्य हमको बहुत 
आसानी से मिल गया । अगर स्वराज्य के लिए किसी ने कष्ट उठाया तो 
गान्धी जी ने उठाया और उनकी कृपा से और उनके आशीर्वाद से हमारे मुल्क 
का इतना बडा यह काम पूरा हुआ। वह तो ठीक है । उनके पीछे हम चन्द 
लोग चले | कई लोग जेलखाने में गए, कई लोगो ने अपनी मिलकियत की 
तरवादी की, कई लोग शहीद भी हो गए । 

लेकिन हिन्दोस्तान की समस्या आसान नहीं थी । यह बहुत बडा काम 
था। यह इतना वडा मुल्क हैँ और इस में अनेक प्रकार के मजहब और अनेक 
प्रकार की पृयक्‌ पृुथक्‌ भावाएँ हे । इतने बडे मुल्क को एक बनाना, इसकी 
इतनी रियासतो को एक वनाकर, एक सगठन में डालकर, सारे मुल्क को 
आजादी दिलाना कोई आसान काम नही था। लेकिन इतने वड काम के मुका- 
बले में हमको बहुत कम कष्ट उठाना पडा, इसलिए हमे उसकी कदर कम हैं । 
तो भी इस २६ तारीख (१९५० ) को सारे मुल्क को मालूम पड गया कि हमारा 
मुल्क आज किसी भी तरह से किसी परदेशी हुकूमत की साया में या किसी 
और मुल्क के काबू मे नही है। तब सारे मुल्के में एक प्रकार की खुशहाली का 


दिल्‍ली प्रद्शवी का उद्घाटन श्र 


अदर्शन हुआ । यह अच्छा हुआ । छोगो को मालूम पड गया और छोग समझ 
गए कि यह काम तो अच्छा हुआ हैँ। लेकिन इतने ही से हमारा काम पूरा नहीं 
होता । यह काम तो वैसा ही है, जैसे एक किसातव अपनी खेती के लिए जमीन 
तैयार करता है । यदि हमे सच्चा स्वराज्य चाहिए, जैसा स्वराज्य गान्धी जी 
चाहते थे, तो उस प्रकार के स्व॒राज्य की रचना के लिए अभी हमें बहुत काम 
करना है। हिन्दुस्तान में हमारी उन्नति के काम मे जो छोग रुकावट डालनेवाले 
थे, वे लोग तो चले गए । लेकिन हमारे मुल्क में करोडो छोग आज भी दुखी 
है, और हमे उनका दुख हटाना है । सब को पेट भर रोटी खाने को मिले, पहनने 
के लिए कपडा मिले और रहने के लिए अच्छी जगह मिले, कम-से-कम इन तीनों 
चीजो की स्वराज्य में किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। 

लोग हम से अपेक्षा करते हैँ कि हमको स्वराज्य तो मिला है, केकिन 
उससे हमें फायदा क्या हुआ ? यह सवाल तो ठीक हैं। रोटी, कपडा औंर 
मकान की समस्या हल करने के लिए पहला काम यह था कि हम हुकूमत अपनी 
बना छें, सो हुकूमत तो हमारी वन गईं । अब हमारे काम में कोई रुकावट 
नही डालेगा । लेकिन हमे पेट भर खाना चाहिए, तो वह खाना कहाँ से 
आएगा ? हमारे मुल्क में तो इतना खाना नही है । जितना अनाज हमे अपने 
लिए चाहिए, उतना यहाँ पैदा नही होता है । आस-पास के जिन मुल्को से 
हमारे लोग जो अनाज ले आते थे, उसमे भी कमी आगई | जैसे ब्रह्मदेश में 
से काफी चावल इधर आता था, जिसके ऊपर मद्रास और बंगाल का निर्वाह 
होता था । इसी तरह और मूल्को से भी अनाज आता था। इधर हमारे मुल्क 
का एक हिस्सा, जिसमें बहुत अनाज पैदा होता था, हम से अछूग हो गया। 
इस सब से अनाज की वहुत कमी हो गई है । सब जगह पर अनाज पहुँचाने के 
लिए और हिन्दुस्तान मे कोई आदमी भूख से नहीं मरे, इसके लिए हमें 
बाहर से अनाज मेंगाना पडता हैं । उसके लिए यह वन्दोवस्त करना पडता 
हैं कि सब जगहो पर कम-से-कम जिन्दा रहने के लिए जितने अनाज की जरूरत 

उतना तो अवश्य पहुंचाया जाएं। तो उसको लिए अनेक प्रकार के कटोल 
रक्ख गए । उसमें भी वहुत-सी खराबियाँ होती हे। इतने बडे मुल्क में यह 

राशनिंग और कट्रोल का काम चलाना आसान नहीं है और उसमे सरकार 
की वदनामी भी बहुत होती हैं । कई लोग घूसखोरी करते हे, कई लोग उसका 
झुष्पयोग करते हे, यह सव होता हूँ । लेकिन ये सब चीजे हमी लोग करते 


श्र्द भारत की एकता का निर्माण 


है, ऐसी बातें करनेवाला कोई बाहर से तो नही आता। छोग सरकार को 
उसका दोष देते हू । किसी हद तक यह भी सही होगा । लेकिन ऐसी बातो से 
सारी दुनिया में हमारी वदतामी होती है कि ये लोग ऐसे है कि ऐसे मौके पर 
भी एक दूसरे को मदद करना और एक दूसरे का साथ देना तो एक ओर रहा, 
अपने स्वार्थ में पडकर एक दूसरे का गला काटते है । यह हमारे लिए अच्छी 
बात नही है। यह गान्घी जी का रास्ता नही है और अगर हमें सच्चा स्व॒राज्य 
चाहिए, तो हमें उन्ही के बताए रास्ते पर चलना होगा । 

इस प्रदर्शनी में जो चीशें आपको दिखाई जाएँगी, उनमें एक चीज़ तो 
यह है कि हमारे मुल्क में ज्यादा अनाज पैदा करने के लिए क्या-क्या करना 
चाहिए, कहाँ किस प्रकार काम हो रहा है, कहाँ कहाँ किस किस तरह का 
अनाज पैदा होता है । यदि हमें वाहर से कम अनाज लाना हैं और अपने ही 
मुल्क में सव अनाज पैदा करना है, और इस तरह सच्चे स्वराज्य की नीव डालनी 
हैँ, तो पहले से हमें यह समझ लेना चाहिए कि हमारा मुल्क इन सब चीज़ो के 
लिए दूसरे मुल्क पर निर्मर न हो । अपने मुल्क में जितनी चीज़ें हमें चाहिए, 
उतनी पैदा कर लेना, यह एक कठिन काम है । हमारा मुल्क इतने सालो 
तक गुलामी में पडा हुआ था और परदेशी लोगो के फायदा उठाने का मैदान 
वना हुआ था । हम इतने साल से दबे हुए और पिछड़े हुए थे कि हमारा 
मुल्क एकदम कंगाल वन गया था | अब स्वराज्य मिलते ही वह अमीर और 
खुशहाल वन जाएगा और सब चीज़े उसे मिल जाएँगी, वह तो हो नहीं सकता | 
लेकिन अगर हम सव लोग साथ मिलकर काम करें, तव वह चीज़ चल सकती 
है । तो गान्धी जी ने हमें बताया था कि हमारा स्वराज्य तो सूत्र के ताते से 
जुडा हुआ है । हमें चरखा चलाना चाहिए, यह उन्होने कहा था। वह तो हमने 
कुछ नही किया । अब यह स्वराज्य जो आया है, वह असली नहीं, नकली है । 
असल स्वराज्य तो तभी हो सकता हैँ जब हम सव साथ मिलकर, जितनी 
चीज़े हमे अपने मुल्क के लिए चाहिए, वे सब अपने मुल्क में पैदा कर छें। 
इसके लिए हमें अपनी आदतें वदलनी होगी । जो चीज़ हमे चाहिए, वह चीज़ 
अगर हमारे मुल्क में वनती हो, तो उसी को इस्तेमाल करना हमारा कतंव्य है। 
सच्चे स्वराज्य की प्राप्ति के लिए हमें आज प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि २६ 
तारीख से, या तो इसी महीने से, कि हम परदेशी वस्तुओ का इस्तेमाल नहीं 
करयगे | हा, कोई ऐसी चीज़ हो, जो हमारे मुल्क में नही वनती, और उसे 


दिल्‍ली ग्रद्शनी-का उद्घाटन श्र६ 


इधर छाने से हमारे मुल्क को फायदा हो, छोगो को फायदा होता हो, ज्यादा 
धन पैदा करने में सहायता मिलती हो, तो इस प्रकार की चीज़ो का, जैसे 
मशीन आदि का उपयोग अभी हमें करना पडेगा । लेकित जहाँ तक हो सके 
हमारी कोई चीज ऐसी नही होनी चाहिए, जो परदेश में वनी है और जो हमारे 
गरीब देहाती भाइयों ने नही बनाई है, या जो शहरो मे रहनेवाले शरणार्थी 
भाइयों ने नहीं बनाई है । इन चीज़ों के उत्पादन को हम उत्तेजना देनी है । 

जो चीज हमारी जिन्दगी की जरूरियात के लिए जरूरी है, और जिसको 
हम खरीदते हें, वह सव चीजे, हमे पहले देखना चाहिए कि कहाँ बनी है। 
सभी स्वतत्त्र मुल्क ऐसा ही करते हैं और उन्हें वचपन से यही शिक्षा दी जाती 
हूँ । एक अग्रेज छोटा बच्चा भी यही कोशिश करेगा कि जो चीज इग्लिस्तान 
में बनी है, उसी को ले । इसी तरह वह अपना माल बाहर दूसरे मुल्को में 
भेजने की कोशिश करेंगा । तो हमें कोई इस प्रकार की कोशिश तो नहीं 
करनी चाहिए, कि अपना माल दूसरे देशो पर थोपे, केकिन इतनी कोशिश 
हमें जरूर करनी चाहिए कि हमें जितनी चीज अपने लिए चाहिएँ, वें हमारे 
अपने मुल्क में ही बचे | 

तो प्रदर्गनी का माइना यह होता हूँ कि हम देख ले कि हमारे मुल्क में 
क्या-क्या ची नें बतती है । उसमे से हमे यह पता चलेगा कि इतनी चीज हमारे 
मुल्क सें बतती हे भौर इस चीज़ का हमे ज्ञान नहीं था कि यहाँ बनती 
है, सो वह हम देख लें । उसके साथ ही प्रदर्शनी मे और भी चीजें होती हैं, 
जिनमे से हमें शिक्षा मिलेगी कि हमारा स्वास्थ्य किस तरह से अच्छा रहे और 
हमारा हेल्‍थ डिपार्टमट आरोग्य के लिए क्या कुछ कर रहा हूँ । वह सब भी 
हमें देखना हैं । आज तो एक प्रकार से सारी दुनिया एक हो गई है। दुनिया 
के आर देशो से जो चीज हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए यहाँ जाती है, 
जिनका हमें कोई दाम नहीं देना पडता हैं, वे भी इधर रखी गई है, क्योकि 
उन से मूल्क को फायदा होता है । तो वह सब चीज भी हमें देखनी चाहिए । 
हमारे मुल्क मे क्या-वया मशीन है और वे क्या-क्या काम करती है, कहा कैसा 
कपड़ा बनता हूँ, ये सब चीजें हमे यहाँ देखनी है और यह भी देखना हैँ कि 
हेमार यहाँ कौत-कीन सी चीज नहीं बनती है । उसका हिसाव छगाना आराम 
>नता का काम नहीं है । छेकिन जो उद्योगपति और अन्य समभदार लोग 
हैं, वे उसके लिए कोमिश करें कि हमारे मुल्क मे जितनी मशीनें वगैरह वाहर 


रे३० भारत की एकता का निर्माण 


से आती है, वे हमें अपने हाथो से बनानी हे । यदि हमें अपना स्वराज्य पक्का 
बनाना है, तो हमें किसी परदेश पर अवलूम्बित नही रहना चाहिए, निर्भर 
नही रहता चाहिए। यह बहुत जरूरी है । 

अगर बदकिस्मती से हमारा भंगडा अपने पडोसी से चलता है, तो उस से 
हमें नुकसान होता है । हमारे यहाँ कलकत्ता में, जितने कारखाने हे, पाकि- 
स्तान के सारे जूट का उपयोग उन्ही में होता हैं । इन कारखानो के लिए पूर्वी 
पाकिस्तान के किसान अपने यहाँ जूट पैदा करते है । तो हमारे भंगडे का 
असर यह हो रहा है कि वहाँ के किसान भूखों मर रहे हे, क्योकि उनके जूट 
का उपयोग इधर होता था । तो उसमें किस का कितना कसूर है, इस गहरे 
पानी में यहां उतरना अच्छा नही है। लेकिन इस समय पर में इतना ही कहना 
चाहता हूं, कि हिन्दुस्तान की सरकार ने जितनी कोशिश हो सकी, उतनी की 
कि हमारे दोनो देशो के बीच हमारा पुराना रोजगार अच्छी तरह से जारी 
रहना चाहिए, उसमें कोई रुकावट नही आवी चाहिए । इसी से दोनो का फायदा 
है । लेकिन उनके साथ हमने जितने जितने कौल-करार किए, जितने एग्रीमेंट 
किए, उनपर जब अमल करने का समय आता है, तब हम पाते हे कि उन 
पर सिर्फ हमारी तरफ से अमल होता है ! आखिर हम थक गए और हमने 
कहा! कि अगर तुम इसी तरह से करते रहोगे, तो कोई कौल-करार करना 
बेकार होगा । इस हालत में तो तुम अपना करो, हम अपना करेंगे । जिस जूट 
का पैसा हम पहले ही दे चुके हे, उतना जूट भी हमको नही देते हो। तो यह 
अच्छी वात नही हैं । तुम इस तरह से करते हो कि हमारा कपडा लेते थे, 
वह भी अब नहीं लेते हो । और परदेशो से लाखो-करोडो झुपये का कपडा 
मगवाते हो । हमारा कपडा परदेश में जाता है और वहाँ से वही कपड़ा, उनके 
वहाँ मेजा जाता है । वह इस प्रकार का उल्टा धधा करते हे । 

एक समय ऐसा था कि हम लकाशायर और मैन्‍्चेस्टर के कपडे का वाइकाट 
करते थे । आज हमारी मिलो का बना कपडा लकाशायर जाता हैं। कितना 
उल्टा तरीका हो गया हैँ । वहाँ से ठीक-ठाक कर उसे पाकिस्तान में भेजा 
जाता है । तो इस तरह से दोनो मुल्को को नुकसान होता है। हमने उन्हें 
समभाने की कोशिश की कि इस तरह से तुम्हे क्या फायदा होता है ? इस से 
वो दोनो को नुकसान होता है । छेकिन हमारे नुकसान को बचाने का एक ही 
तरीका हो सकता है कि हम जितने करार करें, उनपर ठीक तरह से अमल होगा, 


दिल्‍ली प्रदर्शनी का उद्घाटन सर? 


'इस बात की कोई गारटी हर्मे की जाएं। ऐसा न हो, तो उससे अच्छा यह हैँ 
कि हमारा मुल्क उन पर निर्मेर ही न रहे । हमारे मुल्क में जितना जूट चाहिए, 
उतना हम स्वय पैदा कर ले। जितनी रूई हमें चाहिए, उतत्ती रई हम यही पैदा 
करे। जितना अनाज हमे चाहिए, उतना हम अपने यहा पैदा करे । वह काम 
बहुत कठिन है । आज हम बहुत-सा अनाज बाहर से मगवाते हे और उनके 
वहाँ काफी अनाज पडा हैं, इतना अनाज पडा है, कि वह पडे-पडे सड भी 
सकता है । क्योकि जितनी अच्छी अच्छी जमीन थी, जिसमें पानी का इच्तजाम 
था, इर्रीगेशन ( सिंचाई ) का इन्तजाम था, वह सब हमारे जिन लोगो हे 
पास थी, वे सव तो वहा से निकाल दिए गए और अवइघर आकर पडे है। वे 
सव इवर मार मारे फिर रहे हें। उनका वन्दोवस्त करना, उनका गुस्सा 
भी सहन करना और उनका दुख भी देखना, यह अब हमारा काम है । उनकी 
वहाँ जो जगह पडी है, वह्‌ सच्चा सोना है, क्योकि उसमें अनाज बहुत पकता 
था, रूई बहुत पकती थी, वह सव वे दवा कर बैठ गए हैं। हम वार-बार चिल्ला- 
चिल्ला कर कहते हूं कि उसका फैसला करो तो वे फैसला नही करते हे और 
जिद करते हैं । इस तरह से हमारा उनका भगडा चलता हैं और इससे दोनो 
मुल्को का नुकमान होता है । तो उसका फैसला एक ही तरह से हो सकता हे 
कि खुले और साफ दिल से, जिस तरह से दो भाई बैठ के बातें करते है, उस 
तरह से हमे आपस में वैठकर समझौता कर लेना चाहिए। 
हमारा मुल्क बाहर के किसी मुल्क पर निर्भर रहेगा, तो वह शिर जाएगा। 
उसे गिरने नही देना चाहिए। में एक खाली पाकिस्तान की ही वात नहीं कहता 
हूं, हमें किप्ती भी मुल्क के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए । हमारे मुल्क को 
अपने लिए जितनी चीज़े चाहिएँ, वे हम अपने मुल्क में पैदा करे, यह हमारा 
पहला काम है। उसमें इस प्रदर्शनी से काफी लाभ होगा। इसमे देखने को बहुत 
सी चीज्ञे हमे मिलेंगी । उप्तमे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा । हमारे काम में 
कौन-कौन सी त्रुटियाँ हे, वह भी देखने को मिलेगी | इस सब चीज़ो को देखना 
और जानना हमारा कर्तव्य हैं। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम भी सूखी 
हो और हमारा पडोसी भी सुखी हो । हमारो नीयत यह न होनी चाहिए कि 
हमार पड़ोसी को दुख हो। लेकिन जब्र तक हमारे पडोसी का वर्ताव हमारे साथ 
5 अकार का नहो कि वह भी हमारे सुख में सुखी है या हमारे दुख मे दुखी 
हैं, तो हमें दूर से उसे नमस्कार कर अपना इन्तज़ाम पूरा कर लेना चाहिए । 


र्३२ भारत की एकता का निर्माण 


यह हमारा काम है । इसीलिए जब प्रदर्शनी खोलने की वात मेरे सामने आई, तो 
मेने उसे कबूल कर लिया । 

हमने प्रतिज्ञा की हैं कि हमें स्वराज को ठीक करना है, उसे मज़बूत वनाना 
है। तो इसके लिए हमारा पहला काम यह है कि बडे वडे शहरों में और देहातो 
में हर जुग्रह हम ऐसे प्रदर्शनी करे । जो चीज़ें हमारे मुल्क में वनती है, उनकी 
जब हमें जरूरत हो, तो हम उन्ही को पसन्द करें, चाहे कुछ ज्यादा दाम ही क्यो 
न देने पडें। कुछ सस्ते दाम होने पर भी वाहर से आए माल को हम पसन्द न 
करें। कहे कि भई, हमें इसकी ज़रूरत नही है । क्योकि एक साल, दो साल, 
तीन साल या चार-पाँच साल की तकलीफ हम उठा ले, तो उससे आगे चल 
कर हमारा मुल्क मज़बूत बन जाएगा ओर तब हमे किसी तरह का डर नहीं 
रहेगा । तब हमारा काम अच्छी तरह से चलेगा । 

आज हमारे मुल्क में एक प्रकार की शान्ति हो गई है और इतना वडा 
मुल्क एक हो गया है, जितना पहले कभी नही था। तो यह बहुत बडी वात 
हो गई हूँ । हिन्दुस्तान के इतिहास में हिन्दुस्तान इतना बडा, एकत्र और 
एक केन्द्रीय सरकार को हुकूमत के नीचे कभी नही था, जितना वह अब वन 
गया है । इसको सेभालना हमारा काम हैं। इसको मज़बूत बनाने के लिए जितनी 
कोशिश करने की ज़रूरत है, वह तो सव को करनी ही चाहिए । और यह चीज 
हम ओर आप मिलकर ही कर सकने है । खाली हम सरकार के ऊपर बैठकर 
वैसा नहीं कर सकते । सरकार के पास इतने साधन नही है, इतनी सामग्री 
नही है । हमारे मुल्क को जरूम लगा है, उसको उठाना हर आदमी का कर्तव्य 
है । अब दो-ब चार साल तक हमे यही कोशिश करनी चाहिए कि इसे अधिक- 
से-अधिक मजबूत बनाएं, और हम सव लोग इस काम में अपनी हुकूमत का 
साथ दे । हमे कगडो में नहीं पडना चाहिए और न वाद-विवाद में फेंसना चाहिए । 
इस प्रकार के जो रचनात्मक काये हे, जैसे यह प्रदर्शनी है, इनसे जो-जो सीख 
हमे मिले, जिप-जिस रास्ते पर जाने का सुझाव मिले, वह सब चीज़ हम सीख 
ले, यह मेरी प्रार्यना है। मुझे उम्मीद है कि हम फिर यही निश्चय करेंगे हम 
सब तरीकों से अपने मुल्क को मज़बूत वनाएँगे । क्योकि हमारा मुल्क आज 
नाजुक समय पर आ गया हैँ । क्योकि हमारा मुल्क अकेला ही ऐसा नही है । 
इुनिया में चारों तरफ आग फैल रही है । हमारे मुल्क के आसपास, जहां से 
आज तक हम अनाज लाते थे, व्यापार करते थे, वे सब मुल्क आज दुख में 


दिल्‍ली अदर्शनी का उद्घाटन रेररे 


फंसे हुए है । वहाँ वहुत फंगडा है, बहुत मारपीट और वहुत खून-खराबी चलछ 
रही है । इन सव से हमे अपने मुल्क को बचा लेना चाहिए । 

जव चारो तरफ आग फैल रही है, तो उस से वचना आसान काम नहीं 
हैं। यह वंडा विकट काम हैँ । लेकिन काम करने में तो मज़ा ही तब आता हैं, 
जव उसमे मुसीबत होती है । मुसीवत में काम करना ही बहादुरो का काम है, 
मर्दों का काम है । कायर ही मृसीवतों से डरते है। लेकिन हम कायर नहीं हे, 
हमें मुतीवतों से डरना नहीं चाहिए। हमारे आसपास जो कुछ हो रहा है, उससे 
बचने के लिए हमें एक ही कोशिश करनी चाहिए और वह यह कि हमारा 
हिन्दुस्तान गान्धी जी के वताए मार्ग पर चछे । आज की परिस्थिति में हमें 
अपनी गवर्नपेट का साथ देना चाहिए । इस प्रदर्शनी मे जो चीज़ों है, उन्हे देख 
कर हमे दुृढ निश्चय करना चाहिए कि हम अपने मुल्क में बनी चीज़ों का 
ही उपयोग करेगे और जहाँ तक हो सकेगा, परदेशी चीज़ो को छोड देगे। आपसे 
प्रार्थना है कि आप सब छोग इसी पर चलने की कोगिश करे। 


(२७) 
हेदराबाद का स्वागत समारोह 


७ अक्टूबर, १९५० 
भाइयो और बहनो, 

जव से मेने हैदराबाद स्टेट में प्रवेश किया, तव से में आप लोगो के 
प्रेम का अनुभव कर रहा हू । जिस प्रेम से और जिस भाव से आपने मेरा स्वागत 
किया है, उसके लिए में आपका शुक्रिया अदा करता हूँ । हैदराबाद सिकन्दरा- 
वाद की म्यूनिसिपैलिटी और हिन्दी प्रचार सभा की तरफ से मुझे जो मान- 
पत्र दिया गया, उसके लिए में इन दोनो सस्थाओ का भी आभार मानता हूँ । 
मुझे मानपन्र देते की कोई आवश्यकता नही है और न इसका अभी कोई समय 
ही आया है । अब आदमी दुनिया छोडकर चला जाता है, असछी मानपत्र तो 
उसके वाद मिलता है । क्योकि कोई आदमी आखिर दिन तक कोई गलती न करे, 
तव उसकी इज्जत रहती है। लेकिन यदि आखिरी उम्र में दिमाग पलट 
जाए, तो सारी करी-कराई ही खत्म हो जाती है । इसलिए हमें ईश्वर से 
प्रार्थना करनी चाहिए कि आखिर दम तक हम शुद्ध और नि स्वार्थ भाव से 
जनता की सेवा करते रहे, ऐसी ताकत हमको मिले । 

मानपत्र मे मेरे बारे में जो वातें लिखी है, उसके बारे में में आपका 
समय नही लूगा | लेकिन चन्द बाते हे, जिनका जवाब में आपको देना चाहता 


हैदराबाद श्र 


हैं। उसमें मुख्य वात तो यह हैं कि आज तक आपके शहरो में जितनी म्युनिसि- 
पैलिटियाँ है, उनमें सिर्फ स्टेट के नियुक्त सदस्य नोमिनेटेड (नियुक्त) मेस्‍्व्स हें । 
तो यह वात आज के जमाने के अनुकूल नही हे । सब से पहले तो वही चीज़ वननी 
चाहिए । उसमें ऐसे नये लोग आएँगे, जिन्होंने अनुभव नही पाया है। इससे 
लोक शासन चलाने में वहुत दिक्कत पडेगी, यह में मानता हूँ । साथ ही उसका 
मतलब यह भी नही है कि नोमिनेटेड और सरकार द्वारा नियुक्त लोगो ने जो 
काम किया है, उसकी में कदर नहीं करता हूं । लेकिन यह लोक शासन के 
अनुकूल चीज नहीं है । इसलिए आपकी तरफ से, हेदराबाद के मन्त्रिमण्डल की 
तरफ से, स्टेट की तरफ से, एक कानून बनाया गया है और वह कानून मजूरी 
के लिए केन्द्रीय सरकार के पास पहुँच भी गया हूँ । वल्कि केन्द्रीय सरकार के 
लीगल डिपार्टमेंट ने उसमें देख-भाल करके उसे प्रेसीडेट साहेब के दस्तखत के 
लिए भेज दिया है और चन्द दिनो में वह आपके यहाँ लागू हो जाएगा और उसके 
बाद आपकी म्यूनिसिपैलिटियो का चुनाव करने का काम आपका रहेगा । चुनाव 
“अडल्ट फ्रेचाइज” ( बालिग मताधिकार) के सिद्धान्त पर होनेवाला है । 
यह समय की माँग है, यद्यपि उसमे मुहिकलें बहुत हें । जहाँ अधिक लोग अनपढ 
है, जिन्हे चुनाव का अनुभव नही है, उनके लिए वालिग मताधिकार का उप- 
योग वडा मुश्किल हैं । लेकिन आज वह समय की माँग है, इसलिए हम 
दूसरी चीज़ नही कर सकते । तो एक तो हमारा खुद का अनुभव कम है और 
दूसरे ये मुशिकिले हमारे सामने आ पडी हे । हमने सव वालिगो को वोट देने 
का अधिकार दिया है । उनमे वहुत-से मतदाता ऐसे होगे, जिनके वारे में यह 
कहना कठिन हैँ कि मत देने की कित्तनी योग्यता उनमें है । हमने उन्हे कितना 
तैयार किया हैं, ये सव सोचने की बाते हे । परन्तु सव मुहिकले सामने रखते 
हुए भी हमे सही काम करता है । 
जहाँ-जहाँ एक ही हाथ मे सत्ता होती है, वहाँ आसानी से काम चलता हैं, 

जो कुछ काम करना हो जल्दी-जल्दी कर लिया जा सकता है। लेकिन लोक- 
शासन का काम बडा मुश्किल है, वह जल्दी-जल्दी चलू नहीं सकता। उसमें 
सब की राय लेनी पडती है, सब तरफ से छोगो का दवाव पडता हैं, सब तरफ 
से खीचा-तानी होती है । जो काम चलानेवाले कार्यकर्ता हे, सविसवाले लोग 
हूँ, उनको भी बहुत मुश्किल पडती है, क्योंकि उनको प्रतिनिधि लोगो की राय के 
माफिक होने की कोशिय करनी पडती है । उन दोनो की राय आपस में खिलाफ 


३३३ भारत की एकवा का निर्माण 


हो, उनमें अन्तर हो, तो वहुत मुश्किल हो जाती है | इस हालत मे जब आप॑ के 
यहा लोक शासन का पूरा कारोबार चलेगा, तव आपको वहुत-सी दिवकरतें आनें- 
वाली है । एक वात यह भी है कि आपके यहाँ हिन्दुस्तान की तरह पुराना अनुभव 
जरा भी नही है । हिन्दोस्तान के सूबो में कुछ पुराना अनुभव तो था, कुछ 
लोक-सस्थाएँ, लोकल बोडड, म्यूनिसिपैलिटियाँ वहाँ बहुत सालो से वन गई थी । 
ये चीज़ें इधर नही हैं । उसके साथ ही आपके यहाँ कुछ दिनो तक कौम कौम 
का जो प्रभाव पडता रहा, उसको भी हटाना है । अब आप सबकी मिल-जुल 
कर काम करना हैं। 

भे आज आपके पास तीसरी दफे आया हूँ । पहले पुलिस ऐक्शन के बाद 
आया था । लेकिन आज मे बहुत दिनो के बाद भाया हूँ । इस बीच में हमने 
कुछ तवदीली भी की है । एक तो हैदराबाद स्टेट हिन्दोस्तान में मिल गई है। 
राजप्रमुख ने उसके लिए अपना दस्तखत दे दिया हैं। उसके साथ-साथ आपके 
१६, १७ प्रतिनिधि हिन्दोस्तान की पालियामेंठ में शरीक हो गए हे । हमारे स्टेट 
डिपारट्टमेट ने हैदराबाद स्टेट रिंकसडेशन ( सिफारिश ) से- उन्हे चुना-हे । 
इस तरह से हिन्दुस्तान की बडी पालियामेंट में आपका प्रतिनिधित्व पूर्ण हो 
गया और हंदरावाद स्टेट हिन्दोस्तान में मिल गई । क्योकि यह तो खुल़ी 
वात थी । इसमे कोई फर्क पेडनेवाला नही और दुनिया की सब ताकतें भी मिल 
जायें तो भी उसमें कोई फर्क नही पड सकता हूँ । जो चीज खुली हो, उसकी 
ढाॉँकने से कोई फायदा नही हैँ । सो इतना काम तो हो गया । उसके कुछ 
समय बाद काग्रेस के प्रतिविधियों को इधर के शासन में, राज्य के कार बार 
में शरीक किया गया । यह एक शुरुआत ही हुआ, क्योकि हमारी यह ख्वोह्शि 
नही हैँ कि हम सब बोक उठाते रहे और जाप हमारे पीछे ही चलते रहेः। 
जेसा हिन्दुस्तान चलता है, उसके साथ साथ आपेको भी चलना है। हमोंरी 
यह ख्वाहिश हैं और जितना जल्दी आप तैयार हो जाए, उतत्ता ही अच्छा है । 
जब आपकी तरफ से इस तरह की कोई माँग आती है कि हमांरा क्षासन 
पूरे तौर से हमारे खुद का होना चाहिए, तो उसके लिए हमें कहने की जरूरत 
नही है। क्योकि उसी के लिए तो हमने यह सब कुछ किया हैं। हम कोई 
परदेशी लोग थोडे ही है । हम कोई सत्ता के छोभी भी नही कि हमे यहाँ की 


सत्ता चाहिए । यह तो हमारे ऊपर एक बोर है । जितनी जल्दी आप अपना 
बोक उठा लें उतना ही अच्छा है । 





'दार पटेल कुछ विदेशी पत्रकारों के साथ, साथ मे डावटर राजेन्द्र प्रसाद, 
मौलाना जाजाद, पडित पन्‍त और आचार कृपकछानी भी है 


हैदराबाद ३३७ 


छेकित इसमे हमारी जो जिम्मेवारी है, जो जवावदारी है, उसका ख्याल 
भी हमे रखना पडता है। यदि हिन्दुस्तान की सरकार इस प्रकार अपनी जिस्मे- 
वारी का ख्याल न रखे, तो वह हुकूमत चलाने के छायक न बनेगी । तो 
सव से पहले तो हमें यह देखना है कि आपका सगठन किस प्रकार का हैं, वह 
कितना पवका हैं, आप लोगों में आपस का कौमी भेद भाव कितना हट गया है 
भौर वाकी कठिनाइयों पर कहाँ तक काबू पाया जा सका है। में आपकी कोई 
शिकायत नही करने आया हूँ । लेकिन एक वात मे आपसे जरूर कहूँगा। जैसा कि 
बहुत दफे पहले भी कह चुका हूँ कि एक ही सस्था है, जो यह वलेम (दावा) कर 
सकती है कि शासन उसके हाथ में आना चाहिए। यह सस्था काग्रेस हैं। दूसरा 
तो कोई दावा भी नही कर सकता। काग्रेस ही ने दावा किया है, और उसका 
अधिकार है ! तो उसमे सव से वडी वात यह है कि काग्रेस में जितने दल थें, 
उन्हें आपस मे मिल जाना है। कोई ऐसा मान ले कि सत्ता मिलने के वाद 
सब ठीक हो जाएगा, तो वह बडी भारी गलती होगी। सत्ता मिलने के बाद तो 
ऊंगड़ा और भी अधिक होनेवाला है, और तव वहुत-से नये दल भी वन सकते हैं, 
सत्ता कोई आसान चीज़ नही है। वह भली चीज़ नही है, वुरी चीज है। उसमे 
बहुत वडी चमक है और उससे दिमाग पलट जाता हैँ। जब यह राज्य का 
सारा कार्य-भार किसी भी सस्था के पास आएगा, तो उनके प्रतिनिधियों को 
नींद लेने का भी समय नही मिलेगा । 
सव से पहले हमें काग्रेस के सगठन में से पक्षापक्ष मिटाने की कोशिश 
करती हैँ। इस काम में यहां कुछ सफलता भी प्राप्त हुई हैं। जब हमने देखा 
कि ये छोग आपस में मिले हे, यह न जानते हुए भी कि ये दिल से मिले हे 
कि ऊपर से मिले हे, हमने यहा के मिलिट्री गवर्नर को हटा लिया और एक 
सिविल एडमिनिस्ट्रेटर, जो आज आपका प्रधान मन्‍्त्री है, भेजा । यह आदमी 
हमारी स्टेट मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी था, जो सारे देशी राज्यो व रियासतो की 
देखभाल करता था। हमारी सविस से जो सव से अधिक अनुभवी छोग थें, 
उसमें से भी चुना हुआ एक आदमी हमने आपके पास भेजा है, जो आपकी गाडी 
को ठीक रास्ते पर चछा सकेगा और यह बता सकेगा कि आप अपना काम किस 
तरह करे। तो हमने शुरूआत को । अब काग्रेस का सगठन अगर सच्चे दिल 
से एक हुआ है, तो उससे में बहुत खुश हूँ। लेकिन मैंने सारी ज़िन्दगी मर 
सारे हिन्दुस्तान का सगठन चछाया और किसी आदमी के चेहरे पर से में पह- 
भा० २२ 


श्श्ट भारत की एकता का निर्माण 


चान सकता हूँ कि वह कैसा है । वह कितना भी ऊपर से बात करे, लेकिन में 
जान जाता हूँ कि उसके भीतर क्या है । तो जब मुझे इतना मालूम हो जाएगा 
कि अब यह हैदरावाद स्टेट की गाडी को इन लोगो के हाथ में देने में 
कोई खतरा नही हैँ, तव मे एक मिनट की भी देर नहीं करूँगा। क्योकि मेरी 
ख्वाहिश यही हूँ कि आप अपना बोर अपने कन्धों पर उठा ले। तो इस 
बारे में जितनी जिम्मेवारी मेरे पर हें, उससे ज्यादा जिम्मेवारी आपके 
ऊपर हैं । 

अब दूसरा रुख भी देख लीजिए । हिन्दुस्तान में नया चुनाव होनेवाला 
है। सारे हिन्दुस्तान के हर यूनिट में नया चुताव होगा। उस समय आपके 
यहाँ भी नया चुनाव होगा और उसमें कोई ज्यादा समय लगने वाला नही है । 
इस बीच में आपकी म्युनिसिपैलिटी का भी चुनाव हो जाएगा। तो पहले म्युनि- 
सिपैलिटी का चुनाव कर लीजिए और देख लीजिए क्‍या होता है । चुनाव का 
भी कुछ अनुमव आपको हो जाएगा और जव चुने हुए प्रतिनिधियों के पास 
म्पुनिसिपेलिटी का कारोबार आएगा, तब उससे मालूम हो जाएगा कि आगे 
क्या हाल होनेवाला हूँ । 

अब अगला सवाल यह है कि यहाँ कौमो के आपसी सम्बन्ध कैसे है ? में 
खुश हूँ कि आज हैदराबाद में हिन्दू-मुसलूमानो के बीच में किसी प्रकार का 
बखेडा नही होता । यह भी में कहूँगा कि हिन्दू और मुसलमान के बीच जब 
दिल का असली मेल हो जाएगा, तब वह भी मुझको मालूम पड जाएगा । कई 
लोग कहते हे कि जाप आए हू, तो इन लोगो को छोड दो, उन लोगो को छोड 
दो, जनरल एमनिस्टी ( आप रिहाई) दे दो । वह भी कोई खाली मेरे हाथ 
की वात नही है । उसमें भी तो आपका अपना हाथ ज्यादा है । जो कुछ बातें हुई 
है, उनके बारे में किसकी कितनी जिम्मेवारी हूँ, इस बारे में आपको बताने 
की कोई ज़रूरत नही है । हम सब कुछ जानते हे कि कौन कितना ज़िम्मेवार 
है । लेकिन हम पिछली वाते याद नही करते है । हम तो भविष्य का ख्याल 
करते हूँ कि भविष्य में हँदरावाद की गाडी कैसे चलेगी । उसमें गठवड न हो 
और फिर कोई ऐसा धक्का न लगे, जिससे आपको नुकसान हो। हमें किसी से 
द्वेप नहीं रखना चाहिए और पिछली वातो को माफ करने के लिए भी तैयार 
हो जाना चाहिए । परन्तु यदि कोई मॉर्टर ( शहीद) वनना चाहे, और खुदा 
के दफ्तर में इस प्रकार का नाम लिखाना चाहे कि वही कौम का खैरख्वाह है, 


हेदरावाद रै३े६ 


तो उसके लिए हमारे दिल में कोई रहम-रियायत हो नही सकती । कई छोगों ने 
किसी के हुक्म से काम किया तो हम देखेंगे कि हुक्म देनेवाला कौन था। 
हुकुम का अमल वफादारी से करना कितना घ॒र्म है, वह भी हमें देखना पंडेगा। 
इस सब चीज़ो में कानूत से काम हो सकता है, क्योकि हमारे यहाँ आज जो 
'लोक शासन वना है, उसमें एक व्यक्ति के हाथ में कोई पावर ( शक्ति ) नहीं 
है। और हो तो भी, उसके ऊपर बहुत बोक पडता हैं और वह सब काम 
अपने हाथ से नहीं कर सकता । 

जैसा में काग्रेस से आशा करता हूँ, वैसा ही में यहा की सव कौमो से भी 
आशा करता हूँ । और आप सब से कहता हूँ कि यहा पूरा अमत कायम 
कीजिए । आप समक लीजिए कि में किसी को खुश करने के लिए कोई वात 
'करने वाला आदमी नही हूँ। में साफ-साफ वात करनेवाला आदमी हूँ । मे आपसे 
यह कहना चाहता हूँ कि आज आपका जो मेल दिखाई दे रहा हैं, वह अच्छा 
है। उससे मुझे खुशी है । आज हैदरावाद मे से इस तरह की खबरे नहीं आ 
रही कि किसी जगह पर कोई बखेडा हुआ, कोई तूफान हुआ, कोई वैर की 
वात हुई ।! इसी में हैदरावाद का भछा है । लेकिन अभी तक मेरे दिल मे यह 
विदवास नही है कि आप छोगो के अ्तर का सैल चला गया है। में आपसे साफ्‌ 
कहना चाहता हूं, कि उसका आपको सबूत देना चाहिए । 

जव लछायकमली हँदराबाद से भाग गया, तो क्या आप मूझ से यह 
कहना चाहते हे कि आप लोगो में से किसी को कोई पता ही नहीं था और 
सारी जिम्मेवारी हमारी ही थी ? मे यह पूछना चाहता हूँ कि कितने मुसछमानों 
को यह दर्द हुआ कि यह आदमी हिल्दुस्तान से क्यो भाग गया ? यदि मुसलमान 
हँदरावाद के हैदरावादी होते, हिन्दुस्तावी होते, तो उनके दिल में दर्द उठती 
और वे आवाज उठाते कि “तुम हमको छोड कर भाग क्यो गए ? तुमने यह नहीं 
सोचा कि तुम्हारे इस प्रकार भाग जाने से कौम के ऊपर क्या बोर आएगा ? 
आपने कौम की अजादी को जोखम में डालकर तुस अपनी खुद की आजादी के 
लिए दौड गए। इस प्रकार तुमने जो कुछ किया, उससे मुसलूमात कहाँ तक 
जुश हो सकते है ?” हिन्दोस्तानी मुसलमान इस बात पर रोता कि इस आदमी ' 
मैं क्या किया। में आपसे यह कहना चाहता हूँ कि जब मेने सुना कि चन्द मुसल- 
भान यहाँ नाचने लगे, कूदने छुगे तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। उसको में क्या 


हू । वेसे में आपका कसूर नहीं निकालूता । जब गान्धी जी का खून हुआ तो 


३४० भारत की एकता का निर्माण 


हिन्दुस्तान में ऐसे हिन्दू भी थे, जिन्होने खुशी मनाई थी । जब तक वह शैतानियत 
हम से नहीं निकल जाती, तब तक कौम-कौस का एका भी नहीं हो सकता + 

तो मे वडी अदब से कहूँगा और मुसलमानों से उन्तके खुद के इब्ट्रेस्ट 
के लिए, उनके खुद के हित के लिए, कहूँगा कि वे अपने को पूरी तरह 
हिन्दोस्तानी समझें। क्योकि हमारा तात्पयं यह है कि हिन्दू और मुसलमानों को 
हर तरह से एक ही प्रकार के हक और एक प्रकार की जिम्मेवारी होनी 
चाहिए । बराबर हक और बराबर अवसर उन्हें मिलता चाहिए और उसमें 
कोई फर्क नहीं होना चाहिए । लेकित इसके लिए हिन्दू और मुसलमान दोनों 
को हिन्दुस्तानी बनना पडेगा । उसके लिए जितना जल्दी तैयार हो, उतना अच्छा 
है । हो सकता है कि कई आदमियो के दिल में यह हो कि पाकिस्तान उनके लिए 
ठीक स्थान है । उनसे मेरी नम्रर प्राथेना हैं कि हमारी तरफ से कोई रुकावट 
नही होगी । जितनी जल्दी चले जामो, उतना ही अच्छा है । इधर के मुसल- 
मानो के लिए भी यही अच्छा हैं। हम नही चाहते थे कि हिन्दोस्तान का दुकडा 
हो । लेकिन मजबूर होकर हमें टुकडा करना पडा । उस समय हमने नही सोचा 
था कि वहाँ से सब हिन्दुओ को भगा दिया जायगा । जब पाकिस्तान बना, 
तब भी हमारा यह रुूपारू था कि हम आपस में बैठ कर समभौता कर हें । 
पाकिस्तान आज़ादी से अपनी खुशहाली बनाएं और जैसा अपना शासन 
होता है वैसा बनाएँ, चाहे अपनी जैसी प्रकृति और गति वनाए। हम भी चाहते 
थे कि एक दूसरे के साथ मोहब्बत और प्रेम बना रहे । हिन्दुस्तान के मुसल- 
मात ओर पाकिस्तान के मुसलमान आपस में मिरू-जुलकर रहे, उनमे विवाह- 
शादी हो । और यह तो अब भी होगा । अभी इतना टुकडा होते हुए भी 
यह चीज़ टूटनेवाली नहीं है। तोडनेवाले कितनी भी कोशिश करें, खुद टूट 
जाएँगे, लेकिन यह चीज़ नही टूटनेवाली । क्योकि हिन्दुस्तान की आबोहवा ही 
ऐसी है । फिर भी अगर उनको अछग होना हो, तो हो सकते है। लेकिन इधर 
के कोई मुसलमान अगर यह ख्वाहिश रखते हे कि वाहर के लोग उनका 
रक्षण करेंगे, तो यह गलत तरीका हूँ । यह होनेवालछा नही हैँ । में आाज 
कहता हूँ कि हमें हिन्दू ओर मुसलमान दोनो को आपस में मेल कराना चाहिए। 
पिछली चीज़ें हमे याद नही करनी चाहिएँ, उन्हे भूल जाना चाहिए । क्योकि 
लाखो भाई तो देहात में पडे हे । उन्होने क्या कसूर किया ? उनको तो ख्याल 
भी नहीं था कि पाकिस्तान क्‍या चीज़ है, किस तरह से बनेगा, क्या होगा + 


डैदरावाद | २०९ 


देहात का रहनेवारा तो अपने पडोसी के साथ मोहब्बत से रहता था, उनके 
साथ घूमता-फिरता था । 

अब जो कुछ हो गया, सो हो गया । अब फिर से मोहब्बत की कोशिश 
करने का वक्‍त आया हैँ । ऊपर से अब शान्ति है । लेकिन मेरा बोक हटा 
नही है । आज भी हिन्दुस्तान में हिन्दूु-गुसलमाव का बखेडा उठ खडा होता है। 
यह जहर इतना घुस पडा है कि इसके निकालने मे थोडा समय लगेगा। आपको 
शान्ति रखनी चाहिए। दोनो कौम के बीच मे जो समझदार आदमी हे, उनको 
शानन्‍्त रह कर लोगो को समफाना चाहिए कि भई अगर उधर कोई गडवड हुई 
है, तो इधर बदला लेने की कोक्षिश करना एक बहुत बुरी वात है । 
हमारा तो यह पूरा धर्म है कि हमारा जो शासन है, जिसको सिक्‍्यूलर स्टेट 
६ धर्म निरपेक्ष राज्य ) कहते हैं, उसमे सवके लिए समान स्थान है। हमें 
सोच-समभझ कर चलता हैँ । लेकिन हम शीघ्रता से चल सके और हमारे काम 
भें कोई रुकावट न हो, उसके लिए हमे आपका साथ चाहिए । हैदराबाद में 
रहनेवले सब हिन्दू और मुसलमानों को समझ लेना चाहिए कि वे हँदरावादी 
है और हिन्दुस्तानी है । वे जब यह समझ जाएँगे, तभी हम भागे बढ सकते है। 

में आपसे यह भी कहना चाहता हूँ कि हमने जब है दरावाद स्टेट को अपने 
हाथ मे लिया, तव देखा कि यहाँ करोडो रुपये का घाटा पडा है । राज्य के पास 
पहले जो रिजर्व फण्ड था, वह सब-का-सव उड गया है और एक वडा खड्डा 
पड गया हूँ । क्योकि हेदरावाद को स्वृतन्त्र बनाने के लिए इसी प्रकार का 
कारोबार और इसी प्रकार का खर्चा यहा किया गया था। लोगो को पैसा 
पिया गया था । यह सव काहे को किया गया ? कुछ अपने कामो के लिए या 
हेदराबाद की उन्नति के लिए तो किया नहीं गया । जो कुछ किया गया, 
उस से आज हँदरावाद में आर्थिक स्थिति बहुत विगडी हुई है। वह अच्छी 
नही हँँ औौर उसको ठीक करना है। हम उसको ठीक करे, तभी काम आगे चल 
सकता हैं । हमने तिलक आप लोगो के सुपुर्द कर दिया है । अब आपको स्वय 
चलना पडेगा। आप देहात में जाइए, वहां व कोई अस्पताल है, न कोई दवा- 
दारू का सामान है, तल कोई पढाई का सामान हैं । वहाँ खाने पीने की भी 
तकलीफ है । तो छोगो को, जनता को, आज भी मालूम नही पडा होगा कि 
राज्य में क्या फर्क आ गया है । सब चीजे नए सिरे से बनाने का बोक तो आपके 
ऊपर पडेगा। हिन्दुस्तान की सरकार की हालत भी ऐसी ही हैं । क्योकि जब 


२५२ भारत की एकता का निर्माण 


तक हमको पाकिस्तान का भरोसा न हो, तब तक हमें हिन्दुस्तान को सभालने | 
के लिए लश्कर रखना ही पडेगा । उसके लिए करोडो रुपया खर्च करना ही 
पडेगा । हम वैसा न करे, तो हम भी गुनहगार बन जाएगे, क्योकि यह सारे 
हिन्दुस्तान की सलामती की ज़िम्मेवारी का सवाल है । 


तो हमे देखना पडता है कि हमारा पडोसी क्‍या करता है । पाकिस्तान 
कहता है कि दुनिया में हमारा एक ही दुश्मन है ओर वह है हिन्दुस्तान | जब 
वे ही खुल्लमखुल्ला ऐसा कहते हे, तो हम उतना तो न करें, पर यह तो मान 
लें कि वे हमें अपना दुश्मन समभते है । ऐसी बात है, तो हमें भी सावधान 
रहना चाहिए। यदि मोहब्बत करनी हो, तो आज भी हमारे प्राइम मिनिस्टर 
साहव पाकिस्तान से कहते हे कि हम दोनो को आपस में ऐसा करार कर 
लेना चाहिए कि किसी सूरत में हम आपस में लडाई नही करेंगे। जब हमको 
मालूम पडेगा कि दिल और ज़बान के बीच में कोई अन्तर नही है, तभी वह 
बात होगी । जब तक ऐसा नही होगा, तब तक वहा से फौज्ञ को निकालना पाप 
है । में पूछता हैँ कि बताइए आपने सिन्धियो को क्यों निकाला ? पजाबव के 
बारे में तो में मान लेता हूँ कि आप कहेगे कि पजाबी हिन्दू मुसलमान एक 
दूसरे की अदला बदली और मार-पीट करते हुए भागने लगे । लेकिन सिन्धियो 
को आपने क्यो निकाला ? इसका जवाब मुझको दीजिए । है कोई जवाब आपके 
पास ? अब हम किससे कहे कि हमें आपस में ऐसा करार करना है कि कभी 
लडाई न करनी पडे । एक तरफ तो आपका कहना है कि हिन्दोस्तान में रहने- 
वाले तीन करोड मुसलमानों की जवाबदारी हमारे सिर पर है । दूसरी तरफ 
कहना है कि हमारा एक ही दुश्मन है । तो हम कहते हे कि हम तुम्हारी बात 
मानते है । ठीक है । तुम्हारी बात मानकर हमें सावधान रहना चाहिए। लेकिन 
इस पर भी हम यह कमी नही कहेंगे कि तुम हमारे दुश्मन हो। क्योकि हम 
समभते हे कि तुम दुश्मन रहता चाहो तो भी नहीं रह सकोगे, दुनिया की 
ऐसी हालत हो गई हूँ । इधर रहनेवाले करोडो मुसलमान एक-न-एक दिन 
इस वात को समझ जाएँगे कि यह गलती हुई है । भले ही टुकडा हो और 
अपनी-अपनी ताकत से चाहे जैसा कार्य चलाएँ। लेकिन अपना घर-वार छोड 
कर अपना वतन, अपनी मज़िल छोड कर भागना-मगाना किसको पसन्द आएगा ? 
इस समय पर में ज्यादा खोलकर नही कहना चाहता। क्योकि में नही चाहता 
कि कौमो का ज्ञहर और आगे वढे | में यह कहना चाहता हूँ कि हमारे और 


हैदराबाद श्श्३ 


पाकिस्तान के बीच में कभी लडाई न हो। लडाई की ख्वाहिश रखनेवाले लोग 
तो पागल होते है । हम इस तरह की कोई खझुवाहिश नही रखते । हम दिल से 
चाहते हूँ कि लडाई न हो। यह तो सौदागरी कर लीजिए कि सिन्धी अपने घर 
लौट जाएँ और जो मुसलमान इधर से वहाँ गए हे, अगर वे छौट कर आना 
चाहे, तो उसकी आज्ञा हम दे देगे । इसी प्रकार का प्रवन्ध हमने वगाल में भी 
किया । इस वारे में काफी कोशिश की । इसे आगे बढाना हो, तो रास्ता यह 
हँ कि हिन्दू और मुसलमान मोहब्वत से रह सके | उसके लिए हमे हिन्दुस्तान 
ओर पाकिस्तान में सामान पैदा करना पडेगा । यदि आप यह कहते रहेगे कि 
दुनिया मे हमारा एक ही दुश्मन है, और वह हिन्दुस्तान है, तब तो आप' ही 
दुश्मनी का ऐलान करते हे । में यह वात हैदराबाद के सब हिन्दू-मुसलमानों को 
समभाना चाहता हूँ; 

हिन्दुओ से भी में कहना चाहता हूँ कि पीछे जो कुछ हुआ, उसे भूल जाना 
चाहिए | जव एक दफा हम से ज्यादती हो गई तो मर्दों का काम हूँ कि उस 
चीज पर पर्दा डाल दें। अपने दिल में कभी वर नही रखना चाहिए । वर रखता 
नामर्दों का काम हैँ । एक आदमी बुरा है, इसलिए उसके ऊपर थप्पड हूगाना 
बेवकूफो का काम है । उसका हाथ पकड कर उसे मुहब्बत से उठाना चाहिए । 
क्योकि वह हमारा भाई है । और मुसलमान कहा के हुए ? इतने मुसलमान 
कहाँ से आए ? वे परदेश से आए थे कया ? वे हमारी वेवकूफी ही तो से 
मुसलमान हुए थे। तो इस बारे में हमारा दोप तो हैँ ही। वे मुसलमान 
इसलिए हुए कि हमने उनसे इस प्रकार का वर्ताव किया। आज भी 
क्या हम इस बात को समझे हे ? आज भी क्‍या हमारे में से अस्पृष्यता 
गई हूँ ? 

गान्धी जी पुकार-पुकारकर कहते थे कि यदि सच्चा स्वराज्य आप लोगो 
को चाहिए, तो अस्पृश्यता को मिटा दीजिए । पहले हिन्दू और मुसलमानों 
को एक कर दो | अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करनी हो, तो हम अपना कपडा आप 
बनाएँ । पहनने का जो कपडा हमारे गाँव में बने वही हम पहने । गाव में वया 
बनाएँ वेचारे ? गाँव में तो मिल का भी कपडा नही मिलता, घर का वया 
बनाएँ ”? और कहते हे कि हमारे मुल्क से एक भाषा होनी चाहिए। अग्रेजी- 
व्ेजी छोड देनी चाहिए | राष्ट्रभापा एक होनी चाहिए । इन चार इमारतों 
पर हिन्दुस्तान का स्व॒राज्य बनाने की गान्वी जी ने कोशिश की और वह कोशिश 


रेछ9 भारत की एकता का निर्माण 


उन्होने मरते दम तक नही छोडी थी। में उनका साक्षी हूँ । मरने से सिर्फ पाँच 
मिनट पहले एक घटे तक मेरी उनसे वात-चीत हुई और में जब चला गया तो 
तुरत्त एक आदमी आया और उसने बताया कि एक पागल आदमी ने फार्शरिंग 
किया और बापू तो मर गए। यह वहुत बरी बात हुई । लेकिन मेरी तव जो 
एक घटे तक बातचीत हुई थी, वह तो मेरे दिल में भरी है कि वह क्‍या चाहते 
थे। हिन्दुस्तान का दुकडा होना उन्हे पसन्द नही था। लेकिन इस तरह से 
वह दुकडा नही कराना चाहते थे और अब कराची जाना चाहते थे। वहा जाकर 
बह मुसलमानो को दिल से समभाना चाहते थे कि हिन्दुओ को ठीक रकक्‍्खो। 
इधर यही बात वह हिन्दुओ को समभाते थे, विहार में जाकर और जगह पर 
जाकर, दिल्‍ली में जाकर, रात-दिन कोशिश करके भी वह सफल नही हुए । 
लेकिन आखिर जब तक यह चीज नहीं होगी, तव तक हिन्दुस्तान में शान्ति 
होना असम्भव हूँ, यह आप मान लीजिए । आप कहते है कि फैसला कर लीजिए । 
हमारी करोडो रुपये की रकम वे दवा कर बैठे हे। उसका फैसला कर लीजिए । 
अब यह काश्मीर का मामला है, उसका फंसला कर लीजिए । आप कहते है 
कि हम काश्मीर को नही छोडेंगे, हिन्दुस्तान कहता है कि हम नही छोडेगे । तो 
इसका फंसला कौन करेगा ? 

हिन्दुस्तान के मुसलमानों से में पूछता हूँ कि आप की क्या राय है ? 
जव तक आप अपना दिल नही बदलोगे, तब तक मोहब्बत कंसे होगी ” तो आप 
लोगो को भी पाकिस्तानियो से कहना चाहिए कि इस तरह से लडने से फायदा 
क्या ? दोछढाई साल तो हो गए । शेख अब्दुल्ला को समभागो, काश्मीर के 
मुसलमानों को समझकाओ । यदि वे पाकिस्तान में जाना चाहते है तो हम 
जबरदस्ती थोडे ही रखनेवाले हें। लेकिन वे चाहते है कि हमे इधर ही रहना 
है, क्योकि हमारा तो सेक्यूलर ( घर्म॑ निरपेक्ष ) स्टेट है। और हमने काश्मीर 
के चन्द मुप़छूमानो के लिए ही इसे सेक्यूलर स्टेट थोडे ही वनाया है। तीन करोड 
मुसलमान पहले से ही हमारे यहां पडे हे। जितने आप के यहा मुसलमान हें, 
करीव उतने ही हमारे यहा भी हैं । उनका बोझ हम किस तरह से उठाएँगे, 
अगर रात-दिन लडते रहेगे | तो इधर के मुसलमानों को समझना चाहिए कि 
उनका सभी कुछ यहा ही है, यही घर है, यही रिब्तेदारी है, यही मुहब्बत 
है । उनको कहना चाहिए कि भई ऋगडा छोडो, उससे कोई फायदा नही होने 
वाला है। हम पहले समझते थे कि वहुत फायदा होगा । लेकिन अब हमने समझ 


हेदरावाद श्ट्टप 


लिया हैं कि जो कूछ हुआ, सो हुआ । तुम अपना काम चलाओ, हम अपना 
चलाएँ। एक दूसरे का साथ दो | एक दूसरे का पैर खीचने की आदत छोड़ 
दो । तब तो हमारी आपस की मुहब्बत हो सकती है । 

यो कगडा एक नही है, अनेक भगडे है। हमारी सब नदियाँ पडी हे। पाकि- 
स्तान में उन का पानी जाता है । नदियों का मूल हमारे यहाँ है । वे कहते हे 
कि इसका फैसछा करो। ठीक हैं, फैसला करो। सिन्ध में और पजाव में नदियों 
की कमी नही है। दोनो मुल्को के लिए काफी पानी है। बैठ कर फैसला करो। 
लेकिन फैसले की मशा किए विना सिर्फ यही मशा करना कि किसी-न किसी 
तरह हमें जी भर कर पानी मिल जाय, यह कँसे हो सकता है ? जिन आद- 
मियो को हमने निकाल दिया, जिनके पास पजाव की सिंचाई थी, उतस्को मुल्क 
में से निकाल दिया, सिक्‍खो को निकाल दिया, हिन्दुओं को निकाल दिया। अब 
यह कहना कि पानी भी हमारा ही है, जमीन भी हमारी ही हैं गौर जो लोग 
गए, उनका सव बोभ तुम्ही उठाओ । यह चीज होनेवाली नही है । वह इन्साफ 
से होगा । अगर ये सव चीज़ें करनी हो, तो हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं 
होगी । लेकिन जब हमको विज्वास होगा कि ये बाते सही हे और वे सचमुच 
चाहते है । ऐसा हुआ, तो हम जरूर करेगे । 

हमने अभी दिल्‍ली का ऐग्रीमेंट किया । दिल्‍ली में बैठकर प्राइम मिनिस्टर 
से साफ साफ वात करके बगाल के वारे में एग्रीमेट किया । अब यह किस 
त्तरह से वह चलता है ? कितने हिन्दू कहाँ रहते है, कितने बहाँ से भागते हे ? 
कितने मुसलमान इधर से जाते है कितने वहाँ से भागते है ” यह सव कछ देखने 
की वाते है । क्योकि हमारा खयाल है कि ऐग्रीमेंट का केस तो एक ही है । यह 
जो करार किया गया हैँ, वह सही तरह से अमल में आता हैँ कि नहीं। उसका 
उद्देश्य एक ही है कि जो हिन्दू वहा से इधर जा गए हे, वे वापस चले जाएँ । 
जो मुसलमान भाग कर उधर गए हैं, वे लौट आएं । यह बाते दोनो वगालो 
में हो जाएँ, तो समझ लीजिए कि हमारा एग्रीमेट सच्चा है । ऐसा न हुआ तो 
हम जवान से कितनी भी बाते करते रहे, कहते रहे कि ठीक हो रहा है, ठीक 
हो रहा है, उससे कुछ भी काम नहीं होगा । हमारी ख्वाहिश हुँ कि ठीक काम 
होना चाहिए । बहुत लोग कहते थे कि हम लोग वहाँ नासिक कांग्रेस में बखेडा 
करेंगे, वहाँ फंगडा होगा, हिन्दू-मुसलमान के सवाल पर कगडा होगा। आपने 
देखा कि हमारी कार्ग्रंस के प्रधान ने कलकत्ता मे जाकर स्पीच दी कि पाकिस्तान 


१४ भारत की एकता का निर्माफ 


में कुछ भी हो, लेकिन हमारा धर्म है कि हम मुसछमानों को उनका पूरा हक- 
दें जौर उनका पूरा राशन दें । 
यह बखेडा अगर एक जगह पर होता है, तो उसका असर कितनी ही 

जगहो पर होता हैं। इस तरह जो एक्शन और रिऐक्शन (क्रिया और प्रतिक्रिया ) 
होता है, उप्तके रोकने की कोशिश में ही हमको बहुत मुसीबत बढ गई है। उन 
पर भी यही मुसीबत होगी । में नहीं कहता हूँ कि उनपर नही होगी । लेकिन 
उन्होंने अपना काम इस तरह से कर लिया कि उत्तर पाकिस्तान में दूसरी 
कम्यूनिटी ही नहीं रही । लेकिव इस तरह से तो मृहव्बत की बात नही हो 
सकती । मेरी राय तो यह है, और में मानता हूँ कि आखिर में सब की यही 
राय होनेवाली है कि जो हिन्दू अपनी-अपनी जगह पर फिर से लौट आना चाहे, 
उन्हे लौट आने दें। उनकी मिलकीयत उनको वापस कर दी जाए। इसी प्रकार 
जो मुसलमान इधर से गए, वे अपनी जगह पर लौट आएँ। चाहे लायकअली 
भी लौट आता चाहे, तो में उसको हज़म करूँगा, वह आ जाए । क्योकि इधर 
तो हमारी किसी के साथ मित्रता या दुश्मनी नही है । पहले वह समझा होगा 
कि उसी प्रकार हैदराबाद का कल्याण है । अब इसका अनुभव उसने कर लिया 
हूँ कि हैदराबाद के मुसलमानों को उससे कितना फायदा मिला और उनका 
क्या हाल हुआ । जिन लोगो को पाकिस्तान में रहना है वे खुशी से वही 
रहे | लेकिन जो जाना चाहे, उसके आने-जाने के लिए दोनो ओर से रास्ता खुला 
रखना चाहिए और इस बात की व्यवस्था दोनो तरफ से होनी चाहिए | तब तो 
यह काम हो सकता हूँ । नहीं तो फिर अलग-अलग दो मुल्क तो हे ही। चाहे 
मुहब्बत करने के लिए तैयार न हो, तो भी यह वात तो नहीं करनी 
चाहिए कि वह हमारा पडोसी हमारा दुश्मन है । 


में हैदराबाद के मुसलमानों से यह कहना चाहता हूँ कि हमे हैदरावाद की 
सल्तनत का सैन्सस (जन गणना ) लेना होगा । उससे आपको माहूम हो जायगा कि 
हेंदरावाद में मुसलमानों की आवादी पिछले सैन्सस की अपेक्षा कितनी है । हमने 
कितने मुसलमानों को इधर से निकाला ?ऐसी सिच्यूएशन (स्थिति) पैदा हुई, 
जिसमें कितनो को भागना पडा ? इधर कोई ऐसी परिस्थिति पैदा करने की हमारी 
ख्वाहिश नही है कि इधर से लोगो को भागना पडे | और न यह हमारा घर्म 
है । हमारा धर्म ऊँचा है । जो मुसलमान इधर हैं, उनका हमें पूरा विश्वास करना 
चाहिए। यहाँ के मुसलमानों को भी समझना चाहिए कि हम हिन्दुस्तान के सिटि- 


हैदराबाद २९७ 


जन ( नागरिक) हे । यहाँ शहरियो का जो हक हैं, उतना ही हमारा हक रहेगा । 
अगर हम ऐसे हालात न वना सकें, तो हम राज्य करने के छायक नही है । 

हँदरावाद मे जो लोग राज्य अपने हाथ में लेने की ख्वाहिश करते हे, उनको 
में सावधान करना चाहता हूँ कि उन्हे ये सब बातें करने के लिए तैयार रहना 
पडेगा। हेँदराबाद में से हमें अस्पृश्यता को निकालना है हेदरावाद में हमे हिन्दू 
मुसलमान की एकता बनानी है और हँदरावाद मे हमे देहातियो की तरफ नजर 
करनी हैँ और उनको उठाना है। हैदरावाद मे हमें राप्ट्रभापा का प्रचार करना 
हैँ । साय ही यहा हमें सारे हेदरावाद को एक इकाई वनाना हूँ । चाहे कोई 
हो, चाहे आन्छा हो, चाहे करनाटक का हो मौर चाहे कोई और हो, हमें सब 
का एक ही ग्रूप बनाना है । जिन लोगो की ख्वाहिश जल्दी-से-जल्दी राज्य अपने 
हाथ मे लेने की है, उन्हे इन कठिन सवालो की ओर तो ध्यान देना ही पडेगा । 
तो जैसा कि मेने कहा, इन्ही चार वातो पर हमारे राज्य की इमारत बननेवाली 
है। अगर इन्हे हम ठीक कर लें, तब तो गान्धी जी की ख्वाहिश का राज्य हमको 
मिल सकता है । 


में इधर इसलिए आया हूँ कि इधर के हालत देख लू, और कुछ बापको 
वताऊँ कि हमारी क्‍या रुवाहिश है । आपके दिल में कुछ अविश्वास हो, तो 
वह भी म॑ निकालना चाहता हूँ । कौम-कौम में अभी त्तक कुछ अन्देशा हो, तो 
उसे भी में दूर करना चाहता हू । कुछ छोगो के दिल में यह वहम है कि जिन्‍्होने 
पहले कुछ गलतियाँ की है, उनके ऊपर हम कुछ वैर भाव रखते हे। वह चीज 
आपके दिल से में हटाना चाहता हूँ । हमें किसी भी हेदरावादी के ऊपर वैर भाव 
नही रखना है। दयाभाव पूरा रह सकता हैँ, क्योकि घर्मं का मूल तो दया है। 
परन्तु जो लोग ऐसे हें कि उनके दिल में गुमान हैँ कि उन्हे शहीद वनना हैं, 
उनको हम कंसे रोकेंगे ” जो खुदा के दरवार में शहीद बनकर जाना चाहते 
हैं, उनके काम में हम रुकावट डाले, ऐसे पापी हम क्यों बने ? जाने दो उसको, 
जाए वह, यही हमारी ख्वाहिश है । आप यह समझा लीजिए कि कोई काम 
कानून से चलता हो, तो उसे कानून से चलने दो । कानून के मुआाफिक काम 
करने में थोडा खर्चा तो होगा, लेकिन वह लाचारी हैं । 

कई मुख्य-मुख्य जवाबदार यहाँ से भाग गए है, परन्तु कम रुतवेवाले 
लोग तो यहाँ ही हं । इस वारे मे क्या करना है, यह तो गवर्नमेट आफ इंडिया 
के सोचने की वात है । में कुछ जवाबदारियाँ ले सकता हूँ । सोचेगे हम । छेकिन 


श्श््द भारत की एकता का निर्माण 


उस सब के लिए हमे आप लोगो की मदद चाहिए। यदि आप लोग ऐसी 
आबोहवा इधर पैदा करेंगे तो मेरा काम सरल हो जायगा। तब आप देखेंगे कि 
में इस तरह से चलनेवाला आदंमी नही हूँ कि किसी के ऊपर द्वेष-भाव से कोई 
काम करूँ। यह होता तो में जिस जगह पर बैठा हूँ, उस जगह पर बैठने के 
लायक नही होता । यह वात तो आप समझ गए होगे । 
एक ओर बात में आपको कहना चाहता हूँ । वह यह कि हमारे देश में 
बहुत सालो से गुलामी आई ओऔौर जिस तरह से हुकूमत चलाई गई, ( में अकेले 
हँदराबाद की हुकूमत की वात नही कह रहा हैँ। क्योकि हेदरावाद की हुकूमत 
भी तो हिन्दोस्तान की बडी सलतनत की छाया में चलती थी) उसने हिन्दुस्तान 
को बेकार बना दिया, हिन्दुस्तान के लोग आलूसी बन गए, लोग बेकार हो गए, 
क्योकि कोई काम करने को रहा ही नहीं। तो करोडो लोग बेकार हो गए । 
परन्तु अब हमारा अपना राज हो गया हैँ । आज हमारे करोडो बेकार लोग कुछ- 
न-कुछ घन पैदा करने में लूग जाएँ और वे ज्यादा घन पैदा करन लगें, तो 
उसी से हिन्दुस्तान का कल्याण है । इसके विना हमारा काम नही चलेगा। हमें 
यह बाँध लेना चाहिए कि बरसो की गुलामी से हमारा देश कगार हो गया है 
ओर जब तक हम सव मिलकर काम नही करेंगे, इस कगाली से हमारा छुट- 
कारा होनेवाला नही है । मुल्क में जो थोडा-सा घन है, वह बराबर बराबर 
वाँट देने से भी काम नही चलनेवाला । यह वात हम बाँध ले, क्योकि यहाँ 
करोडो बेकार हे ओर भूखे मरते हे। 
हमे यहाँ एक और बात की भी फिक्र है, जिस वात ने हैदराबाद को सारी 

दुनिया में मशहूर कर दिया है ।वह यहा का नवगज एरिया है, जिसमें 
कम्यूनिस्ट लोग कोई-कोई काम करते हैं। वहा जो लोग सब फिसाद कर रहे हे, 

वह सव तो कम्यूनिस्ट नही हे, गुडे मी हे, क्योकि उनको लूटपाट का मौका 

मिल गया है । लेकिन उनको जोडनेवाले हे कम्युनिस्ट लोग । यदि उनके 

दिल में यह हो कि हिन्दुस्तान में चीन की तरह साम्यवादी पथ बने, तो वे छोग 

पागल लोग हूँ । भे कहना चाहता हूँ जिस प्रकार ये लोग कर रहे है, उस प्रकार 

तो चाईना वालो ने भी नही किया। में नही समभता हूँ कि दुनिया में कोई भी 

कम्युनिस्ट वैसा पागलपन करेगा, जैसा कि हिन्दुस्तान में किया जा रहा है । हमारे 

जो वेचारे गरीब देहात में है, उनको गोली से मारना, कुल्हाडी से मारना, 

टुकड़ा करना, औरतो को भी नही छोडना, उनको भी मारना, यह सब क्‍या 


हेदरावाद २४६ 


है ”? अपने ही आदमियों को मारनेवालो को कम्यूनिस्ट कहा जाय ? वें 
कम्युनिस्टो का नाम बदनाम करते है । 

मेन पिछली दफा सी कहा था, और इधर आज फिर भी कहता हूँ कि जो 
कम्युनिस्ट लोग खरामस्ती कर रहे हे, गरीवो को मारते हैँ और भूछा दावा 
करते है कि हम गरीबो को कुछ दिलाते है, में उत लोगो की जड को निकालने 
वाला हू । इसके लिए जितनी मेरी कोशिश होगी, करूँगा । दुनिया में ऐसा पाप 
मेने किसी जगह पर नही देखा है, न सोवियत यूनियन से देखा, व इधर किसी 
जगह । इधर लोग जो काम कर रहे है, यह वहुत ही वुरा हैं। लेकिन मुझे 
अफसोस होता है कि इन छोगो को इतने आर्मंस ऐम्युनीशन ( हथियार ) कहाँ 
से मिलते हें। और वह उनके जोडने वाले जो छोग हे, उनका ब्रेन ( दिमाग) 
कहाँ रहता है । भाप मालूम कीजिए कि वे कहाँ रहते है ” क्‍या वे हैदराबाद 
से बाहर रहते है ” क्या नलगडा में रहते है ? नही, वे वहा के रहनेवाले नही 
है। नही तो थे सब पुलिस की, मिलिद्री की भपट में आ जाते । तो वे इधर 
हैदरावाद में पडे हे या सिकन्दरावाद मे पडे हे या किसी और सही सलामत 
जगह पर पडे हूँ । वे किस के घर मे खाते हे, कहाँ रहते हे, उनको दवा-दारू 
कहाँ से मिलती है ? जब आपके हाथ में यह राजसत्ता आएगी, तब व्या हाल 
होगा, यह सोचिए । मेने आज दूसरा एक आदमी हैदराबाद का प्रधान मत्री का 
काम करने के लिए दिया। इसी प्रकार नाढंगडा एरिए के लिए हम अपनी' 
सर्विस का एक खास आदमी पसन्द करते है । बहुत मुश्किल से हम ऐसे आदमियो 
को भेज सकते है, क्योकि हमारे पास पूरे आदमी नही है। आप सही सलामत 
अपनी गाडी खुद चला सके, इस भ्रकार हमें आपको तैयार करना हैं । 

आप लोग मुल्की-नामुल्की की वात करते हे और कहते हैं मुल्की लोग 
सर्विस में रहने चाहिए। तो में कवूल करता हूँ, होने चाहिए और साथ-ही-साथ 
में यह भी कहना चाहता हूँ यदि आप हिन्दुस्तानी बनना चाहे, तो आपको 
सार हिन्दोस्तान को अपना मुल्क सममकना होगा और तब हिन्दोस्तान भर के 
आदमी मुल्की होगे, गरमुल्की नही । तो बाहर से छाने की जरूरत होती है 
तो उन्हे छाया जाता है । ज्यादा आदमी तो हम लाएगे ही नही, लेकिन हमें 
हिन्दोस्तान भर को एक बनाना है । जिस हिन्दोस्तानी की जहाँ जरूरत हो, 
उसे वहां जाना चाहिए । सारे मुल्क मे वह मुल्की है। हँदरावादियों की भी जहा 
ताकत होगी, जहाँ उनकी योग्यता होगी, हिन्दोस्तान भर में किसी भी जगह 


रै४० भारत की एकता का निर्माण 


चले जा सकेंगे । क्योकि सारा हिन्दुस्तान खुला पडा हूँ। हिन्दोस्तान के हर प्रान्त 
में और हर मैदान में आप जा सकते हैं। पहले आप अपना काम सँमालना चाहे 
तो भौर बात है । 

एक बात यह भी रुयाल करने की है कि आपकी आमदनी का पाँच से 
छ करोड रुपया पुलिस के ऊपर खर्च होता है । यह खर्चा बहुत है । हमारे पास 
तुग॒भद्रा के प्रोजेक्ट हे, गोदावरी के प्रोजेक्ट है, और प्रोजेक्ट भी हे । अगर 
जल्दी से उन पर अमल हो सके, तो अनाज का कोई टोटा नही रहे। तब आप 
हिन्दुस्तान भर को रूई दे सकते हे, अनाज दे सकते हूँ | तो अब हमें इतना 
खर्चा क्यो करना पडता हैं ? यदि हमारी काग्रेस ताकतवर हो, या हँदराबादी 
लोग समभदार हो, तो ये गुनाह यहा क्यो होते ” अगर जाप यह समभते हो 
कि हमारी जवाबदारी नही है, सिर्फ पुलिस की है, तो आप गलती पर है। एक 
तरफ तो अब पुलिस की जितनी ज़िम्मेवारी है, यहा की पुलिस उसे निभा नही 
सकेगी | तो बाहर से में पुलिस लाऊँगा। मद्रास से, मैसूर से, यू० पी० 
से या सी० पी० से लाऊं ? इतनी पुलिस मु वाहर से लछानी पडी हूँ । बाहर 
से जो लोग आए, उनमें सब लोग देवता नही है, यह तो में भी जानता हूँ । 
फिर भी बाहर वाले अफसर आप को तग करने या बेइज्जत करने नहीं 
आए है। आप अपने काम के लिए जल्दी तैयार हो जाइए । लेकिन यह सारा 
डाचा ही बिगड जाए, ऐसा काम नही करना चाहिए । 

वहा रायपुर में गोली चलानी पडी। बाहर अखबारो में छपा कि वहा 
फूड राएट ( रोटी का दगा ) हुआ। यह फूड राएट नही था, भूखमरो का 
राएट नही था। रायपुर के गोदामों में तो दो महीने की खुराक पडी है । लेकिन 
लोगो की यह गलती हमें मससूस करनी पडेगी, कबूल करनी पडेगी। हम जो 
दूकान से माल लाने के लिए राशन कार्ड देते है, वह एक आदमी को एक ही 
कार्ड दिया जाता है । रायपुर में लोगो ने बहुत गडवडी की | जिसके घर में चार 
आदमी थे, और वह भमूठमूठ चौदह आदमी का कार्ड ले गया। तो और छोग 
भूखे मरेगे ओर इधर अधिक खर्च से उतना करजा हमारे ऊपर हो जाएगा । 
ओऔरो के हिस्से का अनाज हमें वहा देना पडेगा । तो रायपुर में यह हुआ कि 
अनाज के कोटे के बहुत से गलत कार्ड वनवा लिए गए | उनको ठीक करने में कोई 
गलती भी शायद हुई हो । लेकिन गलती हुई तो आप लोगो को अपनी सरकार के 
मेम्वरो के पास जाना चाहिए था। लेकिन वहा दुकानें वन्‍्द करना, हल्ला करना, 


हैदराबाद 544 


डुकानो को लूटन की कोशिश या गवनेमेंट का गलला लूटने की कोशिश करना 
और पुलिस के ऊपर पत्थर चलाना, यह कोई स्व॒राज्य चलाने का तरीका नही 
है | इससे तो है दराबाद बदनाम होगा । अब आप की जो बदंतामी आएगी, वह 
हमारे ऊपर पडेगी । आप कह सकते हूं कि हिन्दुस्तान की गवर्नमेंट की तरफ 
से यहा राशन चलता है, उसमें चाहे विगाड पडे, हमारा क्‍या हूँ ? लेकिन 
थोडे दिन के वाद आपको अपना काम अपने हाथ में छेना हैं, फिर आप का 
क्‍या होगा ? उघर मध्यभारत में ज़रा सी ज्यादती से इतना विगराड और 
इतना हल्ला हुआ । सरकार के विरुद्ध जितने ग्रुप थे, वे सब आपस में मिल 
गए और सब ने मिलकर ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी कि गोली चलानी पड़ी 
ओर कितने ही विद्यार्थी घायल हुए तथा पाच सात मर गए। इससे वहा मुल्की 
मिनिस्ट्री की हालत ऐसी हो गई कि आज वहा मुल्की गवर्नमेट ही नही है। इस 
तरह के हालत आपके यहा भी हुए, तो भाप को बहुत मुशकिल पडेगी। में 
आप लोगो को सावधान करने के लिए आया हूँ कि आप को राजसत्ता तो मिलने 
वाली ही है, वह आपका ही हक है, आपका ही अधिकार हैँ और आपके लिए 
ही हमने यह सब किया है । लेकिन इसके लिए आपको तैयार होना है । में 
आपको सावधान करने के लिए आया हूँ कि उसके लिए आप अपना सगठन 
डीक कर लो, अपना दिल खुला रखो, अपना दरवाज़ा खुला रखो । काग्रेस से 
"भी मे कहता हूँ कि काग्रेस का दरवाजा वन्द नहीं करना चाहिए । उसमे अच्छे 
आदेमियो के लिए जगह होनी चाहिए । और जो आदमी अच्छे हे, समझदार 
है, उतको भी समझना चाहिए कि हमे राजतन्त्र मे हिस्सा लेना हैँ। उसके 
लिए यह जो सगठन हूँ, उसके वन्धन नियम हैँ, उसमें हमें पड जाना चाहिए । 
यही सब चीज़ें आप को समभाने के लिए में आया हूँ । 

आप जानते हे, मेरी शारीरिक ताकत बहुत कम हो गई हूँ । में सव को 
पल नहीं सका । मुझको बहुत-से छोग मिलना चाहते थे । किसी-किसी 
'को नाराज़ भी करना पडा । लेकिन में छाचार हूँ और आप लोगो से क्षमा 
चाहता हूँ कि में सवको नहीं मिल सका। इसको माफ कीजिए । लेकिन मुझे 
जो कुछ कहना था, वह सव मेने इधर बैठकर कह दिया हू । उसके ऊपर आप 
सोचिए। मेंतो देहात में भी जाना चाहता था और में नलगुडा भी जाना चाहता 
था । छेकिन मुझमे इतनी ताकत नही है । इसलिए मे छाचार हूँ । छेकिन 
इधर बैठे वैठे मेने जितनी बातें की हे, उनके ऊपर आपको सोचना हैँ । जितना 


रे५२ भारत की एकता का निर्माण 


जल्दी सोचकर आप उनके ऊपर अमल करेंगे और यह सममेंगे कि यह आदमी 
जो कुछ कहता है, हमारे फायदे के लिए कहता है । वही हैदराबाद के फायदे 
की बात है और उसी में हैदराबाद का कल्याण है, उसीसे आपका और हिन्दु- 
स्‍्तान का भी कल्याण होनेवाला है । यह बात आप समभेगे तो उससे आपकी 
भी इज्जत बढेगी, हिन्दुस्तान की भी इज्जत बढेगी । ईश्वर आप सव का कल्याण 
करे, यही मेरी ख्वाहिश है । 


